विक्रमादित्य 


| संवत्‌-प्रवर्तक | 


डॉ. राजबली पाण्डेय 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग 
और प्राचार्य, भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


सं. २०१६ « ई. 960 


चौखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी- 


आमुख 


प्रस्तुत गन्‍थ का बूल एक विचारयोष्ठी में निहित है। अखिल 
भारतीय ग्राच्य विद्या-यरिषद्‌ ( आल-इण्डिया ओरियण्टल कॉन्फ्रेन्स ) का 
तेरहवाँ अधिवेशन ( 2६४४ ३० ) वाराणसी में हुआ था | इस वर्ष विक्षम- 
संवत्‌ की दो सहस्राब्दियों पूरी हो रहीं थीं। कॉन्फेन्स! के तत्तावधान में 
उक्त गीष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसका विपय था “क्किमादित्य की 
. ऐतिहापिकता ।” लेखक ने भी गोष्ठी में भाय लिया था। उसका यह गत 
था कि ईंसा-पूर्वे प्रथम शी में विक्रमादित्य हुये थे, जिन्होंने, पीछे अपने 
नाम से प्रसिद्ध, विक्रम-संवत्‌ का अवर्तत किया; उनके अस्तित्व को 
अस्वीकार करने अथवा विक्रमादित्य/ विरुदधारी किसी परवर्ती नृषति से 
उनकी अभिन्रता पिद्ध करने से किथ्वित्‌ भी ओतित्य नहीं है । योशष्ठी के 
विचार-विमर्श से उत्साहित होकर लेखक ने विकमादित्य की जटिल एवं यूढ 
समस्या-विषयक अपना अनुसंघान जारी रखा | उसी वर्ष लेखक का अंग्रेजी 
में लिखा हुआ “किक्रयादित्य के व्यक्तित्त ऑर शासन-सम्बन्धी ऐतिहासिक 
तथ्य” नामक निबन्ध भारतवर्ष के यूद्धन्य इतिहासकारों के निर्णय 
पर, जन्मभूमि', वम्बई द्वारा आयोजित प्रथम अखिल भारतीय विक्रम 
पुरस्कार! से पुरस्क्त हुआ। तभी से विक्रमादित्य की समस्या लेखक के 
मस्तिष्क सें घूमती रही | छु-सात वर्षों के सतत अध्यवसाय एवं चिंतन के 
परिणामस्वरूप विक्रमादित्व आफ उजयिेनी / फाउग्डर आए दि विक्रम 
एरा! ( उजयिनी के विक्रमादित्य ; संवत्‌-प्रव्तेक ) नामक ग्रन्थ अंग्रेजी में 
2६५९ ई० में अकाशित हुआ | उसी का हिन्दी रूपान्तर इस समय गस्तुत 
हो रहा है। 

विक्रमादित्य भारतवर्ष के अतीत के सर्वाधिक अधिद्व और लोकग्रिय 
पुरुष हैं | भारतवर्ष के महाकाव्यों में रामायण और महाभारत के महान्‌ 
नायकों-राम और कृष्णु-के अतिरिक्त कोई भी दूसरा व्यक्ति विक्रमादित्य 
के समान जन-साधारण में समाहत और स्पृत नहीं है । विदेशी आक्रमण 
के विरोध में उनके द्वारा देश की स्वाधीनता की रक्षा, उनकी सेनिक एवं 
राजनीतिक उपलब्धियाँ, उनका आदश शासन, उनका अनुपम न्याय- 
विवेक तथा साहित्य एवं कला के ग्रश्रय में उनकी उदार-हृदयता ने 


( २ ) 
उनके नाम की अमर बनाकर केश के जन-मानस में प्रतिष्ठापित कर 


दिया है | 

विश के अन्य महान्‌ पुरुषों की भाँति विक्रमादित्य का इतिहास भी 
अपनी महत्ता एवं लोकग्रियता से ही बाधित हुआ है। उनकी उपलब्धियाँ 
सामान्य मानवीय बुद्धि का अतिकमरण कर गर्यी हैं, जिसके कारण लोगों ने 
उनकी देवोपम पूजा प्रारम्भ कर दी। वीर-यूजा के भाव ने विक्रमादित्य के 
प्रशंसकों को उनके यथार्थ वत्त के ग्रति भी उदासीन एवं अनभिज्न बना 
दिया | यद्यपि उनके विषय में विशुद्ध ऐतिहासिक सामग्री का अभाव नहीं, 
किन्तु शतादियों के अवाह में उनके अनुपम व्यक्तित्व के चारों ओर अनेकों 
दन्‍्त-कथायें-कुछ सत्य, कुछ गढ़ी हुईं, कुछ काल्यनिक, कुछ विचित्र ओर 
कुछ असंभव भी-अ्चलित हो गयी हैं । 

विकमादित्य-विषयक इन उलके हुए कथा-चक्रों ने आधुनिक इतिहास- 
कारों को वो भयभीत कर ही दिया और विकमादित्य के अस्तित्व के विषय 
में मी शंका उत्पन कर दी। उन्होंने सोचा कि विक्रम-संवत्‌ का संस्थापक 
उनज्नयिनी का विक्रमादित्य लोगों का एक अन्ध-विथ्वास है। उन्होंने इन 
कथाओं को विशुद्ध इतिहास का स्रोत मानने से ही इनकार नहीं किया, 
इन कथाओं में दवे हुए ऐतिहासिक तथ्यों की भी अमान्य उहराया। 
बेज्ञानिक इतिहासकारों में परममरा मानित विक्रमादित्य के विरुद्ध एक 
धर्मयुद्ध सा चल पढ़ा और विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के पक्ष में कुछ 
भी कहना इतिहास-विज्ञान के विरुद्ध एक अपराध समझा जाने लगा। 
परम्परा के ्रभाव ने तो भी ग्रकारान्तर से विक्रमादित्य के अस्तित्व की मानने 
के लिए उन्हें विवश किया, यद्यपि वे उनकी अमिन्रता भारतवर्ष के परवर्ती 
इतिहासविदित विक्रमादित्यों से करते थे | 


यहाँ यह स्पष्ट रूप से कह देना आवश्यक है कि ऐतिहासिक तथ्यों के 
अनुसन्धान में विक्रमादित्य-सम्बन्धी सभी परम्पराओं और साहित्य को 
विचार के अयोग्य ठहहराकर उनका खण्डन स्वर्य सत्य के ग्रति अन्याय तो 
है ही, इतिहास-कला के प्रति भी अत्याचार है | प्राचीन अतीत में शतिहास 
और कथायें ग्रायः मिलजाती हैं। आज भी व्यक्तियों और धटनाओं के 
सम्बन्ध में दन्‍्तकथाओं एवं पौराणिकता की सत्ता मिटी नहीं है। लोगों की 
कल्मना और भावना उनकी सदेव जीवित रखेगी। ऐसी परिस्थितियों में 
ऐतिहासिक तथ्यों एवं सत्य का एक बहुत बड़ा अंश कथाओं और 


( ॥३ ) 


कहानियों में उलका हुआ अथवा एवं विवेकशील अनुसन्धान की उतीक्ता 
कर' रहा है। केकल इसलिए कि उनके चारों ओर कथायें उड़ खड़ी हुईं 
हैं, विक्रमादित्य की काल्पनिक नहीं माना जा सकता। कोई मी. इतिहास- 
प्रेमी उदयन, भोज, पृथ्वीराज, तथा भारतीय इतिहास के अन्य महापुरुषों 
की ऐतिहासिकता के विषय में इसलिए शंका नहीं करने लगता कि अनेकों 
कथाओं के वे प्रेरक एवं नायक हैं। तब भला विक्रमादित्य को अलग करने 
एवं कतिपय इतिहासकारों की सनक एवं पक्षपात पर उनकी बलि देने में 
क्या ओचित्य है ? विकमादित्य के इतिहास के पुनार्निरमाण के लिए केवल 
बड़े विधेक के साथ सामग्री के चयन, संग्रह, विवेचन और उपयोग की 
आवश्यकता है। यह सत्य है कि विकमादित्य-सम्बन्धी अधिकांश सामग्री 
प्रत्यक्त स्थूल न होकर साहित्यिक एवं परम्परामूलक है। किन्तु अतीत के 
पुनानिमाण्‌ में साहित्य ओर परम्परा का अपना मूल्य और स्थान है। 
इतिहास में परम्परा के महत्त्व के विषय में ओल्डेनवर्ग के निम्नांकित लेख 
का उद्धरण असंगत नहीं होगा / 

“एक मौलिक मूल, जिसने अनेकों विस्तृततम विवेचनों को पथ-श्रष्ट किया 
है “इस बात में निहित है कि वे परम्परा को स्पष्टछप से मुख्यतः आगे 
रखकर और फिर घेज्ञानिक रीति से इस प्रश्न का विवेचन करने के बजाय कि 
क्या कोई गम्भीर आपत्ति इसके विपक्ष में ठहरती है, प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट उपलब्ध 
परम्परा का केवल प्रासंगिक रूप से स्पशमान्न करते हें ! ( इंडियन ऐंटिक्वेरी, 
जिल्द १० प० २१७ )। 

युगों से चली आती हुईं परम्पराओं के व्रिध में जबतक स्थूल ओर 
निर्विवाद तथ्य नहीं ग्राप्त होते तबतक उनका परित्याग तक के पिरुद्ध और 
इतिहास को विकृृत करना है | 

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के विरोध में दो सबल आपत्तियोँ 
प्रस्तुत की गई हैं-(१) उनके अस्तित्व पर प्रकाश डालनेवाली पुरालेख 
एवं मुद्रा-परक ग्रत्यकज्ष सामग्री का अभाव और (२) आरम्भ में विक्रम- 
संवत्‌ के साथ उनके नाम का असम्बन्ध। ग्रथम आपत्ति से यह निष्कर्ष 
निकाला जाता है कि विक्रमादित्य नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। 
नकारात्मक प्रमाण पर श्राधारित यह निष्कर्ष ग्रामाणिक नहीं; क्योंकि 
ग्राचीन भारत के कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने, जिनका अस्तित्व शंका का 
विषय नहीं, प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार के लिए न तो अभिलेख ही छोड़े हें 
ओर न मुद्रार्ें ही। यह केवल भारतीय इतिहास के लिए ही लागू नहीं, 


( ४ ) 


विश्वजडतिहास के लिए भी सत्य है। विखिसार, अजातशत्रु नहापन्र 
चन्द्रगुप्त मोर्य प्रश्रुति भारतीय इतिहास के महान्‌ व्यक्तियों ने भी अपने 
इतिहास के निर्माण के लिए तथाकथित प्रत्यक्ष सामग्री नहीं छे [फिर 
भी उनके अस्तिल के विषय में को शंका नहीं करता। यदि हम इस 
अनुमान की सत्यता को पृर्णरुमेण स्वीकार कर ले तो अशोक-पुर॑ भारत 
का सम्ूर्ण इतिहास ही काल्पनिक ठहरेगा जिससे हमारी स्थिति विचित्र 
होजायगी | यहाँ इस ओर संकेत कर देना उचित होगा कि यद्यपि 
विक्रमादित्य विषयक सुस्पष्ट निजी स्थूल्न प्रमाण अबतक सुलभ नहीं हे, 
तथापि इंसवी पृ० प्रथम शताब्दी के अवन्ति एवं समीप के ज्ेत्रों से 
सम्बन्धित इसप्रकार के स्थूल प्रयाशणों का अभाव नहीं है ओर वें 
विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता सिद्ध करने में हमारा सहायता करते हें | 
जहांतक विक्रम-संवत्‌ की आरसिक शताच्दियों में उसके साथ विक्रमादित्य 
के नाम के असम्बन्ध का अश्न है, पह ध्यान देने योग्य है कि केबल 
विक्रम-संबत के साथ ही ऐसा नहीं हे। शक-संक्‍्त्‌ अपने प्रचलन के 
धू ०० वें वर्ष में जाकर इस नाम से अभिक्िित हुआ, इसके पूर्व केवल “वर्ष” से 
उसका निर्देश होता था। ग्ुप्त-लंबत्‌ का वृत्त भी इससे सिनत्र नहीं है । 
गुप्त-संबत्‌ २९९ तक के पचास निर्देशों में से ( एपी० ३० में भण्डारकर 
की यूची ) उसे दस निर्देश वर्ष” ते निर्दिष्ट करते, सेतीस निर्देश फ्रेवल 
संबत्‌ कहते तथा केक्ल तीन निर्देश गुप्त-काल की संज्ञा देते हैं | कॉन कह 
सकता है कि गुप्त-संवत्‌ की स्थापना किसी गुप्त चप्ति ने नहीं की तथा 
शक-संक्‍त्‌ क्रिस! शक्त (था सातवाहन ) न्पति ने नहीं ग्रचालित 
किया ? विक्रम-संवत्‌-विषयक नकरात्मक प्रमाण भी नहीं सिद्ध कर सकता 
कि इसकी स्थापना विक्रमादित्य द्वारा नहीं हुईं थी । ईसवी सन्‌ के साथ भी 
इसा का नाम ५-६ सो वर्ष के वाद जुटा | 


इस भ्न्य में ज्योतिष, लोक-कथाओं, वाह्मए-साहित्य की परम्पराओं, 
जेनफरपराओं, पुरातत्व, एशिया में जाति-संचरण के इतिहास तथा 
ग्राचीन भारत के शुद्ध साहित्य आदि विभित्र प्रकार के साक्यों के आधार 
पर विक्रमादित्य के इतिहात और समसामयिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन 
के पुनर्निमाण का एक अयास किया गया है | इन साक्यों की विशिसनीयता 
एवं उनके उपयोग की ग्रामाशिकता पर यथास्थान विचार किया गया है | 
यहाँ यह कथनीय हे कि अस्तुत लेखक, कालिदास को विक्रमादित्य का 


( ४ ) 


समकालीन मानता है तथा इंसा प्‌ृ० की प्रथम शताब्दी के समाज एवं 
संस्कृति के चित्रण के लिए उसने कालिदास के ग्रन्थों का उपयोग 
किया है | 


सोट तोर पर सम्पूर्ण! भन्‍थ का विभाजन तीन भागों में किया जा 
सकता है। प्रथम दो अध्यायों में विक्रमादित्य की ऐतिहापिकता की 
सर्विस्तर विवेचना है, क्योंकि विक्रमादित्य के इतिहास का यह पक्त अब भी 
सर्वाधिक विवादग्स्त हे | तीन से आठ तक के एवं चौदहवें अध्यायों में 
न्यूनाधिक रूप से उनके क्यक्तिक और शासकीय इतिहास तथा शेष में 
समकालीन शतिहास का वर्णन है। इसग्रकार प्रस्तुत ग्रंथ ईसा पूर्व की 
प्रथम शताब्दी के इतिहास का, जो भारतीय इतिहास के कतिपय 
सर्वाधिक अन्धकारपूर्ण युगों में से एक रहा है, पर्याप्त रूप से, पुनार्निर्माण 
उपस्थित करता हे | 


लेखक डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के ग्रति अपनी हार्दिक झतजन्नता 
प्रकट करता है, जिन्होंने इस यन्थ के अंग्रेजी संस्करण में विशेष रुचि लेने के 
साथ-साथ उसका प्राक्थन लिखने की भी पा की थी। लेखक उन सभी लोगों 
के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करने में प्रसचतता का अचुभव करता है, जिन्होंने 
विक्रमादित्य की समस्या के समाधान में योगदान दिया है, क्योंकि उनके 
उस्त आरम्भिक कार्य के बिना इस ऐतिहासिक चित्र का पुना्निर्माण सम्भव 
नहीं था | स्व० डा० अनंत सदाशिव अल्तेकर, तथा स्व० ग्रो० एस० वी० 
युन्तास्बेकर से मंत्रणा एवं आलोचना के रूप में मूल्यवतती सहायता भिली 
था; लेखक उनका विशेषरूप से ऋणी हे। डा० स्माशंकर त्रिपार्टी 
यूतपूव आचाये, संद्रल' हिंदू कॉलेज तथा अध्यक्ष, इतिहास विभाग 
काशी विश्वविद्यालय से यथासमय आवश्यक परामर्श मित्रता रहा हे | हिन्दी 
संस्करण का दाद्रण-ग्रति तेयार करने से आपने शिप्य पवं सित्र श्रीचद्धभान 
पाण्डेय, एम० ए०, श्रीमंगलनाथ पिंह, एय० एृ० तथा श्री लक्ष्मीकान्त 
त्रिपाठी एम० ए० से विशेष सहायता सिली। इसके लिये लेखक उनका 
आभारी हैं। श्री चोंखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, ने इस यंथ का प्रकाशन 
बड़ी असचता ओर शीत्रता के साथ किया, एतदर्थ वह उसका झतज्न है | 


काशी विश्वविद्यालय । 


वसन्‍्त पश्चमी, सं० २०१६ घि० राजबली पाण्डेय 


विषय-सूची 
आमुख 


प्रथम अध्याय ; विक्रमादित्य का काल 
(१) संदेहवाद निराधार 
(२) विक्रम संचत्‌ का साक्ष्य 5320 
(अर) आपसियां 
(आ) कृत, मालव तथा विक्रम संवर्तों का ऐक्य 
(६) पूचवर्ती काल में विक्रम नाम के अभाव का कारण '** 


(३) लोकप्रिय कथायें 4:28 पक 
(४) साहिश्यिक परम्परा गे हि 
(क) गाथासप्तशती «० 
(ख) बृहत्कथा हे नमक 
(ग) बहत्कथामंजरी ९३४ 
(घ) कथासरित्सागर *०० कप 
(ड) कुछ अन्य साहित्यिक प्रन्थ न ग् 
(५) पुराणों का साध््य बा जे 
(६) जैनों की सादित्यक अलुश्रुति 
(धर) पश्चावक्ियों का साच्य ०... *** 
(आा) जेन हरिवंश का साक्ष्य *०* न 
(ह) प्रभावक-चरित »०० 


(७) भारतीय पुरातत्त्व का साक्ष्य 

(भर) अभिलेखों का साक्ष्य 

(आ) मुद्रासाक्ष्य ५५० पा 
(८) मालवों के इतिहास का साक्ष्य *९* *** 


(९) शक-प्रसरण का साक्ष्य के न 


(१०) शक इतिहास और जैन साहित्य 
(११) निष्कर्ष कम 


( २ ) 


छठ 

द्वितीय अध्याय ; कुछ प्रचलित मतो की समीक्षा ***.. ४७ 
(१) फर्गुशन का सिद्धान्त 233३ ३४ 

(२) कीलहाने का सिद्धान्त "० से का 

(३) कर्निंघम तथा हफीट का मत हक पन्न.. ४९ 

(४) माशल का सिद्धान्त ** बे... 4 

(५) गोपाल अय्यर का सिद्धान्त ५५० रे 

(६) जायसवाल का सिद्धान्त हक हडड ४ 

(७) भण्डारकर का सिद्धान्त *** का , 
तृतीय अध्याय ; उत्पत्ति तथा माता-पिता *  ' '**. ६८ 
(१) गद॑मिल्न ५४.५ 20% ६८ 
(२) गदभिक्ल, मालवों की एक शाखा गे ड के ६९ 

(३) मूलवंश : सूयरवश **- ४५ दर 

(४) मक्लों से उनका सम्भावित सम्बन्ध हे ५५. ७० 

(५) विदेशी मूल का सुकाव को हल ड ७१ 

(६) विक्रमादित्य के माता पिता का हे ७२ 
चतुर्थ अध्याय ; जन्म तथा परारम्मिक जीवन न उछण 
(१) पृष्ठभूमि एल 

(२) विक्रमादित्य का जन्म कि “७६ 

(३) नाम ओर विसृद कह **... ७७ 

(४) शिक्षा. *** “०५. ७८ 
(५) विवाह और पत्नियाँ *** "०... ७९ 

(६) एक महती विपत्ति 2 हक ७९ 
(७) भारतवष में प्रथम शक-आक्रमण हे "०. ८० 

(८) देश-मिष्कासन तथा गदभिल्ल महे न्द्रादित्य के कष्ट “**.. ८१ 

(९) विक्रकादित्य की दुद्शा तथा शक्ति-संचय “** *** ८१ 
पंचम अध्याय ; अवन्ती की पुनप्रोप्ति तथा मालबगण को स्थपाना <रे 
(१ ) हृढ-संकत्प ८ वे 


(२) मालव अब भी जीवित थे ९ ५३०. 


( ३ ) 


(३) मालवों के मित्र 

(४) संघ-निर्माण 

(५) श्कों का निष्कासन 
(६) राष्ट्रीय संवत का प्रवतेन 
(७) विजय मुद्राओं का अचतेन 


पष्ठ अध्याय : राज्यारोहण तथा उपाधियाँ **' 


(१) विक्रमादित्य का नेतृत्व 
(२) राजतांत्रिक उपाधियाँ निषिद्ध 
(३) विक्रमादित्य को उपदेश 


सप्तम अध्याय : युद्ध तथा पभुत्व-- 
(१) शक आक्रामकों से युद्ध अनिवाय 
(२) युद्ध तथा बिजय के साहित्यिक वर्णन 
(३) विजित प्रदेशों और छोगों का समीकरण 
(४) विस्तृत विजय की सम्भावना 
(५) भारत के बाहर आक्रमण 
(६) असियान-पथ 


(७) विक्रमादित्य के विजय स्क्न्धावार पर टिप्पणी 


(८) रघु के दिग्विजय से तुलना 


(९) विक्रमादित्य के दिग्विजय के समानान्तर उदाहरण 


(१०) विक्रमादित्य के युद्धों का स्वरूप 


अष्टम अध्याय : विक्रमादित्य के समय मालव राज्य 


(१) गणतान्त्रिक रिक्थ 
(२) राज्य के मूलाधार 
(३) राज्य का संविधान 
(४) गणतन्त्रों का संघ 
(५) राज्य के अंग 
(६) राज्य प्रमुख 

(७) आदर्श 


+ कक 


कक के 


75% ७ के 


( 8 ) 


पृष्ठ 

(८) युग-निर्माता की ०... 'कडल ११८ 
(९) कर्तव्य ७५ हक ११८ 
(१०) सन्ध्रिपरिषद्‌ हक जय ११९ 
(११) केन्द्रीय शासन का संगठन हक 538 ११९ 
(१२) प्रादेशिक विभाग 9955 हे १२१ 
(१३) राज्यकर-सम्बन्धी प्रशासन बे रे १२१ 
(१४) न्याय का प्रशासन 403 १२३ 
(१५) सेनिक प्रशासन डे **.. १२५ 
(१६) आरक्षक अशासन आप हे १३१ 
(१७) राज्य की वेदेशिक नीति बंद 33: १३२ 
नवम अध्याय : सामाजिक जीवन पल; कक १३५ 
(१) सामाजिक संगठन बे क ४ १३५ 
(२) (श्र) ब्राह्मण 20; बा १२५ 
(ध्या) क्षत्रिय हक हे १३६ 

(६) चेश्य कक #:&:& १३७ 

(३) रह री... 

(3) संकर वर्ण ली. 

(ऊ) अ्रन्त्यज अथवा समाज की सीमा के बाहर रहने वाली जातियों १४० 

(३) आश्यम चतुश्य कक 2, 
(४) विवाह व्यवस्था बे 44६ १४३ 
(५) वेबाहिक जीवन का आदशे ले “5... १४७ 
(१) समाज में स्नी का स्थान हे ***... १४८ 
दृशम अध्याय + धार्मिक जीवन के “**.. शणछ8 
(१) भूमिका 52 हर १५४ 
(२) बेदिक धर्म की १7... १४४ 
(३) बेदिक धर्म में नई अ्रवृत्तियाँ कप ।.. पर 
(४) ब्राह्मण सम्प्रदाय 2... 
१५९ 


(धर) ब्राह्म सम्प्रदाय 


( # ) 


(आना) वेष्णव सम्प्रदाय *«* 
(३) शैच सम्प्रदाय 
(५) जैन धर्म 
(६) बौद्ध धर्म 
(७) विकमा दित्य का व्यक्तिगत घर्म 


एकादश अध्याय : भाषा और साहित्य 


(१) भाषा 

(२) साहित्य एवं ज्ञान की विभिन्न शाखाय 

(३) विक्रमादित्य का ज्ञान और साहित्य को आश्रय देना 
(४) विक्रमादित्य और उनके नवरज्न 

(५) युग की साहित्यिक कृतियाँ 

(६) बौद्ध साहित्य 


(७) जन साहित्य 


ढादृश अध्याय : वास्तु ओर कला 


(१) प्रास्ताविक 

(२) वास्तु 

(३) मूर्तिकला *** 
(४) चिन्नकला दे 
(५) संगोत 

(६) नृत्य 

(७) रंगशाला 

(८) साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों की पृष्ठभूमि 


त्रयोद्श अध्याय : आर्थिक दृशा 


(१) अबन्ती की भौगोलिक स्थिति 

(२) प्रथम शक अभियान तथा उसके आधधिक परिणाम 
(३) विक्रमादित्य द्वारा आधिक पुनरुद्धार 

(४) विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि 


(५) कृषि 


(६) उद्यान-कला 
(७) वन 


(६) 


(८) खनि अथवा आकार 


(९) पशु-पालन 
(१०) उद्योग ओर 
(११) श्रम 


(१२) व्यापार तथा वाणिज्य 


व्यवसाय 


(१३) अधिकोषण तथा कु्नीद्‌ 
(१४) विनिमय तथा चलाथ ( करेंसी ) 


चतुदंश अध्याय : उपसंहार 


(१) विक्रमादित्य 


के अंतिम दिन 


(२) विक्रमादित्य के जीवन की प्रमुख विशेषतायें 


(३) एक आदर्श शासक 
(४) कला तथा संस्कृति के अ्रश्षयदाता 
(५) बहुमुखी तथा अपूब व्यक्तित्व 


(६) विक्मादित्य 
प्रथम परिशिष्ट 
द्वितीय परिशिष्ट 
तृत्तीय परिशिष्ट 
प्रभाण भन्य-सूची 
अनुक्रमणिका 


# # के 


एक आदर्श 
प्रभावक-चरित का कालकाचार्यप्रबन्ध 

बृहत्कधामंजरी का विषमंशील-लम्बक, प्रथम गुच्छ 
कथासरित्सागर का विषमशील लम्बक, अथम तर 


7205 66960 0५ 98]69#॥ ५४ - एपवाधां 


705 66860 0५ 98]69#॥ 2५४ - एपुवावां 


प्रथम अध्याय 
विक्रमादित्य का काल 


१. संदेहवाद नियधार 


अति प्राचीन एवं विस्तृत रूप से प्रचलित भारतीय अनुश्ुतियों में प्रथम 
शती ईरस्‍वी पूतव की विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता में अत्यन्त अनादर के 
साथ सन्देह किया गया है। संदेहवादी एवं सतकता की अति कर देनेवाले 
इतिहासकार था तो उसका अस्तित्व ही अस्वीकृत कर देते हैं. अथवा विक्रम 
संवत्‌ का अवर्तन तथाकथित ऐतिहासिक पद्धति से ज्ञात प्राचीन भारतीय 
नरेशों में से किसी पर थोप देने का प्रयास करते हैं। यह संदेहवाद विक्रमा- 
दिव्य तथा उनके संवत्‌ की समस्या से संबद्ध प्रत्यक्ष. अन्वेषण कार्य पर उतना 
आधारित नहीं है जितना उन्नीसवीं शती के थुरोपीय प्राच्य-विशारदों द्वारा 
उठाये गये अनुमानों पर, जिनका कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी बड़े 
विश्वास के साथ पिष्टपेषण किया है। आगामी पृष्ठी में यह दिखलाने का प्रयास 
किया गया है कि ये अस्वीकृतियाँ तथा संवेहवाद अब आप्य साचयों के आधार 
पर प्रामाणिक सिद्ध नहीं होते, अपितु वे बहुत ही च्रुटिपर्ण हैं। विक्रमादित्य- 
सम्बन्धी भारत की दृठमूल परम्पराओं को यों ही नहीं उड़ाया जा सकता; 
वे विक्रमादित्य के प्रथम शती ईस्वी पूर्व के अस्तित्व को सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त विश्वसनीय एवं पुष्ठ प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। 


२. विक्रम संचत्‌ का साक्ष्य 

विक्रमादित्य के अस्तित्व पर प्रकाश डालने वाला सर्वाधिक स्पष्ट, पृष्ट 
तथा जीवन्त प्रमाण उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत्‌ है। भारत में अन्य 
संबर्तों का भी श्रचछन रहा है। सृष्यब्द, सप्तर्पि संवत्‌ (नक्षत्रों से संबन्धित ), 
कलि संवत्‌ ( कलि के प्रारम्स से शुरू होने वाला संबत्‌ ), युधिष्ठटिर संवत्‌ , 
आनन्द संवत्‌, बुद्ध संबतू, भौ्य संचत्‌, शक संवत्‌, कनिष्क संवत्‌, गुप्त 


पर ु विक्रमादित्य [ ध्र० आ० ] 


संवत्‌, चेदि संवत्‌, इत्यादि। किन्तु इन सभी संवतों में विक्रम संबत ने अब 
तक जीवित रहकर सर्वाधिक जीवनी-शक्ति प्रदर्शित की है। विक्रम संवत्‌ आज 
हिमालय के प्रदेशों से लेकर संपूर्ण भारत में प्रख्यात तथा उसके बड़े भू-भाग 
में प्रचलित है। ब्रिटिश शासन द्वारा ईस्वी सन्‌ के प्रवर्तन के पश्चात्‌ भी हिन्दुओं 
के सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में विक्रम संवत्‌ का ही सर्वाधिक प्रचलन है । 
स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा शक-संक्‍त्‌ को सरकारी संघत्‌ स्वीकार कर लेने 
पर भी विक्रम संवत्‌ समानानतर भौर अवाध गति से प्रचलित है। केवल 
यही तथ्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हे कि जो संबत्‌ इतने लब्बे 
काल तक जीवित रह सका तथा जिसने हिन्दू-जीवन को इतना भनुवेशित 
कर लिया है वह शून्य अथवा अभाव से नहीं उत्पन्न हुआ होगा। हिन्दुओं 
की कुण्डलियों तथा पश्चांगों का संवत्‌ विक्रमादित्य से सम्बन्धित रहता है ।* 
विक्रम संवत्‌ का २०१५ वाँ ब्ष चल रहा है। साधारण गणना के अनुसार 
विक्रम संवत्‌ की स्थापना ( २०१५-१९०७८:०) ७५७ ईस्वी पूर्व सिद्ध 
होती है। इसके संस्थापक विक्रमादित्य प्रथम शतती ईरबी पूर्व में अवश्य 
ही वर्तमान -रहे होंगे । 


( अर ) आपत्तियाँ 

इस साचय के विरोध में दो सबक तक उपस्थित किये जाते हैं। प्रथम 
तो यह कि “विक्रम! नाम विक्रम संवत्‌ से, इसके श्रस्थापनत कार एवं 
प्रारम्भिक शत्ियों से ही, संबद्ध नहीं है। दूसरे, ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक 
शतियों में ज्योतिषियों ने अपने अन्धों में इस संवत्‌ का प्रयोग नहीं किया, 
अपितु वे अपने अन्थों में शक संबत्‌ से ही तिथिनिश्चय करते हैं । मालवा, 
राजपूताना तथा अन्य समीपवर्ती स्थानों में उपलब्ध अभिलेखों से यह पता 
चलता है कि इस संवत्‌ का सबसे प्राचीन नास कृत”* है : 


(१ ) उदयधुर राज्य सें उपलब्ध नंद्सा यूप अभिलेख की तिथि 
कृत संबत्‌ २८२ है। 


4०९%९--३००५७७ 3७ १४७७७७७४७७७७७॥७॥७ए७७७७//७४/॥७॥॥॥७॥७७७॥७॥७॥७॥७॥७/॥८्ाभशश"श"शश"शण"""शशशश//शशआआआआआााााा न शक लअननीववक 


१. ओमन्नुपति-बीर-विक्रमादित्य-संवत्सरे'** | 

२. इन सभी अभिलेखों के लिए (यदि दूसरे प्रकार से उछेख न किया गया हो तो ) 
ए० इ०, भाग १९-२३, परिशिष्ट (अ ) देखे । 

१, कृतयोदयोवषशतयोदयशीतयोः चैत्यपूर्णमास्याम । डा० अ, स, अस्तेकरे द्वारा 
संपादित, ए० इ०, भाग० २६, ० ११८-२५। 


विक्रमादित्य का काले ५ 


(२ ) कोटा राज्य में उपछब्ध बड़वा-यूप-अभिलेख की तिथि कृत संवत्‌ 
२५९७ है? । 

(३ ) उदयपुर राज्य में उपलब्ध बरनाऊ के यूप-अभिकेखों की तिथियाँ 
२८४ तथा ३१५ संबत्‌ है। । 

(४ ) भरतपुर राज्य में उपकब्ध विजयगढ़-अभिकेख की तिथि ४२२ 
कृत सवत्‌ है? 

(५ ) मालवा में उपलब्ध मन्द्सोर ( प्राचीन दृशपुर ) के अभिकेख की 
तिथि कृत संबत्‌ ४३१ है 

(६ ) राजपूताना में प्राप्त गंगधारा-अभिलेख की. तिथि कृत संवत्‌ 


७८० है? | 


(७ ) नगरी अभिलेख की तिथि ४७८४१ कृत संबत्‌ है 
संबत्‌ ४६१ के पश्चात्‌ ९४६ तक इस संवत्‌ का नाम मालवगण संबत्‌, 
मालवो का संबत्‌ अथवा मालवेशों का संवत्‌ रहा 

(१) ४६१ के मंदसोर छेख में संवत्‌ का नाम कृत तथा मालव 
दोनों है । 

( २ ) कुमारगुप्त के मंद्सोर अभिलेख में तिथि मालबगण संबत्‌ में हैट। 

(६ ) यशोधम॑न के मंद्सोर के अभिलेख की तिथि मालवंगण संचत्‌ 
७५८५ है? । 

( ४ ) कोटा राज्य में उपलब्ध शिवगण के कनस्वा अभिलेख की तिथि 
'भालवेशों के संव॒त्सर? में है ।* 


१, इझते हि २००--९९ +-५ फास्णुन झुक्क ५: ए० इ०, भा० रहे, पृष्ठ ४१ | 

९, कृते हि ३००--३०+-५ जरा ( ज्येष्ठ ) शुद्धरय पद्मनदशी । 

३. कृतेषु चतुर्थवर्षशर्ेष्वष्टाविशेषु ४००--२१+-८ फास्थुनवहुलूस्थ पत्नदर्यामैतस्यां 
पूर्वायाम्‌ । 

४. श्री मालवगणम्ताते प्रशस्ते कृतसंज्षिते । 

५, यातेपु चतु्धकृतेपु श्तेषु । 

६, क्ृतेपु चतुर्पु वषेशतेषु""०**। 

७. श्रीमालवगणाम्नाते प्रशस्ते क्ृतसंशिते | फ्लीट ; कारपस इंतक्रिपृशनम्‌ इंडिकेरम, 
भाग ३, सं० ३३ । 

८. मालछवानां गणस्थित्या याते शतसचतुष्टये । वही स० ३४ । 

९, मालवगणस्थितिवशात्कालशानाय लिखितिु । 

१०, संवत्सरशतैयति' '०*०**मालवेशानाम्‌ | ६० एन्‍्ट०, भ[० १९, ९० ५९ | 


अटल, 


है विक्रमादित्य [ प्र० झ० | 


(५ ) ग्वालियर राज्य में उपलब्ध ग्यारसपुर अभिलेख की तिथि मालच 

काल ( संबत्‌ ) ९३६ है ।* 

नवीं शती से लेकर इस संवत्‌ का सम्बन्ध विक्रमादित्य अथवा विक्रम से 

हो जाता है : 

(१ ) चंडमहासेन के धोलपुर के अभिकेख की तिथि ८५८ विक्रम काल 
( संबत्‌ ) है ।* 

(२ ) राष्ट्रकूट राजा विदग्धराज के बीजापुर के अभिलेख की तिथि विक्रम 
काल ( संवत्‌ ) ९७३ है। 

(३ ) बोधगया अभिलेख की तिथि विक्रम संव॒त्सर (संवत्त्‌) १००५ है।* 

( ४ ) उदयपुर राज्य में उपलब्ध अज्ञत के भहार अभिलेख की तिथि 
विक्रमकाल ( संवत्‌ ) १००८ है । 

( ५ ) उदयपुर राज्य में उपछब्ध नरवाहन का एकलिंगजी अभिलेख की 
तिथि विक्रमादित्य संचत्‌ १०२८ है ।* 

(६) पूणपाल के सिरोही राज्य में उपलब्ध वसम्तगढ़ अभिलेख की 
तिथि विक्रमादित्य काल ( संवत्‌ ) १०९५ है ।* 


( भा ) कृत, मालव तथा विक्रम संचतो का ऐक्य 

ज्योतिष-गणना तथा प्रादेशिक आधारों से विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि रत, मालव तथा विक्रम संबत्‌ एक ही संबत्‌ है, तथा तीनों ५७ ई० 
पूर्व से ही प्रारम्भ होते हैं ।” जब इन संवर्तों की पहचान निश्चित हो जाती है 
तो यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है. कि विक्रमादित्य द्वारा स्थापित संबत का 
गत बीस शत्तियों में प्रचलन रहा । किन्तु यहाँ एक बहुत संगत प्रश्न किया 
जा सकता है : यदि संवत्‌ के संस्थापक विक्रमादित्य ही थे तो क्‍यों यह संबत्‌ 
अपने प्रारम्भिक काल में कृत, बाद में मालव तथा तसत्पश्चात्‌ अन्त में विक्रम 


कनिनीजा+- * 


१. मालवकालाच्छरदां' ' ०"*०** | आर० स० रि० भाग १० फलक २। 

२. वसुनवाष्टी वर्षागतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्थ | ए०३० परिशिष्ट, भाग १९ से २१ तक । 

३, विक्रमकाले गते । 

४, विक्रम संवत्सर १००५। 

५, दशदिग्विक्रमकाले वेशाखे शुद्ध-सप्रमौ-दिवसे । 

६. विक्रमादित्यमूभृतः अष्टाविशतिसंथुक्ते शते दशगुण सति | 

७. नवनवतिरिहं।सीद्‌ विक्रमादित्यकाले । 

८, डॉ० अ० स॒० अल्तेकर: सद्याद्रि, अक्टूबर १९४३; मागरी-प्रवारिणी-सभा 
पत्रिका विक्रमाडू २००० । 


विक्रमादित्य का. काल ७ 


संबत्‌ के नाम से अभिद्िित किया गया! किन्तु इस प्रश्न का उत्तर बड़ी 
सरकता से दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है : 


(इ ) पूर्बवर्ती काल में विक्रम! नाम के अभाव का कारण 

विक्रमादित्य, जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, केवछ गणप्रमुख ही थे, निरंकुश 
एकतांब्िक राजा नहीं थे? । यद्यपि मालव संवत्‌ की स्थापना में उन्हीं का हाथ 
था, किन्तु उसके संस्थापन का संपूर्ण श्रेय वे न ले सकते थे । जनतांत्रिक राज्य- 
व्यवस्था में गण ( जनसमूह ) नेता से अधिक महत्त्वपूर्ण है, चाहे नेता कितना 
भी असावशाली क्‍यों न हो । महत्त्वपूर्ण सिद्धियों में--यथा, युद्ध में सफरूता 
आदि--संपूर्ण जनतंत्र का भाग होता था। यदि एक व्यक्ति अकेले संपूर्ण यश 
का भागी बनने की चेष्टा करता तो गण में भेद होने की संभावना रहती थी । 
ऐसी परिस्थिति में संवत्‌ का नाम मालवगण पर रखा गया जिसके प्रधान 
विक्रमादित्य थे। यह संवत्‌ शक्कों पर मालवों के विजय के उपलबय में 
स्थापित किया गया था। बंबर शकों के निष्कासन से देश विदेशी आक्रमण 
से मुक्त हुआ तथा देश में शांति एवं समृद्धि के युग का आरंभ हुआ जिसे 
आलंकारिक भाषा में हम 'कृतयुग! ( स्वर्णयुग » कह सकते हैं । इसलिए 

: आरंभ में इस संवत्‌ का नाम कृत संचत्‌ सार्थक ही था। 


हिन्दू-ब्योतिष में कृत केवछ तिथि-क्रमिक विभाजन नहीं है अपितु एक 
मैतिक विचारपूर्ण पद भी है जो गुण-सरपन्न एवं वेभव-युग की ओर संकेत करता 
है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक छोक से यही ध्वनि निकलती है | छोक का अनुवाद 
इस प्रकार किया छा सकता है: शयन करता हुआ ( शयानः ) कलि है, 
जंभाई छेता हुआ द्वापर, उठता हुआ न्नेता और चलता हुआ कृत है ।* जिस 
युग में; भारतीय मारवगण के नेतृध्व में उठ खड़े हुए और उन्होंने देश के 
रक्षार्थ शत्रुओं के विरुद्ध मोर्चा छिया तथा अपने विजय-फल का आस्वादन भी 
किया, निश्चित ही वह युग 'कृत' युग के नाम से अभिहित द्वोने योग्य था। 


भारत विदेशी आक्रमणों से भुक्त होकर १३५ वर्ष तक (५७ ई० पूर्व 
से लेकर ७»< ई० तक ) शान्ति तथा सम्ृद्वि भोगता रहा। इस काल के 
पश्चात्‌ शर्कों ने पुनः आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया तथा देश में किसी 
2 पतन दम 4 4 कलाम सकल न न करन सना नकल सम 
१, पष्ठ और अष्टम अध्याय देखिये । 
२, कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु दवापरः । 
उत्तिइंस्तेता भवति इृत॑ संपच्चते चरनू्‌ ॥ ७, १५, 


पे विक्रमादित्य [ भ्र० 'अ० ] 


योग्य नेतृत्व के अभाव में संपूर्ण सिन्धु, सौराष्ट्र तथा अवन्ती पर अधिकार 
कर लिया। यद्यपि मारवों का अवन्ति-राज्य उनके हाथ से निकछ गया फिर 
भी बे इस आपत्ति को झेल ले गये तथा कुछ शतियों तक अवन्ती की पुनः 
प्राप्ति तथा घुनः कृत-युग की स्थापना की आशा अपने मस्तिष्क से निकाल 
न सके । अवन्ती से उत्तरपूर्व की ओर हटकर उन्होंने एक नये मालवराज्य 
की स्थापना की,' तथा ५७ ईसवी पूर्व में भारम्भ होने वाछा युगअब भी 
'क्तयुग” कहलाया । उन्होंने शर्कों से अपना संघर्ष जारी रखा । किन्तु अब 
उनकी शक्ति विच्छिन्न हो चुकी थी । अतः वे अपने खोये हुए राज्य तथा यश 
को पुनः प्राप्त न कर सके। उनके क्ृत-युग के स्वर्णिम स्वत पर यह क्रूर 
प्रहार था । संवत्‌ से 'कृतः शब्द हटा लिया गया किन्तु चूँकि मालवगण अब 
भी जीवित था अतः संबत्‌ का नाम मालवगण की उस सुदृढ़ नींव को स्मरण 
दिलाने के लिए लिया जाता था जिसने ५७ ईस्वी पूव्व में देश से शर्कों का 
निष्कासन किया था। अब यह संबत्‌ मालव संवत्‌ ( सालूवगण का संवत्‌ 
अर्थात्‌ मालवा के लोगों अथवा स्वामियों का संवत्‌ ) के नाम से अभिदिित हुआ। 


ईसस्‍्वी सन्‌ को चौथी और पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास में 
एक नघीन राजनीतिक विचारपद्धति का विकास हुआ जो इस संवत्‌ के नाम- 
( साछूव संवत्‌ से विक्रम संवत्‌ में )परिवर्तन का कारण हुआ । जब चत्तर्थ 
द्ाती के पूर्वाई में गुप्तों की शक्ति उत्कर्ष प्राप्त कर रही थी, गुप्त साम्राज्य 
के पब्छिमी क्षितिज पर अब भी शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में मालव शक्ति 
विद्यमान थी । समुद्गगुप्त की अ्रयाग-प्रशस्ति में उन गणतंत्रों की नामाचली 
में मालव का नाम सर्वप्रथम आता है जिनको विजेता समुद्रगृुप्त ने परास्त कर 
के अधीन बना कर मुक्त कर दिया'। दूसरे महस््वाकांक्षी सम्राद द्वितीय 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन गणतंत्रों के अति कड़ी नीति अपनायी। चनब्द्रगुप्त 
मे उन्हें अपने साम्राउ्य में मिला लिया तथा बाद में उनका उन्मूछन कर 
दिया । इसके पश्चात्‌ उनका नाम भी नहीं सुन पड़ता। शुप्तसाम्राज्य में 
मालवद्ाक्ति विलीन हो गई तथा गुप्तसाम्राज्य की भ्रुजाय मालवा, राजपूतानां 
तथा मध्य भारत तक फेल गईं। गुप्तों का स्वयं एक संबत्‌ था जो ३१९-२० 


१, महता स्व-शक्ति-युरुणा प्रथमचन्द्रदर्शन(मिव मा )माल्वगणविषयमवत्तारयित्वा' * * ** 
“'नंदसा-यूप-अभिलेख | ए. इं, जिल्‍्द २७। 

२, मालवार्जुनायनयौधेयमादकाभी रप्राजुनसनकानी ककाकखपरिकादि' ' " * "फ्लीट का० 
इन्स० ३० भाग ३, पृष्ठ १० २७ । 


विक्रमादित्य का कांलें रु 


ई० से भारंभ होता है। किन्तु उस स्वातंतज्य की भावना, जिसके लिए कभी 
. मालवा खड़ा था, अब भी राजपूताना तथा मालवा के जन-जन के मस्तिष्क में 
गूँज रही थी। उन्होंने गुप्त शासन के अधीन होते हुये भी अपना मालव 
संवत्‌ जारी रखा । यहाँ तक कि महान्‌ सम्नाद कुमारगुप्त को भी उस न्ेन्र में 
मालव संबत्‌ को ही मान्यता देने के लिए बाध्य होना पड़ा।* छुठी शती 
में हुणों ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया और अब भारतीयों की “कृत” युग 
की आशा बिलकुल समाप्त हो गई। भारतीय गुप्तों को भूल गये किन्तु मालव 
अब भी उनकी स्मृति में बसे हुए थे, क्योंकि उनका इतिहास विदेशी शासन 
से उन्मुक्त होने, उनके राजनीतिक आदर्श, इसके लिए उनके बलिदान, 
उनकी दुर्गम कठिनाइयों तथा उनके नायक विक्रमादित्य के उदात्त व्यक्तित्व 
से उनका इतिहास ग्राणवान्‌ हो गया था। शुपघ्तों का साम्राज्य समाप्त हो गया 
पर मालवों का संवत्‌ जीवित रहा तथा मालबगण-संवत्‌ ( मालवा के छोग 
अथवा मालवा के स्वामी ) के नाम से अभिहित रहा । 

आठवीं तथा नवीं शती के छगभग भारत में निरछ्ुश राजतंत्र की अपने 
संपूर्ण अर्थ में इढ़ स्थापना हो गयी। गणपतांत्निक राज्य-व्यवस्था की कल्पना 
भारत के मानसिक ज्षितिज से हट चुकी थी । नवीं शाती के अन्तिम दुशक में 
मारव गण विक्रमादिध्य के जाज्वल्यमान व्यक्तित्व में छुछ हो गया था, जिनकी 
स्मृति जन-मन को अब भी अभिभूत किए हुए थी। अतः इस संबत्‌ का 
ताम अब उन्हीं के नाम पर पड़ा। विक्रमादित्य स्वयं एक राजा माने 
जाने छगे थे तथा अब राजा विक्रम अथवा विक्रमादित्य के नाम पर ही संवत्‌ 
भी “विक्रम संबत्‌! के नाम से अभिह्ित हुआ। गणदतंत्रवाद से राजतंत्रवाद 
में परिवर्तन भारतीय जनमन के लिए एक नथी बात नहीं थी। कुछ थोड़े से 
विद्वानों को छोड़कर, यह कौन जानता है कि श्रीकृष्ण एक गणतंत्र के नेता थे 


तथा बुद्ध भगवान्‌ के पिता भी एक गण-मुख्य थे ९ 
ज्योतिषग्रन्थों में विक्रम संवत्‌ के क्रमाव का उत्तर भी सरलता से दिया 


जा सकता है । यद्यपि मालवों द्वारा शर्कों को अथम बार के आक्रमण में हरा कर 
उनका निष्कासन किया गया था, किन्तु उन्होंने ( शर्कों ने ) पुनः ७८ ई० में 
आक्रमण कर॑ अचन्ती को जीत लिया तथा उजयिनी को अपनी राजधानी बनाया। 

हम जैनग्रन्थ प्रभावक-चरित से भी जानते हैं कि श्कों ने शक-संवत्‌ 
का आरम्भ ७८ ई० में किया था । उस समय उजयिनी ज्योतिष-अन्वेषण तथा 


१, दे० कुमारशुप्तकालीन मन्दसोर का अभिलेख, क्लौट ४ का. ३. ईं. भाग ३ पृ. ८१ 


१० विक्रमादित्य [ प्र० आ० | 


विद्या का महस्वपूर्ण केन्द्र थी। ज्योतिषी अन्य शाखविदों की भाँति शकों 
के समय में भी इस नगर में अधिकाधिक संख्या में आते थे। इस समय 
मालव अवन्ती में नहीं थे; उत्तर-पू्व की ओर ठेल दिये गये थे तथा उजयिनी 
नगरी मालवों द्वारा संस्थापित संवत्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए बाध्य 
थी। तीन सौ वर्ष के रूम्बे काल के पश्चात्‌ जब शक अवन्ती तथा सौराष्ट्र में 
शासन कर रहे थे, मालच संवत्‌ को पुनर्जीवन प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं 
था। ज्योतिषियों ने राजकीय संवत्‌ का , प्रयोग प्रारंभ में बाध्य होकर ही 
किया किन्तु बाद में.वही प्रचछन हो गया । आरे चल कर इस संबत्‌ का संबन्ध 
शालिवाहन से जुड़ गया । इस संवत्‌ के साथ शास्त्रीय पवित्रता की भावना भी 
गई। गुप्तों ने अवन्ती को जीता तथा छगभग डेढ़ सौ वर्ष तक वहाँ शासन 
किया। ग़ुर्तों का स्वयं अपना राजकीय संवत्‌ था किन्तु-ज्योतिषी-गण इस 
समय तक रूढ़िवादी हो गये थे, अतः उनका शालिवाहन-शक-संबत्‌ प्रहण 
किये रहना स्वाभाविक ही था । उन्होंने अपना काय-व्यवहार इसी में किया 
तथा गुप्त संवत्‌ को नहीं अपनाया । जब गुर्तों की शक्ति समाप्त हो गईं थी 
तय भी मालबसंवत्‌ प्रचलित था, किन्तु ज्योतिषियों ने अपने तिथि-निश्चय 
का ढंग बदका नहीं । यह अवस्था केवक दक्षिण तथा मध्यभारत की ही 
नहीं थी, जहां शकसंवत्‌ विस्तृत रूप से प्रचलित तथा लोकप्रिय हो 
चुका था, किन्तु उत्तरी भारतवर्ष में भी, जहां विक्रमसंवत्‌ को वर्तमान 
उपाधि मिली तंथा जहां वह व्यापक हुआ, यही अवस्था रही । ज्योतिषी तथा 
नक्षत्र-विज्ञानवेत्ता अपने ग्रन्थों में तिथिनिर्धारण १९५ वीं शती तक भी शक 
संबत्‌ में ही करते आये। इसका प्रमुख कारण शालिवाहन-शक-संवत्‌ से 

रूढिगत मोह और आंशिक कारण उचित राजनीतिक दृष्टि का अभाव था ।* 

३. लोकप्रिय कथाये 

अतीत भारत के अत्यधिक असिद्ध व्यक्तियों में विक्रमादित्य ने बहुत ही 
लोकप्रिय कद्दानियों को अचुर सामग्री दी है। अगणित कहानियों में उनको 
किसी न किसी रूप में कथा का विषय बनाथा गया है। अत्यन्त असंस्कृत 
ग्रामीण भी पेड़ की छाँह में बेठता है तथा अपने ग्रामीण श्रोतागण को 
विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनाता है। ये कहानियाँ विक्रमादित्य के जीवन 
के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती हैं। उनके राजत्व के आदर्श, अनुपम 
१, आयंभ से लेकर गोविन्द शास्नी तक ज्योतिषेयों के व्यक्तिगत इतिहास जानने 
के लिये कृपा करके कांशो के सधाकर द्विवेदी कृत 'गणक-तरकज्लिणी” देखें । 


विक्रमादित्य का फाल १५ 
न्‍्याथ, अमित जनसेवा, साहस तथा प्रेम, दूसरों को दुःख तथा भआपत्ति से 
मुक्त करने के लिए संकट मोल लेना, तथा उनके जीवन के अन्य बहुत से 
दृश्थों से छोकश्रिय कहानियों के किए प्रेरणा तथा श्रचुर सामग्री प्राप्त 
होती है। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि ये लोकप्रिय दुन्‍्त-कथायें तथा 
लिखित कहानियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। बहुत सी लोकप्रिय 
कहानियों को लिखित साहित्यिक अनुश्रुतियों में हूँढ़ा जा सकता है। बहुधा 
ऐसा द्ोता है कि लिखित कहानियों को बार-बार दुहराने-सुनाने से, छोग 
उनको मौखिक रूप से ग्रहण कर छेते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि छोकप्रिय 
कहानियों में बहुधा सत्यांश कम तथा कल्पना का घपुट अधिक होता है । किन्तु 
यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कहानीकार तथ्यों से ही 
अपनी सामग्री लेते हैं। वे केवल कहानियों के पेतिहासिक ढाँचे को अपनी 
करपना-प्रसूत भावनाओं से अलंकृत कर देते हैं । जब विक्रमादित्य से संबन्धित 
लोकप्रिय कहानियों का संग्रह, विभाजन तथा छानबीन होती है तथा उनमें 
से गल्पांश काट-छाँट दिया जाता है तब वे निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत 
करती हैं, जिनकी पुष्टि पेतिहासिक प्रमाणों से की जा सकती है; 

(१ ) विक्रमादित्य के पिता गंधवंसेन उजयिनी के प्रशासक थे । 
(२ ) विक्रमादित्य ने भी उजयिनी में शासन किया तथा बड़े-बड़े 
विजय किये । 
(३ ) विक्रमादित्य के समय स्लेच्छी ने भारत पर, आक्रमण किया था 
और उनको हराकर विक्रमादित्य ने अपना संवत्‌ चलाया था। 
. (४ ) विक्रमादित्य का जीवन साहसिक और भ्रेमपूर्ण कार्यों से भरा था। 
(५ ) विक्रमादित्य एक आदशंवादी राजा थे, जिन्होंने जनसेवा के लिए 
अपने को उत्सर्ग कर दिया था । 
(६ ) वे स्वयं शा्त्रों में पारंगत थे तथा कालिदास सदृश कवियों के 
रक्षक, पोषक तथा प्रेरक थे । 
(७ ) विक्रमादित्य के एक पुत्र भी था ( राजनीतिक ? ) जिसका नाम 
सारबाहन ( शालिवाहन ) था, तथा जिसके लिए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी 
' की थी कि वह अपने पिता से भी पराक्रम, बुद्धि तथा पसिद्धि में आगे होगा । 
उपथुक्त तथ्यों के सम्यक्‌ परीक्षण से विक्रमादित्य के इतिहास की बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण बातें दिखाई देती हैं : 
१, संस्क्ृत साहित्य में म्लेच्छ” शब्द विदेशियों के लिए घृणा से प्रयुक्त दौता था । 


१२ विक्रमादित्य [ प्र० आ० ] 


(१ ) प्रथम विक्रमादित्य की पेतृक राजधानी उजयिनी थी । 

(२ ) उनके समय में एक विकट विदेशी आक्रमणहुआ था, जिसमें उन्होंने 
आक्रमणकारियों को परास्त तथा एक संवत्‌ की स्थापना की थी । 

(३ ) चिक्रमादित्य दक्षिण के आंध्रराज सातवाहन अथवा शालिवाहन 


(> प्रथम शातकर्णि ) के उ्येष्ठ समकालीन थे । 
४. साहित्यिक परम्परा 

हिन्दुओं ने अपनी लिखित अनुश्रुतियाँ में विक्रमादित्य का संस्मरण 
तथा इतिहास संचित कर रखा है। ये भनुश्रुतियाँ न केवल लोकप्रिय 
कहानियों को बल देती हैं, अपितु वे विक्रमादित्य के जीवन के सुविस्तृत तथा 
वास्तविक चित्रों की पूर्ति भी करती हैं। कुछ चुनी हुई लिखित अलुश्ुतियों को 
यहाँ रखा जाता है। 

(१) गाथा-सप्तशती 
विक्रमादित्य के बारे में सबसे आचीन लिखित अनुश्रुति प्रतिष्ठान के 
राजा हाल सातवाहनरचित गाथा-सप्तशती की है, जिसमें #ंगार रस के ललित 
पदों का संग्रह है। इसमें एक श्लोक विक्रमादित्य का उदलेख करता है। 
जिसका अनुवाद यहाँ दिया जा सकता है! : 
[ नायिका, जिसके चरण संवाहन ( दबाने ) से संतुष्ट हैं और जिसके 
हाथों में छक्ष ( आालक्तक ) विद्यमान है, तुम्हें विक्रमादित्य के आचरण 
का पाठ पढ़ाती है। ] है 
टीकाकार गदाधर उपयुक्त श्ोक की व्याख्या निम्नप्रकार से करते हैं : 
(विक्रमादित्य के इस संदर्स में संवाहण का अर्थ है शतब्रुदुऊन ( संवाधन ) 
तथा रकक्‍्खम्‌ का अथ है लाखों मुद्राएँ । विक्रमादित्य अपने शहञ्नुओं के परास्त 
होने से सम्तुष्ट होकर अपने सेवकों के हाथ में मुद्राय देते हैं”? । 
उपयुक्त उद्धरण से आसानी से यह अथ निकाला जा सकता है कि जिस 
समय गाथा-सप्तशती की रचना हुईं, कवियों में यह परम्परा प्रचलित थी कि 
विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, जो अपने विजयों तथा उदारता के 
लिए प्रसिद्ध था । 
. १, संवाहण सुहरसतोसियेण देन्तेण तुह करें छक्खम। 
चुललेण विक्कमाश्त-वरिअं अणुसिक्खियं तिस्सा ॥ गाथा० ५६४ । 

२. पक्षे संवाहर्ण संवापनम्‌। लक्ष्समभ्‌ रक्षम्‌ | विक्रमादित्योडपि भ्रत्यकर्तृकेन तुष्ठ 
सन्‌ भृत्यर्य करे लक्षू ददातीत्यथ । 


2७७॥/७एए-ए9७॥॥ए9७७/७//७४७७७७॥७७/एशश॥र॥७७७॥७७४शशश"श"श"शशश/श/|/"श/शश॥्ना॥ए७शशशशआआााााााा 3 3 जनम जाजनननीपलिलशिल कसी 


विक्रमादित्य का काल १३ 


इतिहासकारों ने समानरूप से स्वीकार किया है कि गाथा-सप्तशती का 
लेखक हाल सातवाहन प्रथम शती के अन्तिम दिनों में राज्य कर रहा था*। 
विक्रमादित्य की प्रसिद्वि तथा नाम के फेलने के लिए डेढ़ सौ वर्ष भी पर्याप्त समझे 
तो उनकी तिथि बड़ी आसानी से प्रथम शती ई० पू० रखी जा सकती है । 

डा० भाण्डारकर ने हार सातवाहन के गाथा-सप्तशती के कर्तृत्व तथा 
गाथा की तिथि प्रथम शती ई० पू० होने में सन्देह किया है। आपका कथन है 
कि इसका रचयित्ता हाल (सातवाहन) राजा था, केवरू परम्परा मान्न है । अतः 
प्राचीन भारतीय साहित्यकारों से सम्बन्धित परम्पराओं की भाँति यह 
भी त्याज्य हैं। बाणरचित हप-चरित की भूमिका का तेरहवाँ श्छोक 
सातवाहन को एक गीत-कोष का रचयिता बताता है, किन्तु इस मान्यता का 
कोई आधार नहीं कि यह कोष हाल की सप्तशती ही है, जैसा कि प्रो० वेबर 
ने इस सम्बन्ध-में ठीक कहा है (उबर डास सप्तततकम्‌ डिस हाछ, ए० २-४)। 

फिर ग्रन्थ का अन्तःसाचय भी सिद्ध करता है कि अन्थ की रचना बहुत 
बाद में हुई। यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं। अ्रथम तो श्लोक १-४५ मेँ 
कृष्ण तथा राधिका का उल्लेख तथा दूसरे, सप्ताह के एक दिन, मंगलवार 
( ६-६१ में ) का प्रयोग । राधिका का सबसे प्राचीन उल्लेख पतश्चतन्त्र ( अथम 
तन्त्र प्ृ० ३८, बास्बे संस्कृत सीरीज सं० ४) में दिखाया जा सकता है, जिसका 
संकलन ईसा की पाँचवीं शती में हुआ है । उसी श्कार तिथि दिखाने, तथा 
अन्य सर्वंसाधारण कार्यों में दिवसों के प्रयोग का नवीं शर्ती में प्रचलन हुआ, 
यद्यपि बुधगुप्त के एरण के अभिलेख सें तिथिश्रयोग का सर्वप्राचीन उदाहरण 
मिलता है ( ज़ञ० रा० ए० सो० १९१२ पृ० १०४४-४५ )। अतः हम छोग 
यदि हाल की गाथा-सप्ततती की तिथि छुठी शत्ती ई० के आरम्भ में निर्धारित 
करें तो अधिक चुटिपूर्ण नहीं होगा" । 

उपयुक्त उद्धरण में डा० भाण्डारकर जब भारत के प्राचीन मनीषियों से 
सम्बद्ध परम्पराओं को हटा देने की बात करते हैं तो वे परम्पराओं के प्रति 
तकपूर्ण रुख नहीं अपनाते । प्रो० वेबर के तकों को अपने तर्कों की पुष्टि के 
लिए लाता ही कोई मूल्य नहीं रखता, जिनके कितने ही सिद्धान्त कालान्तर 
में अ्रमपूर्ण सिद्ध हुए हैं। गाथा-सप्तशती में कोई असंगति नहीं है, जिसका 


१, म० मण० पं० दरप्रसादशाली ४ ए० इ० भा० १२-१० २३० ; तथा म० म० पं० 
गौ० ही० ओझा 5 प्राचीनलिपिमाऊछा ५० १६२ : ने भी यही तिथिस्वीकार की है । 
२, २० गो ० भण्डारकर स्मृति-ग्रन्थ ए० १८८-८९ । 


१४ विक्रमादित्य [ भ्र० आ० ] 


उत्तर ह्ष-वरित को देना पड़ता है। वस्तुतः यह छक्ित पदों का कोप है' 
हमें अन्य साधनों से ज्ञात होता है कि हाल सातवाहन प्राक्ंत साहित्य के 
बहुत बड़े संरक्षक तथा स्वयं एक बहुत बड़े कवि थे'। दिवंगत डा० सर 
रामकृष्ण गोपाढ भाण्डारकर ने भी हषचरित के सातवाहन को हॉल सातवाहन 
बताया है?। प्रबन्धचिन्तामणि के लेखक मेरुतुंग' तथा फक्षीट का भी 
यही मत है” । 

- जहाँ तक गाथा-सप्तशर्ती में राधिका के उल्लेख का प्रश्न है यह दिखाया 
जा सकता है कि कदपना की किसी उड़ान में भी गाथा की तिथि बाद में 
सिद्ध नहीं होती । पाँचवीं शती के पश्चतंत्र में राधिका के उद्लेख से यह 
मान छेना आवश्यक नहीं कि यह स्ंप्रथम उद्लेख हैं। पाँचवीं शत्ती में 
राधिका के उल्लेख का अर्थ यह है कि उसके पूर्व ही राधिका की मान्यता 
छोकप्रिय हो चुकी थी तथा किसी कहानीकार की सामग्री बनक़र भयोग का 
रूप धारण करने के लिए शतियाँ छगी होंगी। अतः असम्भव नहीं प्रतीत 
होता कि राधा का सस्प्रदाय प्रथम शती ई० में प्रचक्तित रहा हो, जिस समय 
गाथा की रचना हुई । गाधा में सप्ताह के दिनों के उद्लेख के सम्बन्ध सें डा० 
भाण्डारकर यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसका सर्व प्राचीन उर्लेख बुधगुप्त 
के प्रण वाले अभिलेख में होता है। इससे भी प्राचीन अभिलेख, शक-क्षत्रप, 
रुददामन्‌ के अभिलेख में तिथि शक-संवत्‌ ५२ ( १३० ई० ) दिन गुरुवार 
उश्लिखित है*र। अतः गाथा-सप्तशती में राधिका तथा सप्ताह के दिवस का 
उल्लेख उसकी तिथि छुठटी शतती में नहीं खींच लाता, जिससे डा० भाण्डारकर 
के सिद्धान्त का पोषण हो कि विक्रम संचत्‌ का संस्थापक गुप्त राजा द्वितीय 
चन्त्रगुप्त विक्रमादित्य था।.. 


२, अविनाशिनभग्राम्यमकरोत्सातव[हनः । 

.. विशुद्धजातिमिः कोश रत्नेरित भ्रुभाषिते! ॥ 

२. के5भूवन्नाब्यराजस्य राज्ये प्राकृरभाषिण: । भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण ( भाव्यराजः 
शालिवाहनः । रत्नेश्वरः ) 
, बास्बे गजेटियर भाग० १, खण्ड २, ए० १७। 

४, पृ० २६ । 

७५, जें० आर० ए० एस० १९१६ पू० ८२० ै 

६, वर्ष द्वि-पत्नाशे (५०+२) फाशुण बहुरुस वी २ गुरुवास ( रेः) सिंहलपुत्रस 
ओपशतस गौन्स । अच्धे ग्राम में प्राप्त, तथा वकभ जी हरिदत्त द्वारा तैयार किया 
गया। प्राचीन भारतीय लिपिमालछा पृ० १६८ । 


विक्रमादित्य का काल १४ 


(२) बहत्कथा 

दूसरा प्राचीन साहित्यिक अन्थ जो विक्रमादित्य के प्रथम छाती के पूर्व 
होने का असाण प्रस्तुत करता है. वह गुणाव्य द्वारा पेशाची प्राकृत में लिखित 
बृद्दत्कथा है'। मूल बृहत्कथा अप्राप्य है, किन्तु इतना निश्चित है कि इसका 
संस्कृत में अनुवाद आठवीं दाती ई० से पूर्व हुआ होगा, जिसका विकास दो 
परम्पराओं सें हुआ--( १ ) काश्मीरी और ( २) नेपाली । प्रथम का संस्कृत 
के दो ग्रन्थों से प्रतिनिधिष्व होता है--( १ ) ज्षेमेन्द्र की ब्ृददत्कथा-मश्नरी 
तथा ( २) सोमदेव का कथासरित्सागर । दूसरी परम्परा को केवक एक 
प्रन्थ सुरक्षित रखने का यश प्राप्त है। वह गन्थ है बुद्धस्वामी का श्होक-संभ्रह्द, 
जिसका सम्पादन फ्रांसीसी छॉकेट ने किया है। यदि इन ग्रन्थों का उचित 
परीक्षण तथा तुलनात्मक अध्ययन हो तो मूल ब्रहत्कथा को पुनर्निर्मित करना 
सम्भव है तथा यह बड़े विश्वास तथा निश्रय के साथ कहा जा सकता है कि 
बृहत्कथा में विक्रमादित्य के जीवन के बारे में बड़े विस्तार के साथ वर्णन है । 
परम्परा के अनुसार गुणाक््प हांऊ सातवाहन के समकालीन थे तथा उन्होंने 
उनकी राज-सभा को सुशोभित किया था। गुणाढ्य की तिथि के सम्बन्ध में 
विद्वानों में मतभेद है, किन्तु हम इसे प्रथम या दूसरी शती के बाद खींच 
कर नहीं छा सकते । इस प्रकार ब्लहस्कथा के द्वारा विक्रमादित्य के अस्तित्व 
का प्रथम शती ई० के पूर्व होने का प्रमाण मिलता है । 
(३) बृहत्कथा-मञ्जरी 

यह गअन्ध ग्यारहवीं शती में काश्मीरी पण्डित झ्ेमरेन्द्र द्वारा लिखा गया 
था । लेखक स्वीकार करता है कि ग्रन्थ गुणाव्य कृत प्राचीन ग्रन्ध बृहत्कथा 
पर आधारित है। हम छोगों ने पहले ही देख लिया है कि गुणाक््य हाल 
सातवाहन के समकालीन थे तथा उनकी तिथि प्रथम शती ई० है। बृहत्कथा- 
मझ्नरी में ( १०-१०८-१३ ) विक्रमादित्य की निश्नलिखिंत कहानी है: 


“इन्द्र के नेतृत्व में देचतागण केछास पर विराजमान शिव के यहाँ पहुँचे 
और उन्होंने कहा : देवाधिदेव ! दिति के पुत्र असुरों ने, जिनका आपने संहार 
किया था, स्लैच्छीं के रूप में पुनः जन्म धारण किया है। उन्होंने देवताओं को 
न्रस्त कर रखा है । अब केवछ आप ही शरण हैं। भगवान्‌ शिव ने देवताओं 
की आतंवाणी सुनकर माह्यवान को एथ्वी का भार उतारने की भाज्ञा दी। 
माल्यवान प्रथम तो द्विचकिचाया, किन्तु शिव की जाज्ञा तथा पाव॑ती की 
प्रेरणा पाकर उसने उजायिनी के वेभवशाली अधिपति महेन्त्रादित्य के पुत्र के 


१६ विक्रमादित्य [ प्र० अ० ] 


रूप सें अवतार धारण किया । उजयिनी के अधिपति को स्वप्त में इस समाचार 
से अवगत कराया जा चुका था | पृत्नोव्पत्ति के पश्चात्‌ पुन्न का नाम विक्रमादित्य 
तथा विषमशील रखा गया। कालान्तर में वह भति शक्तिशाली, यशोनित्रि 
तथा समस्त ज्ञान का संरक्षक हुआ । »< » » विक्रमादित्य ने अवस्था पाकर 
स्लेरछों का संहार किया ।' 
कहानी के साधारण पाठकों को रोचक छंगने योग्य ब्ृहस्कथामअरी के उपयुक्त 
अवतरण में हम मानवीय तथा अतिमानवीय दोनों तत्वों का संमावेश पाते 
हैं। किन्तु अतिमानवीय को, जिनका वर्णन महापुरुषों के जन्मेंकाक को चित्रित 
करने के लिए किया जाता है, हटा देने पर भानवीय एवं ऐतिहासिक तथ्य्रों 
का निम्नांकित ढाँचा हमारे सम्मुख आा जाता है ह 
(ञ ) विक्रमादित्य के पिता महेन्द्रादित्य थे, जो उजयिनी में शासंन 
| करते थे । 
(आ ) विक्रमादित्य के जन्म के पूर्व देश को विदेशी आक्रमण का भय था। 
(३ ) चरित्र-ननायक का नाम विक्रमादित्य था तथा उनका विरुद्‌ 
विषमशील था 
(६ ) अबन्ती का छोकप्रिय धरम शवधम था | 
(3 ) जब विक्रमादित्य अवस्था पाकर बड़े हुए तो उन्होंने विदेशी 
आक्रमणकारियों को हराया तथा उनको देश से खदेड़ दिया । 
कहानी के अतिमानवीय तथ्यों से भी निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य 
सामने भाते हैं: 
(थ ) विक्रमादित्य के पिता तथा उनकी प्रजा शव थी । 
(जआा ) शिव का 'गण! राज्य के एक प्रकार 'गण-राज्य” का अतीक है। 
(ह ) माल्यवन्त नाम संभवतः यह सक्लेत करता है कि यह गण-राज्य 
जिससे विक्रमादित्य संबंधित थे, 'मालव' था । 


(४ ) कथा“सरित्सागर 

इस ग्रंथ की रचना ग्यारहवीं शरती सें सोमदेव नामक एक अन्य काश्मीरी 
पण्द्ित द्वारा हुई थी । बृहत्कधा-मश्षरी में उपलब्ध विक्रमादित्य के जीवन 
तथा उनके कार्यों के बारे में प्राप्त सामग्री से भी विस्तृत सामझी इस अंथ में 
प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता तथा स्वरूप के संबन्ध में सोमदेव 
ग्रंथ के कथा-पीठ” ( अंथ-भूमिका ) में कहते हैं : 'यह अन्य गुणाव्य-रचित 


१. यथा मूल तथैबतत मनागष्यतिक्रमः । इत्यादि १, १-१० 


विक्रमादित्य का काल १७ 


बृहष्कथा के ही ढांचे पर है, जहाँ से इसकी सामग्री प्राप्त की गई है। कहीं 
तनिक भी अतिक्रम नहीं है। केवछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो 
अन्ध-विस्तार के भनुरूप हो । औचित्य, स्वाभाविक संबन्ध तथा कवितांशों को 
इस पअकार जोड़ने की ओर, जो कथा के अवाह में बाधक नहीं, जहाँ तक संभव 
था अधिक ध्यान रखा गया है। यह अयास अपनी चातुरी की प्रशंसा की 
इच्छा से नहीं, किन्तु विभिन्न तथा अधिक कथानकों की स्घति को आसान 
बनाने के लिए ही क्विया गया है ।! कर 
सोमदेव ने विक्रमादित्य के जीवन से संबन्धित कथाओं का उल्लेख अपने 
ग्रंथ के कई भार्गों' में किया है। विक्रमादित्य के जीवन का प्रमुख अंदा कथा- 
सरिष्सागर के अठाहरवें रम्बक से दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है: 
अचन्ती में उज्नयिनी नाम की प्रसिद्ध नगरी है, जिसको विश्वकर्मा ने 
युगारस्भ में ही बनाया था तथा जिसमें शिव का वास था । वह एक साध्वी 
स्री की भांति किसी भी अपरिचिंत के किए अभेद्य, श्रीकमल् के सहश 
श्रीसगपत्न, सजनों के झदु हूंदय की भांति शुर्णाकर और एथ्वी की तरह 
बहुत सी अद्भुत वस्तुओं से भरी थी। उस नगरी में दिग्विजयी भहेन्द्रादित्य 
नामक एक राजा रहते थे । जहां तक उनकी वीरता का प्रश्न है वे विविध 
प्रकार के जायुध धारण करते थे और सौंदर्य में स्वयं कुसुमायुध ( कामदेव ) 
थे । उनकी मुद्दी दान में सर्वदा खुली रहती थी, किन्तु कृपाण पर कस जाती 
थी। राजा की एक धर्मपत्नी थी, जिसका नाम सौग्यदशना था । वह राजा के 
लिये इन्द्र की शची, शिव की गौरी तथा विष्णु की श्री के समान थी । 
राजा के महामाध्य सुमति तथा नगर-रक्षक वज्रायुध थे, जिनके कुटठम्ब 
में नगर-रच्ण पैतुक हो गया था। उनके साथ रहकर राजा शिव को प्रसन्न 
रखते हुए राज्य-संचालन करते थे तथा पुत्रोत्पत्ति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार 
के यज्ञ-दानादि किया करते थे । उसी समय केकास पर, जिसकी घाटियों में 
देवता दर बांध कर सर्वदा आया करते हैं, जो उदीची की मुस्कान से सदा 
उप्फुछ् रहता है, जो विजय में स्वंदा उल्लसित है, शिव और पाव॑ती बेठे 
हुए थे। स्छेच्छो से अस्त होकर इन्त्र के नेतृत्व में देवतागण उनके पास 
आयगे। अमरों ने शिव को नमस्कार किया तथा बेठ कर उनका ग़ुणगान 
करने लगे । शिव ने उनके आगमन का कारण पूछा तो उन्होंने भाथना की ; 
हे देवाधिदेश ! व्रे असुर जिनको आप तथा विष्णु ने मार डाछा था; स्लेच्छों 


१, ६०९, ७-४॥ १२ । 
२ बविक्र० 


. ईप विक्रमादित्य [ प्र० झ० | 


के रूप में प्रथिवी पर पुनः उत्पन्न हो गये हैं। वे ब्राह्मणों को मार डालते हैं, 
'येज्ञादिक में विन्न डालते हैं तथा साधुओं की कन्याओं को उठा ले जाते हैं । 
सच पूछिएं तो विधर्मियों ने कुछ भी उठा.नहीं रखा है। आप जानते ही हैं 
कि अमरलोंक एथिवी से .ही पोषण पाता है, क्योंकि प्रथिवी पर जब हवनादि 
होता है तो उसी से स्वर्गवासी देवता संतुष्ट रहते हैं । 

. सलेच्छों ने प्रथिवी को रॉंद रखा है, यज्ञ-कुण्डों के चारों ओर कहीं भी 
मांगलिक शब्दों का उच्चारण नहीं होता । यज्ञ-भाग तथा अन्य वस्तुओं के न 
मिलने से देवतागण त्रस्त हैं। किसी वीर पुरुष को अवत्तरित कीजिए, जो 
सलेच्छों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो ।? 

जब देवताओं ने शिव से प्राथना की तो उन्होंने कहा कि आप लोग 
जाइये । आप छोगों को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। आप निश्चित 
रहें कि कठिनाइयों के हटाने का शीघ्र ही कोई उपाय होगा ।* 

'जब वे चले गये तो बगल में बेटी हुई पावंत्री के साथ बेठे हुए शिव जी 
ने भाक्यचन्त नामक गण को बुलाया तथा उसे आज्ञा दी कि चत्स, मनुष्य 
का रूप धारण कर उजयिनी में महेन्द्रादित्य के पुत्र के रूप में अवतरित हो ।* 

- उसी समय भगवान चन्द्रमीलि शड्टर ने राजा से स्वप्त में कहा कि में 
तुमसे असन्न हैँ, अतः तुम्हें एक तेजरवी पुत्र होगा, जो अपनी शक्ति से प्रथिवी 
के समस्त खण्डों का विजय करेगा । चह जन-नायक थ्षों, - पिशा्चों, राक्षसों, 
नभचरों तथा पाताल-बासियों को भी अपने वश में करेगा तथा म्लेच्छ-समूह्‌ 
का नाश करेगा; इस कारण वह विक्रमादित्य के नाम से अभिह्ित होगा तथा 
कठिन पराक्रम के कारण उसका नाम विषभशील होगा ।! 

(जिस प्रकार उपा-कार सें, जिस समय सूर्य निकलने को होता है, श्राची 
का सौंदर्य बढ़ जाता है उसी प्रकार रानी भी गर्भवती हुईं । उसके कुचाग्न भाग 
काले पड़ गये जो स्पष्टठः इस बात की भोर संकेत करते थे कि ( भावी ) राजा 
के लिए, जिससे वह गर्भवती हुईं थी, पर्याप्त दूध हो गया। स्वप्त में उन्होंने 
यक्ष-ेत्ाकादिकों से पृजित होकर सात समुद्रों को पार किया। जब समय 
निकद आया तो उन्होंने एक बड़े ही तेजरवी पुत्र को ज्न्स दिया, जिसने उस 
कक्ष को उसी भांति प्रकाशित कर दिया जिस अकार सूर्य आकाश को प्रकाशित 
कर देता है।! 

और जिस समय उसका जन्म हुआ, सचमुच जाकाश सॉंदर्ययुक्त हो गया 
था । उस समय देवताओं ने असन्न होकर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की तथा 


विक्रमादित्य का काल ९६ 


दुन्दुभि बजाई । उस समय सम्पूर्ण नगरी मारे प्रसन्नता के फूछी न समाती 
थी । छगता था कि असज्षता की हवा बह गई है। उस समय राजा ने धन 
की कगातार इतनी वर्षा की कि बौद्धों को छोड़ कर कोई “अनीश्वर! नहीं 
रह गया । ( अनीश्वर शब्द जब बौद्धों के लिये अथुक्त होता है तो उसका अर्थ 
ननास्तिकः है, किन्तु इसका दूसरा अर्थ धनहीन भी है )। राजा भहेन्द्वादित्य 
ने बारूक का नाम “विक्रमादित्य! तथा बिरुंद “विषमशील' जेसा कि शिव ने 
बताया था, रखा ।? 
५८ »८ ५ हि 

और कुमार विक्रमादित्य प्राण, साहस तथा दाक्ति के सददा उन तीन 
मन्त्रिपुत्री के साथ क्रीड़ा करते हुए उत्तरोत्तर सयाने हो चले। उनका 
उपनयन तथा विद्यारम्भ किया गया। विद्यारश्भ से ही उन्होंने बिना प्रयास 
ही सभी शास्त्रों को पढ़ लिया । जिस शास्त्र या काये में इनको लगाया जाता 
था. उसमें उस शास्त्र तथा कार्य के पराज्ञत इन्हें सबसे प्रवीण पाते थे । जब 
लोगों ने कुमार को देवी आयुर्धों का प्रयोग करते देखा तो वे महान धनुर्धारी 
रास. तथा अन्य ऐसे ही छोरगों की कहानियों पर कम ध्यान देने छगे । उनके 
पिता ने उन्हें श्रीदेवी जेसी सुन्दर-सुन्दर राजकुमारियाँ छाकर दीं, जिन्हें 
राजाओं ने पराजित होने पर समर्पित किया था !? 

'राजा महेन्द्रादित्य ने जब देखा कि उसका पुन्न पूर्ण युवा, अति साहसी, 
शक्तिमान तथा अ्रजा का प्रिय हो गया है तो उचित रीति से कुमार को युवराज 
बनाया और वे, वृद्ध होने के कारण पत्नी तथा अपने मन्त्रियों के साथ वाराणसी 
चले गये । वहाँ उन्‍होंने भगवाम्‌ शिव की दारण ली ९ 

'जिस प्रकार सूर्य आकाश सें चढ़ कर चमकने छगता है उसी प्रकार राजा 
विक्रमादित्य भी पिता का राज्य पाकर चमकने छूगा, यहाँ तक कि गर्वीलेऔर 
दुष्ट नरेश जब उनकी धनुष की डोरी चढ़ी हुईं देख लेते थे तो झुक जाते थे । 

देवी शक्तियों को भी उन्होंने चश से कर रखा था। यहाँ तक कि वेताछ 
तथा अन्य पिश्ञाचगण भी उनके वश में थे। जो भी अधम की राह पर चला 
उसको उन्होंने धर्मपूर्वक दण्ड दिया। विक्रमादित्य की सेना सुब्यवस्था 
स्थापित करती हुई सूर्य की किरणों की भाँति विचरण करती थी। यद्यपि 
राजा पराक्रमी दौर पुरुष थे किन्तु परछोक्त से डरते थे। यद्यपि वे शूर भे 
किन्तु ऋर नहीं थे (कर ग्रहण में क्र )। यद्यपि खत्री-रत नहीं थे, किन्तु 
उनकी पक्नियाँ उन्हें प्यार करती थीं। सम्पूर्ण श्रजा में वे पितृहीनों के लिये 
पिता, मिन्रहीनों के लिए मिन्न तथा निराश्नितों के लिए शरण थे। वस्तुत 


२० विक्रमादित्य... [ अर० आ० ] 


इनके वेभव की शुभ्रता ने खष्टा को सामग्री प्रदान की जिससे उन्होंने श्रेत 
द्वीप, क्षीर सागर, केछास पर्वत तथा हिमारूय का निर्माण किया ।! ह 
औैद  9 . 3९ ३५ और 
महाराज ! आपने दक्षिण तथा. पश्चिमी सीमा, मध्य देश, सौराष्ट्र तथा 
गड्ढा के पूर्वीय सभी प्रदेशों को जीत लिया है । उत्तर का प्रदेश तथा कश्मीर 
करद बन गये हैं। भिन्ननभिन्न दुग तथा द्वीप जीत लिये गये हैं, स्लेच्छी का 
विशाल समूह नष्ट कर दिया गया है तथा अन्य राज्यों ने भी आत्मसमपंण कर 
दिया है। बहुत से नरेश विक्रमशक्ति के शिविर में भा गये हैं । वे सवयं यहाँ 
उन नरेशों के साथ भा रहै हैं और राजन ! वे अब दो ही तीन पग पर हैं? ।? 
जैसा कि कथा-सरित्सागर की भूमिका में विश्वास दिलाया गया है कि 
कथानक गुणाब्य कृत ब्ृहत्कथा पर, जिसकी रचना प्रथम शताब्दी ई० में हुई 
थी भौर जो विक्रमादित्य के इतिहास से पूण परिचित थी, ही आधारित है । 
किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि कहानी की भाषा काव्य की भाषा है 
तथा साहित्यिक अलक्षरण से वास्तविक तथ्यों को क्षति पहुँचाती है। फिर 
भी विश्लेषण, से क्रथासरित्सागर में विक्रमादित्य के बारे में निश्चनलिखित 
तथ्य सम्मुख आते हैं" ह 
(१ ) विक्रमादित्य के पिता का नाम भद्देन्द्रादित्य तथा माता का नाम 
सौस्यदर्शना था । । 
( २ ) महेन्द्रादित्य तथा विक्रमादित्य दोनों ने अवन्ती की राजधानी 
. उजायिनी प्र शासन किया । 
(३ ) उस क्षेत्र का अचलित धर्म शेवधस था। 
(४०) विक्रमादित्य के जन्म के अवसर पर देश में विदेशी जाक्रमण 
हुआ था। ला शक मनशिकम  म पर 
'. . (५) विक्रमादित्य ने भ्षवस्था प्राप्त करके दुर्शो से देशा को मुक्त किया। 
उन्होंने दिग्विजय की तथा देश को एकछुन्न शासन में आबद्ध किया। 
( ६) विक्रमादित्य अपनी वीरता तथा अन्य सदूगुर्णों से, जो आदर्श 
मानव तथा ज्ञासक के लिये अत्यावश्यक हैं, सम्पन्न थे । 
(७ ) वे बड़े शाखविद्‌ तथा कला-साहित्य के संरक्षक थे । 
१. कथासरित्स|गर, लम्बक २० १० ५६३-७ सी० एच० टॉनी द्वारा अनूदित । 
२. दिवज्ञत डा० जायसवाल ने विक्रमादित्य को ७८ ई० का सातवाहन सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। उनका आधार केवल नाससाम्य है जो निराधार है। 
देखिए : उनका लेख जे० आर० ए० ए० भाग १६ पू० २९५-३०० तक । 


विक्रमादित्य का कार्ल २१ 
कथासरित्सागर से उपलब्ध विक्रमादित्य का चृत्तान्त मोरे तौर से 
बृहस्कथा के बत्तान्त से मिलता-जुलता है, क्योंकि छृहत्कथा दोनों का समान 
रूप से स्रोत है। फिर भी कथा-सरित्सागर से हमें बहुत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
तथ्यों का पता लगता है। सोमदेव जेसा कि वे स्वयं स्वीकार करते हैं 
बृहस्कथा के कथानक (जो भी उन्हें प्राप्त हो सका था ) के म्रति बहुत 
ईमानदार रहे हैं। परन्तु छगता है कि गुणाव्य की कई झतियों के पश्चात्‌ 
बहत्कथा में प्रज्षिप्त अंश बढ़ते गये, जो सोमदेव के समय छोकग्रचलित हो 
गये थे । इन प्रक्षिप्तांशों में एक तो पाटलिपुनत्र के विक्रमादित्य की कहानी 
है। सोमदेव ने उनका उदलेख अलरूग से किया है। कस से कम उनके 
मस्तिष्क में दोनों विक्रमादित्यों के भिन्न अस्तित्व में तनिक भी अम नहीं है । 
स्मरण रखना चाहिये कि यह तथ्य पाटलिपुत्र के द्वितीय चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य से उज्ञयिनी के विक्रमादित्य की अभिन्नता द्खिलाने वाले 
खिद्धान्त के लिए घातक है। कथा-सरित्सागर में प्राप्त पादलिपुत्न के विक्रमा- 
दिव्य का वृत्तान्त द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दुक्षिण के वाकाटकों के साथ 
सम्बन्ध का स्मरण दिलाता है। चन्द्रगुप्त वाकाटकों को तलवार के बल पर 
नहीं जीत सके थे, किन्तु उन्हें कूटनीति से जीता था। कहानी में कुछ सत्य 
का घपुद दिखाई देता है, जब उससें मगध की विशाल गज तथा हय सेनाओं 
का, जिसके छिए मगध गसिद्ध था, तथा प्रतिष्ठान की द्वुतगामी पदाति-सेनाओं 
का, जिसके लिए महाराष्ट्र श्र्यात था, उल्लेख मिलता है । 


(४ ) कुछ अन्य साहित्यिक ग्रंथ 


हिन्दुओं के कुछ अन्य ग्रन्थ भी विक्रमादित्य के साहस तथा प्रेम-कथाओं के 
बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। सिंदासनद्वार्जिशक, बेतालपत्च- 
विशति, शुक-सप्तति आदि बहुत ही छोक-प्रिय ग्रन्थ हैं, जिनका भिन्न-भिन्न 
नामों से भारत की रृगभग सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद हो गया है । 
चूँकि ये अंध बहुत ही छोकप्रिय थे और साधारण कोटि के लेखकों द्वारा लिखे 
गये थे, इनमें बहुत ही परिवर्तन तथा परिवर्धन होता गया, अतः इनका 
ऐतिहासिक मूल्य समाप्त हो गया है। इनमें विक्रमादित्य का वृत्तान्त काल्पनिक 
बन जाता है, किन्तु वे सभी एक स्वर से उजयिनी के विक्रमादित्य का 
अस्तित्व तथा उनके जीवन के विभिन्न अड्भों में उनकी महत्ता सिद्ध करते हैं। 
इन ग्रंथों के विक्रमादित्य अस्पष्ट हो सकते हैं, किन्तु अवारतविक नहीं। 


श्र विक्रमादित्य [ प्र० ओ० | 


(६) पुराणों का साक्ष्य 

पुराणों का एक अभिन्न भक्ष वंशानुचरित है। अतः कोई भी स्वाभाविक 
रुप से पुराणों में भारतीय विक्रमादित्य तथा उनके वंश के बारे में वर्णन की 
आशा कर सकता है। कुछ विद्वानों की धारणा के अनुसार पुराण विक्रमादित्य 
के अस्तित्व के बारे में मौन हैं। यह उनके अनस्तित्व का प्रमाण समझा गया 
है। किन्तु उसके लिए यह उत्तर दिया जा सकता है कि किसी शासक के 
अस्तिर्व को -केवल पुराणों में उल्लिखित न होने से अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । उदाहरणस्वरूप यह कितना स्पष्ट तथ्य है कि पुराण गणराज्यों का 
ओ प्राचीन भारत में विद्यमान थे, अपने वंशानुचरित में उल्लेख नहीं करते, 
किन्तु उनका इतिहास बौद्ध तथा जैन साधनों से ज्ञात होता है। अतः पुराणों 
में उल्लेख न होना, किसी भी राज्य, जाति अथवा पुरुष के अनस्तित्व का 
पुष्टिकारक प्रमाण नहीं है। फिर तो भाग्यवश पुराण विक्रमादित्य के इतिहास 
पर प्रकाश डालते हैं। आंध्रों के इतिहास का वर्णन करते हुए पुराण” उल्लेख 
करते हैं कि उन्हीं की शाखाओं को लेकर आंध्रों' के समकालीन छुः बंश होंगे . 
जो निम्नकिखित हैं :--- 


(अ ) आंध्र भ्ृत्य । 


(आ ) दश जाभीर । 

( ३ ) सप्त ( दश ) गद॑भिन्न । 
( ई ) दश शक । 

(उ ) अष्ट यवन । 


(ऊ ) चतुदंश तुषार, त्रयोद्श मुरुण्ड तंथा अष्टादंश मौन । 

जेन परम्परा) से पता चलता है कि विक्रमादिस्य गदभिन्न के वंशज थे 
और जब पुराणों में गदभिन्न का उल्लेख है तो स्पष्ट है कि वे विक्रमादित्य के 
अस्तित्व को भूछ नहीं जाते । हम पुराणों में विक्रमादित्य के वंश के सक्लेत के 
अतिरिक्त कुछ और स्पष्ट उल्लेख भी पाते हैं। भविष्यपुराण में उनका दो 


१. वायु-पुराण ३७, ३१५२-०३१५८, ब्रह्माण्ड-पुराण ७४, १७१-१७८ | 

२, आंध्राणां संस्थिता। पत्न तेषां बंशाश्र ये पुनः । ब्रह्माण्ड-पुराण । 

३, प्रभावक-चरित्र । 

४, तस्मिन्काले द्विजः कश्रिज्जयन्तो नाम विश्वुतः। तत्फल॑ तपसा प्राप्तः शक्ततः सवग़ं ययौ ॥ 
जयन्ती भर्तृहरये छक्षस्वर्णत वर्णयन्‌। भ्रुक्ला भर्तुंहरिस्तन्न योगारूढों बन॑ गतः ॥ 
विक्रमादित्य एवास्य भुक्त्वा राज्यमकृटकम्‌ ॥ ११, २१। 


विक्रमादिध्य का काल २३ 


बार उल्लेख है । एक स्थान पर वे विक्रमादित्य की निम्नलिखित कथा देते हैं । 

“उस समय एक जयन्त नामक बाह्मण रहता था । घोर तपस्या से उसे 
इन्द्र के यहाँ से एक फल आप्त हुआ, जिसके खाने से कोई भी अमर हो सकता 
था । फल को पाकर ब्राह्मण अपने घर चका गया । जयन्त ने उसे भर्तृहरि को 
बेच दिया, जिसे खाकर भरतहरि योगासीन होकर वन में चले गये। तब 
विक्रमादित्य ने अपने राज्य पर निद्वन्द्द शासन किया ।? 


एक अन्य स्थान पर निम्न प्रकार से उनका जीवन-चृत्त दिया हुआ है । 
'कछियुग के प्रारम्भ होने के ३७१० घर्ष पश्चात्‌ अवन्ती के अदेश में एक प्रमर 
नामक राजा राज्य करता था। उसके बाद क्रमशः सहासद, देवापि, देवदूत और 
देवगन्धवंसेन ने शासन किया। अवस्थानुसार गन्धवंसेन ने शह्टः को राज्य 
देकर वानप्रस्थ छे लिया। इन्ह ने ( उसकी तपस्या से भयभीत होकर ) 
वीरमती नामक सुन्द्री भेजी । बीरमती से उसके विक्रमादित्य नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । विक्रमादित्य ने शर्कों को नष्ट कर आय॑-धर्म का पुनःसंस्थापन 
करने के लिए जन्म लिया । शह्नर के एक गण शिवदृष्टि ने विक्रमादित्य के रूप 
में स्वयं अवतार घारण किया था। भगवान्र शिव ने विक्रमादित्य को एक 
सिंहासन दिया, जिसमें बत्तीस पुत्तकिकाये रूसी हुईं थीं। विक्रमादित्य की सभा 
के लिए पारवंतीजी ने वेताछ नामक गण भेजा । विक्रमादित्य ने बहुत दिनों तक 
राज्य किया । उन्होंने भूमण्डल को जीता तथा अश्वमेध यज्ञ किया ।? 

विक्रमादित्य का अन्य उल्लेख स्कन्दु-पुराण के कुमारिका-खण्ड में हुआ है, 
जहाँ कहा गया है कि वे कलि प्रारम्भ होने के तीन सहसख्र बाद राज्य कर रहे 
थे। भविष्य-पुराण की तिथि में मतभेद है । पार्जिटर के अनुसार दूसरी शती 
में एक आन्ध्र राजा यज्ञञश्री के समय में इसकी रचना हुई थी। इस प्रकार 
यह विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के लिए अच्छा अ्माण है | किन्तु घहुत से 
विद्वान पाजिटर द्वारा निश्चित तिथि में सन्देह करते हैं तथा उनका मत है 
कि भविष्य-पुराण की रचना में बहुत से ग्रक्षिप्तांशों को जोड़ा गया। यदि यह 
मान लिया जाय कि भविष्य-पुराण में बहुत परिवर्तन हुए, तब भी यद्द कहा 
जा सकता है कि पुराण के परवर्ती सम्पादकों को विक्रमादित्य की परम्परा का 
स्मरण था, यद्यपि अतीत की घटनाओं के बारे में कभी-कभी अाान्तियाँ हो 
जाती थीं । स्पष्टतया विक्रमादित्य के द्वितीय उल्लेख में आन्ति है, जहाँ उन्हें 
हम प्रमर ( परमार ) से सम्बन्धित करने का प्रयास पाते हैं। इस असम 
के पीछे एक उभयनिष्ठ वस्तु अबन्ती ही है, जहाँ दोनों राजाओं ने शासन किया 


२४ विक्रमादित्य [ प्र० आ० | 


था । फिर भी दोनों का अलग-अलग विचार करने से दोनों ऐतिहासिक पुरुष 
जान पड़ते हैं । 
(६) जैनो की साहित्यिक अलुश्रुति 

ब्राह्मण परम्परावादी हिन्दुओं के ही नहीं, अपितु जनों के पेतिहासिक तथा 
जीवन-बृत्तात्मक साहित्य में भी विक्रमादित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया 
है। बहुत दिनों तक जैनों का सम्बन्ध अवन्ती तथा समीपवर्ती स्थानों से रहा 
है। अतः स्वभावतः विक्रमादित्य की परम्परा को उन्होंने अपने साहित्य-प्रन्थों 
में सश्चित कर रखा है। यद्यपि उन ग्रन्थों में से बहुत से विक्रमादित्य के बहुत 
बादु के हैं, तथापि उनमें हम प्राचीन परम्पराओं का उद्लेख बड़ी ईमानदारी से 
पाते हैं । उनमें कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से कम मूल्य की हैं और उनमें अतीत 
का आन्त वर्णन है। उनमें अधिक महत्वपूर्ण परम्पसाओं का ही यहाँ उल्लेख 
हो सकेगा । 
(१) पद्मावलियों का साक्ष्य 

पद्दावलियाँ तिथि-परक पोधियाँ हैं, जो अधिकतर भ्राकृत में बड़ी ही सादी 
तथा तथ्याव्मक भाषा में लिखी गई हैं। उन्तमें महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का वर्णन 
अनुक्रम से मिलता है, यथा, सन्त, शासक आदि । इस प्रक्रिया में वे महावीर 
के निर्वाण से लेकर मध्ययुग तक प्रसिद्ध राजवंशों तथा शासकों को श्रेणियों सें 
विक्रमादित्य की तिथि-मूलक स्थिति को स्पष्ट करते हैं । जब हम पढद्ठावलियों' 
को साथ रख कर तुलना करते हैं तो अवन्ती का निम्नलिखित इतिहास सम्मुख 
था जाता है 


मद्दावीर का निर्वाण (५२७ ई० पृ में ) 
शासक शासन-काल 
१, पालक ( चण्डप्रथोतः ) ६० वर्ष 
२, नन्‍दे १७० ,, 
३, मौर्य १०८ ॥ 
४, पुथ्यमित्र ३० ,, 
७, बलमित्र,भानुमित्र ६० ,, 
६. नरवाहन ४० ,, 
७. गर्देभिन्न १३ ,, 
<, शक का 
3७० चर्ष 


अनिल 


१, श्रीपट्टावली -समुचय, भाग १, १० १७, ४६, १५०, १६६, १९५, २०० ( मु दर्शन - 
विजय द्वारा सम्पादित ) | 


विक्रमादित्य का. काल २४ 


९, विक्रमादित्य ६० वर्ष : ७७ ई० पू० 
१०, विक्रमचरित अथवा धर्मादित्य ४० ,, 
११. भेज्ल 34 
१२. नेज्ल १४ ,; 
१४, नाहड 4० ,) । 
| ६०७ ,, 
१४, उज्जयिनी पर शर्कों का पुनः अधिकार तथा शक- 
संवत्‌ की स्थापना ७८ ० पू० 


पह्ावक्चियों की विचारपूर्ण गणना के अनुसार विक्रमादित्य ने ७७ ई० पू० 
से अपना शासन प्रारम्भ किया, जिसका विक्रमसंवत्‌ की तिथि से बिल्कुल 
साम्य हो जाता है। यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण परम्परावादी ध्योतिषियों तथा जैन 
गणकों ने अपना आधार देशव्यापी परम्पराओं को ही बनाया था । 
(२) जैन दरिवंश का साक्ष्य 

एक महान्‌ जेनी केखक जिनसेन ने इसकी रचना शक ,संबत'” ७०५ 
(७८३-८४ ई० ) में की थी, जिसमें अवन्ती के इतिहास" का तिथि-क्रमिक 
वर्णन दिया गया है । उसके आधार पर निम्नलिखित तालिका बनाई जा 
सकती है : 


बीर निबोण काल ( ५२७ ई० पूछे ) 
शासक शासन काछ 

१, पालक ह ६० वर्ष 

२. विजय ( विषय ) राजा गण १७७ ,, 

३. पुरिन्ध ( मौर्य ) ४० ,, 

४. पुष्यमित्र ३० ,, 

७५, वसुमित्र तथा अभिमित्र ६० ,, 

६, रासभ € गदंभिक्ल ) १०० , हि 

४४५ वर्ष : ८२ ई० पू० 
७. नरवाहें ४२ ,, 


४०७ धष | इव है. एप 
१, शाकेष्वब्द्शतेषु सप्तमु दिशं पत्नोत्तरे इत्यादि ( भूमिका ) 
२, १०, ४८७-४५९० 


२६ ु विक्रमादित्य | प्र० आ० ] 


जेन हरिवंश की तिथिक्रमिक सूची में विक्रमादित्य के नाम का उल्लेख 
नहीं है, किन्तु उसमें रासम (८ गर्दभिन्न ) का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिस 
जाति या वंश में विक्रमादित्य उत्पन्न हुए थे। ध्यान देने की आवश्यकता है 
कि पद्ावलियों तथा जेन-हरिवंश दोनों में विचारपूर्ण प्रामाणिक ऐतिहासिक 
लेख है। अतः उनमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति तथा अत्युक्ति नहीं है। भिन्न-भिन्न 
राजाओं तथा राजवंधों के शासन काल के लिए वे विभिन्न संख्याओं का प्रयोग 
करते हैं, परम्परागत गोलमोरू संख्याओं का नहीं। इन तथ्यों को ध्यान में 
रखने पर कदाचित्‌ ही सन्देह करने के किए अवसर मिलता है। चूँकि ये अन्य 
तिथिक्रमिक तालिका तथा जीवन की . रूपरेखा के ही लिए हैं, अतः हम इनमें 
जीवनबृत्तात्मक विस्तार की आशा नहीं क्र सकते। इसके छिए हमें जेन- 
साहित्य के दूसरे अज्ज प्रबन्धसाहित्य की ओर दृष्टि दौड़ानी होंगी, जिसकी रचना 
बहुत बाद में हुई, किन्तु यह देश की प्रामाणिक परम्पराओं पर आधारित है 
तथा अतीत का वास्तविक चित्र उपस्थित करता है। जनसाहित्य के इस अद्भ 
में अनेक ग्रन्थ हैं, किन्तु उनमें से कुछ बहुत प्रसिद्र का ही यहाँ उल्लेख किया 
जा सकता है। 


(४ ) प्रभावक-चरित 

इसकी रचना प्रभाचनद्डसूरि के द्वारा हुई थी। पाटनसंघ के पुस्तकाछूय॑ 
में इसकी सबसे प्राचीन हस्तलिपि है, जिसकी तिथि विक्रम की चौदहवीं शी? 
निश्चित की जाती है। स्पष्टतया यह ग्रन्थ बहुत बाद का है, किन्तु इसका 
लेखक कहता है कि उसकी रचनायें प्राचीन ग्रन्थों, ऐतिहासिक तथा जीवन- 
वृत्तात्मक साहित्य' तथा बहुश्रुत म्ुुनिर्यों द्वारा सबश्वित पंरम्पराओं पर ही 
आधारित है। यह हेमचन्द्रसूरिकृत स्थविरावलीचरित का अनुकरण करता 
है तथा प्रसिद्ध श्वेताम्बर जेन सन्‍्तों, विद्वानों तथा उसके पोषकों तथा राजाओं 
के जीवन-बृत्तों का वर्णन करता है, जो प्रथम शती तथा तेरहबीं शती 
विक्रमी के बीच के हैं। इस ग्रन्थ को अलुंकृत करनेवाले प्रसिद्ध शासकों में 
. विक्रमादित्य, हषवर्धन, आमराज, भोजदेव, भीमदेव, सिद्धराज, कुमारपाल 
इत्यादि हैं। ये. प्राचीन भारत के अतिप्रसिद्ध शासक रहे हैं। उनके 


१. जिनविजय मुत्ति द्वारा सम्पादित प्रभावक-चरित की भूमिका ए० २ । 
२, वहुश्ुतमु्तीशेभ्य! प्रा्यंथेभ्यश्व कानिजित | 
उपश्रुत्येतिवृत्तानि वर्गविध्ये. कियन्त्यपि ॥( प्रास्ताविक, छोक १५ ) 


विक्रमादित्य का काल २७ 


वंश का प्रभावक-चरित में वर्णन उनके ऐतिहासिक स्वरूप को पुष्टरूप से 
प्रमाणित करता है । 

इस अन्ध में जेनों के बहुत प्रसिद्ध सन्‍्त काछकसूरि का जीवन-बृत्त* दिया 
गया है, जो भारत में शक-आक्रमण, विक्रमादित्य द्वारा उजयिनी के पुनः 
विजय तथा विक्रम संबत्‌ की स्थापना का वर्णन करता है। उस जीवनी का 
संगत अंश संक्षिप्त रूप से दिया जा रहा है : 

थ्रीधारावर्ष”श नामक एक नगरी थी। चहाँ वीरसिंह नामक राजा राज्य 
करता था, जो अत्यधिक शक्तिशाली था। उसके एक पुत्र काकक तथा एक 
पुत्री सरस्वती थी । ग्रुणाकर नामक जेन सन्त से प्रभावित होकर कुमार ने 
जेन-धर्मं ग्रहण कर लिया तथा बहिन के साथ प्रत्नजित हो गया। एक बार 
बह उजयिनी गया। उस समय उज़यिनी का राजा गदभिन्न था, जो संयोगवश 
राजधानी से बाहर निकरा हुआ था। जिस समय कारक तथा सरस्वती वहाँ 
पधारे, सरस्वती के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर ग्दभिज्ञ उसे उठा ले गया । यह 
समाचार जैन संन्‍्यासियों से जो उसके साथ रहते थे सुनकर कारक गदभिन्न 
की राजसभा में गये तथा इस प्रकार बोले : 


है शेव राजन्‌ ! यह सत्य है कि हम छोगों ने अपने कच्छु के चारों ओर 
उसकी रक्षा के लिए भाचीर बना रखा है, किन्तु सभी धर्मों के रक्षक होते 
हुए भी जब आप ही फल को उठा छाते तथा खाते हैं तो हम किसके यहाँ 
ज्ञाकर प्रार्थना करें १ 

जब कालक की प्रार्थना पर गद्दभिन्न ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया तो 
कालक ने जिनकी धमनियों सें अब भी ज्षत्रिय रक्त भ्रवाहित था, प्रतिज्ञा की 
कि यदि वह राजा को उसके सम्बन्धियों तथा सम्पत्ति के साथ न नष्ट कर 
डालेंगे तो उन्हें मानवता की हत्या का भमहान्‌ पाप छगेगा। 

काछक पश्चिम दिशा की ओर सिंधु पार करके चले गये तथा शखियों (श्कों) 
के देश में पहुँचे। वहाँ ५० शक राजा थे तथा उनके ऊपर एक अधिपति था, 
जिसके सात छाख घुड़सवारों की सेना थी । काछक ने शक सामनतों में से एक 
से भेंट की तथा कुछ ही समय में उसके पक्के समिन्र बन गये । एक बार शक 
सामन्‍्तों का अधिपति उनसे क्रुद्ध हो गया तथा एक आदेश इस आशय का 
जारी किया कि जब तक वे अपना सिर उसे समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक 


कम» «०-३ नाकाम! क#कन-५५०० ००5० »१५्य९क७९००५-+---.०७+५>५५५५मनने--+-किल३+५अक 3 न नम पक» तन न न पतन न नन-+4++न+बममलकीन-- नल -++3++“+ नह कननन मत *%0९क्‍7+४बक/"क 4) 2५७333.33>33>->4>>.+-कननतन 3५ + मन मा3+ आस; १९०५) ३ 4 लाकर स2)33७.333५»+५५< «भा 3+% सार +कवनेककाका34१-७५५००क्लन ५, निलिकिककनाक+क न डल्ना लए“. 


श्प विक्रमादित्य | प्र० आ० | 


उनके कुटुग्बियों और वंशजों को उनकी जागीरों का उपभोग नहीं करने दिया 
जायगा। इसमें कारक ने गदभिन्न से बदला लेने का स्वर्णिम अवसर देखा । 
उसने गुप्त रूप से सभी शक-सामन्तों को इकद्वा किया तथा उन्हें अपना सिर 
कटवाने के स्थान पर भारतवर्ष की ओर चलने की राय दी । 


सिन्धु को नाथों से पार करके श्कों ने सौराष्ट्र में प्रवेश किया । वर्षा ऋतु 
में तो वे रुक ही गये तथा देश को ९६ विभागों में बाँट कर वहीं बस 
गये। उन्होंने सोराष्ट्र में अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा उसे हृढ़ किया । 
पाँचार तथा लाठ को जीत कर वे मालव प्रदेश की सीमा पर आ गये । 
८ »< ५८ ५८ 


शक सेनाओं ने टिड्ठी दछ की भाँति विशाला ( उजयिनी ) को घेर लिया 
तथा गद॒भिन्न जीवित पकड़ा गया। कारक के हस्तक्षेप के कारण उसे 
छोड़ दिया गया । किन्तु उसे देश से निकल जाने की आज्ञा हुई। बन में 
घूमते हुए उसे एक सिंह का ग्रास बन जाना पड़ा । विजेताओं में देश को 
विभाजित किया गया । सरस्वती का पता छगा और वह भिज्षुणियों में वापस 
ले ली गयी । 


इस घटना के कुछ दिनों बाद श्रीविक्रमादित्य ने शर्कों के वंश को नष्ट कर 
डाला और वह विश्वव्यापी राजा की भाँति प्रकाशित हो उठा । स्वर्ण रखनेवाले 
व्यक्तियों ( धनी व्यापारी वर्ग ) की सहायता से उन्होंने प्रथिवी का भार उतार 
कर अपना संबत्‌ चकाया। विक्रमादित्य के १४५ वर्ष पश्चात्‌ पुनः श्कों ने 
अवन्ती पर आक्रमण किया तथा उन्होंने दुबारा विक्रमादित्य के कुदुग्ब को नष्ट 
कर डाला और अपना ( शक ) संवत्‌ चलाया ।* 


कारुकाचार्य के उपयुक्त जीवन बृत्त से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है; 

( भर ) प्रथम शक जाक्रमण के समय सौराष्ट्र जेनधर्म का केन्द्र था और 
यह अवन्ती की ओर असार पाने का प्रयास कर रहा था । 

( आ ) प्रारम्भ में उजयिनी के शेव शासक तथा जैनधर्म के प्रचारकों में 
मतमेद था, जो बाद में खुले संघर्ष में परिणत हो गया । 

( ई ) अपमानित तथा दुःखित जेन सन्त ने शर्कों की सहायता ली, 
जो अवन्ती के शासक के विरुद्ध भारत में प्रस्थान कर रहे थे । 


के ललीन ता कनननमभंमनी..>ननोननककनवनाननननथ न 3७ फननम-म-मग-38- ५० -+>-नमकननन ५ सनम #०क 


१. चू्णी सहित निरसीथ-सुत्त, दशम उद्देश्य : अमिधानराजेन्द्र, भाग १, ए० ५८२ | 
ज० बं० रा० सी० १६ प० २९२ में उद्धृत । 


विक्रमादित्य का काल २६ 


( ई ) शर्कों को अस्थायी सफछता मिली तथा उन्होंने उज्जयिनी की 
विजय की । 

(3 ) उस शेव राजा का पुत्र तथा उत्तराधिकारी विक्रमादित्य था, जिसने 
शीघ्र ही शर्कों को निकाल बाहर किया तथा देश को विदेशी 
भ्रत्याचार से मुक्त कर दिया और अपना संचत्‌ छाया । 

(ऊ ) तत्पश्चात्‌ शान्ति तथा सम्रद्धि का युग आया, जो छगभग १४५ वर्ष 
तक रहा । इस काल में विक्रमादित्य के वंशरजों ने उज़यिनी पर 
शासन किया । 

(ऋ ) इस काल के समाप्त होने पर हार्कों ने भारत पर पुनः जाक्रमण 
किया । उजयिनी से विक्रमादित्य के वंशर्जों को हटना पड़ा। 
उन्होंने ( शर्कों ने ) अपना संवत्‌ चलाया। 

हम देखते हैं कि प्रभावक-चरित में कारकाचार्य का कथानक ऐतिहासिक 

तथ्यों को उपस्थित करने के अतिरिक्त जेन हरिवंश तथा पद्टावलियों की तिथि 
की भी पुष्टि करता है। 

यहाँ प्रभावक-चरित में काछकाचाय कथानक चाछी घटना पर कुछ 

अधिकृत मर्तों को उद्धत करना अग्रासज्ञिक न होगा। श्प्सन की धारणा है कि 
उजायिनी के इतिहास में इस घटना को स्छुति सम्भवतः जेनों की काठक-कथा 
में सब्चित हो सकती है। कथा को आमाणिक सिद्ध नहीं किया जा सकता, किन्तु 
असिद्ध भी नहीं किया जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
इसका ऐतिहासिक पसन्ञ इस का की उजयिनी की ज्ञात परिस्थितियों को 
देखते हुए असद्गत नहीं है । राजा से क्षतिग्रस्त छोगों ने कूर शासक को कुचल 
दैने के किए ही शकद्वलीप के लड़ाकू शर्कों की सहायता की अपेक्षा की होगी 
और जैसा कि इतिहास में बहुधा घटित हुआ है ऐसे सहायकों के लिये स्वयं 
राज्य का हड़प लेना अस्वाभाविक नहीं है। गदंभिन्न तथा उसके कारनामे ही 
इन पतिकारियों के जाने के कारण हुए। उसके पुन्न विक्रमादित्य, जिन्होंने 
बाद में शर्कों को मार भगाया, कथा के भनुसार किग्नित्‌ ऐतिहासिक पुरुष से 
लगते हैं? । 

फ्रेकलिन एजर्टन ने अधिक दृढ़ मन्तव्य प्रकट किया हैः 'मुझे पता नहीं 

कि जैन कथाओं को असिद्ध करने के लिए तथा यह कहने के लिए कि विक्रम 
नाम का कोई राजा ही ५७ ई० पूव में नहीं हुआ, कोई निश्चित तथा ठोस 


१. कैम्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया भाग १, ९० ५३१२-३१। 


३० विक्रमादित्य [ प्र० आ० ] 


प्रमाण क्या है। क्‍या हम उस हाती के इतिहास के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं 
जिसके आधार पर यह कह सके कि माछझवा के स्थानीय राजा ने जिसका माम 
विक्रम हो सकता है, उस युग में मध्यभारत तक अपना राज्य स्थापित नहीं 
कर लिया होगा ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कीलहान उसके विपरीत कोई 
तथ्य सिद्ध नहीं कर सके हैं तथा अन्य प्रमाणों को भी में समझ नहीं पाता, 
जो इसे असिद्ध करने में सत्तम हों! |! वे आगे कहते हैं 'तो कुछ मिछा कर 
इतनी सी बात है कि विक्रमादित्य नाम का वस्तुतः एक राजा था, जिसने 
मालवा में शासन किया तथा ५७-०८ ई० पूर्व में एक संचत्‌ की स्थापना की"।! 


प्रसिद् पुरातत्ववेत्ता स्टेन कोनो महोदय कारूकाचार्य के कथानक को 
बिलकुछ पेतिहासिक मानते हैं : 'हस वर्णन में तनिक भी सन्देह करने का, 
जेसा कि बराबर किया जाता है, कोई कारण नहीं दिखाई देता । सन्देह का 
प्रसुख कारण है कि अधिकांश विद्वान्‌ भारतीय परम्पराओं में विश्वास न करते 
के लिए पहले से ही निश्चय कर लेते हैं। पर आश्चर्य तो यह है कि ये कभी 
भारतीय साहित्य की अपेक्षा रज्ञीन विदेशी वणनों को भी अधिक भहरव देते 
दीख पड़ते हैं, यद्यपि उक्त भारतीय साहित्य के छगभग सभी वर्णनों की अन्य « 
साधनों से परख हो सकती है। सिन्धु देश में शक साम्राज्य जैसा कि हम 
छोगों ने देखा है, यूनानी साहित्य के प्रमाणों से ज्ञात होता है। टालेसी श्कों 
के काटियावाद तक विस्तार का वर्णन करता है। उनकी राजकीय उपाधि 
'साहानुसाहि! थी, जैसा कि हम छोग बाद में देखेंगे, सिक्कों से पुष्ट होती है । 
पुराण शक राजाओं का गदंभिन्न के राजवंश के पश्चात्‌ राज्य करना बताते हैं? । 


विन्सेण्ट स्मिथ भी प्रारस्स में विक्रमादित्य की ऐेतिहासिक्रता स्वीकार 
करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे । रूगता है कि बाद में परम्परागत दृष्टिकोण को 
स्वीकार करने की ओर उनका कुछ झुकाव हो गया था। थे लिखते हैं कि 
'सस्नव है ऐसे राजा का अस्तित्व हो ॥? 
डॉ० अ० स० अक्तेकर यद्यपि कालकाचार्य कथा की ऐेतिहासिकता को 
१. विक्रम्स एडवेचस, हावेड ओरियण्टल सीरीज, भूमिका, ५० ६४ । 
२. वही ४० ६६ | 
स्टेनकीनी, कारपस इल्सक्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, भाग २, खण्ड १, ऐतिहासिक 
भूमिका । 
४. आक्सफोडड हिर्द्री आफ इण्डिया, १९१९, पू० १५१ । 
५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, विक्रमांक, विक्रमी सं० २०००, पू० ६०-६६ । 


विक्रमादित्य का काल ३१ 


अंशतः स्वीकार करते हैं, किस्तु वे ५७ ई० पूर्व में विक्रम संवत्‌ के संस्थापक 
विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। उनका कहना 
है, “यद्यपि कालकाचार्य की कथा तेरहवीं शी में लिखी गयी, फिर भी निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्य पर्याप्त मात्रा में है। 
इतिहास कथा को पुष्ट करता है कि प्रथम छाती ई० पूर्व में सिन्‍्ध पर शक्कों 
का आधिपत्य था । यह भी निश्चित है कि शक राजा 'शाहि? कहे जाते थे । 
यह भी सम्भव हो सकता है कि शर्कों ने थोड़े ही समय के पश्चात्‌ काठियावाड़ 
पर जआधिपत््य जमा लिया हो। ऐतिहासिक प्रामाणिक लेख इस तथ्य की पुष्टि 
करते हैं कि शक्कों का आधिपत्य-्षेत्र उत्नयिनी तक फैछा हुआ था। जतः 
कालछकाचार्य-कथा के अनुसार यह भी सम्भव है कि विक्रमादित्य ने उजयिनी 
के अल्पस्थायी शक राजा को निकाल भगाया हो ।” 


“किन्तु यह आसाणिक रूप से सिद्ध नहीं होता कि विक्रमादित्य ने शक्कों 
को परास्त करने के पश्चात्‌ संबत्‌ का प्रवर्तन किया । प्रथम तो ध्यान देने योग्य 
बात यद्द है कि कहानी तेरहवीं शी में किखी गई । अतः मौखिक कथाओं से 
. प्रभावित हुए बिना न रह सकी । यह भी स्पष्ट है कि परम्परा से प्राप्त मूछ 
कथा में इस आशय के छोक' नहीं हैं। बाद में कवि ने, प्रचलित कथाओं के 
आधार पर इन छोकों की रचना की । इन छोकों से कहानी की प्रमुख धारा 
में बाधा हो जाती है। मूछ कथा में शक राजा की वीरता का वर्णन, जिसने 
देशलोही कालकाचार्य की सहायता छी थी, स्वाभाविक था। किन्तु 
विक्रमादित्य द्वारा उस शक राजा का पराजित होना अस्वाभाविक छुगता हल, 
वर्योकि इससे कथा के मूलभाव के परिपाक में बाधा पड़ती है ।” 


. यह निवेदुन किया जा सकता है कि डॉ० अक्तेकर ने कालकाचार्य के 
ऐतिहासिक स्वरूप को स्वीकार किया है। उन्होंने केवल एक ही वास्तविक 
. आपत्ति उठाई है कि विक्रमादित्य का शक राजा के विरोध में विजयी होना 


१. शकानां वंशमुच्छेध कालेन कियता5उपि है । 
राजा श्रीविक्रमादित्यः सावभौमोपमोष्मवत्‌ ॥ 
स॑ चोन्तमहासिद्धिः सौवर्णपुरुषोदयात्‌ । 
मेदिनीमन्‌णां क्ृत्वाइ्चीकरह॒त्सर निजम्‌ ॥ 
ततो वष॑ंशते पतन्चर्तविशता सन्पिके पुनः । 
तस्य राशो5न्वरय हत्वा बत्सरः स्थापितः शकेः ॥ 

( कालकाचारयकथा, शौक ९०-५२ ) 


३२ विक्रमादित्य [ प्र० आ० ] 


कथा के रस-परिपाक में बाधा डाछ देता है। उनके कहने का तात्पर्य यह है 
कि कहानी का स्थायी साव इस बात की अपेत्ता रखता है कि इसका अन्त 
शक राजा के पूर्ण विजय तथा गदभिन्ञ के वंश के विनाश के -साथ हो । 
विक्रमादित्य के नेतृत्व में गदंभिन्न शक्ति का पुनः प्रादुर्भाव स्वाभाविक उत्कर्ष को 
कम कर देता है । किन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कालकाचार्य की 
इच्छा केवल गदंभिन्न को हटाने की ही थी; न कि इस बात की कि शक स्थायी 
रूप से देश में अपना आधिपत्य स्थापित करें। शक बहुत ही अत्याचारी थे तथा 
शीघ्र ही घृणा के पान्न बनने लगे। अतः जेनों ने उनके हटने का उतना ही 
स्वागत किया, जितना गदमिल्ल के विनाश का, अपितु और भी क्योंकि वे विदेशी 
थे । विक्रमादित्य ने घृणित बबर शककों के विरुद्व राष्ट्रीय शक्तियों का सट्डटन 
किया था। इसके अतिरिक्त जेन उन्हें जेनधर्म में दीक्षित मानते हैं, अतः कथा 
में उनका आ जाना विषय के लिए किसी भी तरह भस्वाभाविक नहीं । 


प्रभावक-चरित के अतिरिक्त अन्‍य बहुत से जेन इतिक्षृत्त हैं, जो विक्रमादित्य 
के जीवन तथा उनकी सिद्धियों का बणन करते हैं। इनकी तालिका बहुत बड़ी 
है? | उनमें बहुत अमुख निम्न हैं: 

( श्र ) राजशेखर सूरिकृत प्रबन्ध-कोष । 

(आ ) मेरुतुड़ सूरिकृत प्रवन्ध-चिन्तामणि । 

( इ ) पुरातन-अबन्ध-संग्रह ( लेखक का नाम अज्ञात है ) 

(६ ) इन्ब्सूरिक्ृत विक्रम-चरित । 

(3) पूर्णचन्द्र सूरिकृत विकम-पत्च-दण्ड-प्रवन्ध । 

(ऊ) देवमू्ति का विक्रम-चरित्र । 

(ऋ ) क्ेमंकरकृत सिंहासन-द्वान्िशिका । 

उपयुक्त अन्थों की रचना तेरहवीं शती तथा पन्द्रहवीं शत्ती ई० के बीच 
में हुई । साहित्यिक ग्रन्थ होने के कारण उनमें अछड्गभरण तथा विस्तार पर्याप्त 
मात्रा में है। किन्तु ये सभी ऐतिहासिक पुरुषों का ही वर्णन करते हैं तथा 
उनकी कहानियों का बीज ऐतिंहासिक तथा वास्तविक है। उनमें विक्रमादित्य 
की वीरता तथा प्रेम-लीला-सम्बन्धी अनेक काद्पनिक कहानियाँ हैं, किन्तु ये 
सभी विक्रमादित्य के अस्तित्व, उनके पराक्रम के केन्द्र अवन्ती, उनके कार्य 
के स्वरूप तथा उनके उच्च जीवनादर्श को एक स्वर से स्वीकार करते हैं | इन 


१, विक्रम तथा विक्रम-संवत्‌ २००१, ग्वालियर | 


विक्रमादित्य का काल ३३ 


ग्रन्थों का विवेकपूर्ण उपयोग विक्रमादित्य के इतिहास के छुनर्निर्माण में बहुत 
सहायता कर सकता है । 


७. भारतीय पुणतत्त्व का साक्ष्य 

प्राचीन भारत के बहुत से इतिहासकार विक्रमादित्य के अस्तित्व में सन्देह 
करते हैं । उनके अनुसार विक्रमादित्य के बारे में कोई दोस पुरातर्व-सम्बन्धी 
प्रसाण उपलब्ध नहीं है । वे आपत्ति प्रकट करते हैं कि किसी भी साहित्यिक 
परम्परा को ऐतिहासिक कहकर स्वीकार नहीं किया जा सकता जब्न तक पुरातत्त्- 
सम्बन्धी अ्मार्णों से उसकी पुष्टि नहीं हो जाती । उनकी आपत्ति का पूर्वाश 
नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि इसे स्वीकार करने पर सम्पूर्ण आडमौयय 
इतिहास ही अस्थोकार करना पड़ेगा जो असम्भव है। फिर भो आपत्ति के 
द्वितीय अंश में कुछ बल है। इसमें सन्देहद नहीं कि पुरातत्त्त के प्रमाण 
साहित्यिक परम्पराओं की पुष्टि करते हैं। अतः यह देखना उचित है -कि 
मालवा, मध्यभारत तथा राजपूताना के पुरातर्व-सम्बन्धी अनुसन्धान से 
विक्रमादित्य के अस्तित्व पर कोई प्रकाश पड़ता है कि नहीं । 
(१) अभिलेखो का साक्ष्य 

मालवा तथा समीपचर्ती क्षेत्रों में अभिकेखों के रूप में पुरातत्व-सम्बन्धी 
अन्वेषण इस समस्या पर पर्याप्त अकाश डालते हैं । मन्दसोर ( प्राचीन दद्यपुर ) 
में श्राप दो अभिलेख जिनकी तिथि ४५३१ तथा ७५८५१ मालब-संवत्‌ है, मालव 
गण में प्रचलित संवत्‌ का सद्लेत करते हैं। इन अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण 
उल्लेख 'मालवगण स्थिति” है । विद्वानों ने इसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न अकार 
से की है । कीलहान3 ने गण? का क्ष्थ गणना? था “वर्ष-गणना? किया है! 
“रण! दाब्द का दूसरा भी अर्थ हो सकता है जिस पर विद्वानों ने विचार नहीं 
किया है, क्योंकि उन्हें भारतवर्ष में गणराज्यों के अस्तित्व में सम्देह्द था। 
किन्तु बाद के अजुसन्धानों ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन भारत म 
गणराज्य थे तथा कीलहान की व्याख्या का विरोध हुआ तथा उसे अस्वोकार 
भी किया गया । काशीग्रसाद जायसवाछ ने” 'सारूव-गण-स्थिति! पद्‌ का 


१, मालवानां गणस्थित्या थाते शतचतुश्टये । तिनवत्यविकेडन्दानां ऋती सेन्यधनस्तने॥ 
फ्लीट, इ० इण्डि० भाग ३, अभिलेख सं० १८ 

२. मालवगणस्थितिवशात्‌ कालशानाय लिखितेपु, वही । 

३, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी भांग १४, ४० १२६ | 

४, अ० आफ विं० ऐण्ड उ० रि० सी० १९१० । 


३ विक्र० 


३४ विक्रमादित्य [अ० आ० ] 


व्याख्या की है--माऊवगण-विधान के संस्मरणार्थ संवत्‌ का संस्थापन! । 
डॉ० भ० स० अल्तेकर” उस 'मारवगणस्थिव्या? पद की व्याख्या 'मालवगण 
में प्रचलित संबत्‌ अनुसार! और 'मालवगण की प्रथा के अनुसार! उचित समझते 
हैं। डॉ० अल्तेकर का अथम अनुवाद सरक तथा स्वाभाविक है। दूसरा भी 
स्वीकार करने योग्य है, यदि इसका जर्थ यह न हो कि माछवा का संवत-प्रवर्तन 
से कोई सम्बन्ध नहीं था, जेसा कि डॉ० द्‌० रा० भाण्डारकर' का मत है । 


फ्लीट ने स्वीकार किया कि उपयुक्त अभिलेख में मालव-संवत्‌ विक्रम- 
संवत्‌ का समकालीन था तथा दोनों एक ही थे । तब से विश्वास तथा निश्चय 
के साथ स्थापना की गयी कि दोनों संबत्‌ एक ही हैं । अत्यन्त नवीन खोजों 
ने यह स्पष्ट किया है कि आरम्भिक शतियों में मालूव-संवत्‌ कृत-संवत्‌ के नाम 
से अभिहित था । 

( डॉ० अ० स० अद्तेकर द्वारा बड़ी कुशछता से सम्पादित ) नन्‍्दसा के 
यूप अभिलेख) से स्पष्ट होता जाता हैं कि मारूब-गण-विषय में ( माछवगण 
का प्रदेश जो निवास के अनुसार हटता जा रहा था ) मार॒व क्ृत-संवत्‌ का 
व्यवहार करते थे । अभिछेख की तिथि २८२ कृत-संचत्‌ है। डॉ० अक्तेकरं 
का यह निश्चित मत है कि कृत-संवत्‌, मालव-संवत्‌ तथा विक्रम-संचत््‌ एक ही 
हैं। कृत-संवत्‌ के नामकरण का कारण यह था कि इसने अछड्भार की भाषा 
में क्रतयुग का प्रारम्भ किया था। 

हमें उपयुक्त अभिलेखाव्मक अन्वेषणों से पता ऊगता है कि एक मालव- 
संबत्‌ था ( जिसे पहले क्ृत-संवत्‌ कहते थे तथा जी विक्रम-संवत्‌ का समानार्थी 
है ) जो 'माकूवगण के संविधान” की स्म्रति में संस्थापित किया गया था। हमें 
साहित्यिक तथा ज्यौतिषिक परम्पराओं से यह भी सूचना मिलती है कि 
विक्रमादित्य ने ५७ ई० पूर्व में एक संवत्‌ की स्थापना की । इन दोनों तथ्यों 
को एक साथ रख कर विचार करने पर यह बात सरलता से स्पष्ट हो जाती 
है। विक्रमादित्य माठ्वगण से सम्बन्धित थे । विक्रमादित्य को मार॒ुबगण से 
सम्बन्धित करने में हमें एक ही तथ्य की व्याख्या करनी होगी। जेन परम्परा 
के अनुसार वह 'गद॒निन्ल/वंश का था। वर्तमान छेखक के मत में गर्दभिन्न 


फल कल नन्‍ कल तल + 


१. एपिग्रे फिया इण्डिका, भाग २६ । 

२. भाण्डारकर-स्मृति-अछ्ूू, पएृ० १९१ | 

३. नन्दसा यूप अभिलेख, ए० ३० भाग २७। 
४. स्याद्रि, अक्टूबर १९४१ । 


विक्रमादित्य का काल ३४ 


मालवों की एक शाखा थी । मालरवों में अनेक शाखाय थीं इसका अमाण तो 
ननन्‍द्सा के अभिलेख से ही प्राप्त हो जाता है। नन्‍द्सा लेख में यज्ञ के छिए 
उत्तरदायी मारूव 'सोगी? शाखा के थे। इस अकार गदभिन्न-सोगी आदि 
मालवों की भिन्न-भिन्न शाखाये थीं। अतः विक्रमादित्य के वंश का नाम गदे- 
भिन्न उनके मालव-गण-प्रसुख होने में अवरोधक नहीं होता । उसी प्रकार 
उनका राजा! कहलछाना, अथवा अपने पिता के चादु शासन करना भी हम 
लोगों के सम्मुख कोई कठिनाई नहीं उपस्थित करता । ननन्‍दसा-यूप-अभिलेखों 
से हम जानते हैं कि दक्तिण-पूर्वीय राजपूताना के मालवों में कभी-कभी नायकत्व 
दो या तीन-तीन पीढ़ी तक उसी कुट्ठग्ब में चछता रहता था । 

प्राचीन भारव में गण नेताओं की उपाधि 'राजा' थी यह स्पष्ट तथा 
सुविज्ञात तथ्य है! । इसके अतिरिक्त कुछ साहित्यिक प्रमाण हैं जो विक्रमा- 
दित्य को मारवों तथा उनके गण से सम्बद्ध करते हैं : 


( ५ ) मेसुतुज्ञाचार्य अपने अन्थ 'विचार-श्रेणी' में, विशाक्ा अथवा उजयिनी 
का राजनीतिक इतिहास वर्णन करते हुए कहते हैं: महावीर के निर्वाण 
( ७२७ ई० पूर्व ) के ४७० वर्ष पश्चात्‌ बा्कों के वंशोन्मूछन के बाद एक माछव 
राजा विक्रमादित्य होगा । 'मारूच!ः शब्द स्पष्टतः मारूव के छोग अथवा 
माठवगण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किसी स्थान के अर्थ में नहीं, क्योंकि 
'पविशाछा? अथवा उजायिनी का नाम तो उल्लिखित है ही । यह एक महत्वपूर्ण 
प्रामाणिक छेख है जो विक्रमादित्य को मालवों से सम्बद्ध करता है 
तथा मालवगण-पमुख्य जो शर्कों के विध्यंसक तथा विक्रम-संवत्‌ के संस्थापन के 
कारण थे, तथा विक्रमादित्य की एकता के सम्बन्ध में उठाई गई किसी भी 
आपत्ति को मूक कर देता है। 

(२ ) एक अन्य साहित्यिक ग्रामाणिक लेख, जो विक्रमादित्य के एक गण 
से सम्बन्धित होने पर प्रकाश डाछूता है, कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल 
के पुराने हस्तकेख में प्राप्त होता है जिसकी तिथि १६९९ दै। यह हस्तलेख 


१. अथशा्ष ११, १, 5 | 

२, कालन्तरेण केणवि उप्पाडिता सगाण त॑ वंसं। दो ही माल्वराया नामैण विक्रमाश्ची | 
पट्टावलि समुच्चय, भाग १, परिशिष्ट सी० ४० १५९ में उद्धृत । 

३, औरियण्टल काम्फरेन्स के बारह॒वें अधिवेशन ( बनारस, दिसम्बर १९४३ ) में इस 
इस्तलेख को लेखक ने डा० रमेशचन्द्र मजूमदार तथा ओर काशीनाथ दीक्षित 
( भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष ) जेसे प्रसिद्ध विद्वानों को दिखाया था। 


३६ विक्रमादित्य [ श्र० आ० ] 


काशी हिन्दू विश्वविद्याछय के हिन्दी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जाचार्य 
क्रेशवप्रसादु मिश्र के यहाँ मिला था | सम्बद्ध उद्धरण नीचे दिये जाते हैं : 


(ञअ ) आये रसभावविशेषदीक्षागुरोः श्रीविक्रमादित्यसाहसाइुस्यामि- 
रूपपण्डितभूचिष्ठेयं परिषत्‌ । अस्यथाश्व कालिदासप्रयुक्तेनाभिज्ञानशाकुन्तकमाश्ना 
नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्साभिः । ( नान्चस्ते ) 


(आ ) भवतु तव विडोजाः प्राज्यक्ृष्टिः प्रजासु 
व्वमपि विततयज्ञों वश्चिण भावयेथाः । 
गणशतपरिवर्तेंरेवमन्योन्यकृप्ये- 
निंयतमुभयलोकानुअहछाघनीयेः. ॥ अक्लू ७.३४ 


उद्धरण (अ ) की शब्दावली जो मोटे अक्तरों में अक्धित है यह पूर्ण स्पष्ट 
कर देती है कि उस नाठक के रचयिता काछिदास के भाश्रयवाता का व्यक्ति- 
वाचक अभिधान विक्रमादित्य तथा उसका विरुद साहसाह् था । यहाँ 
दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि विक्रमादित्य के नाम के पहले कोई 
भी राजसी उपाधि नहीं छगी है। राजकीय उपाधि की भनुपस्थिति का कारण 
स्थान की कमी या छुन्द की आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि यह अनुच्छेद 
गद्य में है पद्म में नहीं। यहाँ यह अभाव बड़ा महत्त्वपूर्ण है। स्पष्टतः विक्रमा- 
दित्य एक गण-नायक थे और कालिदास जैसे समकालीन कवि जो गणतन्त्ना- 
त्मक संविधान के ध्वनिता्थ को भलीभांति समझते थे, उनके छिए कोई 
राजसी उपाधि नहीं छगा सकते थे । यह भी ध्यातव्य है कि राजसी उपाधि 
के स्थान पर साधारण आदरसूचक “श्री? शब्द उनके नाम के पहले छगा 
दिया गया है । 
उद्धरण ( आ ) में गणशत ( एक सौ गणतन्त्र ) पद्‌ उपयुक्त प्रघटक के 
अनुमान की पुष्टि करता है कि विक्रमादित्य एक गणनायक थे । इस पद में 
दत शब्द एक गोलभोल संख्या का सूचक है और इसका स्थूछ अथ “बहुत? है। 
यह इस बात का सूचक है कि विक्रमादित्य बहुत से गर्णो से सम्बन्धित थे । 
बाद में यह स्पष्ट हो जायगा कि वे बहुसंख्यक गणों के संघ के, जो शर्कों के 


उन छोगों के मत में यह हस्तलेख प्रामाणिक है तथा इसकी प्रामाणिकता में सन्देह 
करने का कोई कारण नहीं । यह भी ध्यान देना चाहिये कि इसमें कतिपय वर्णों 
के प्राचीन रूप विद्यमान हैं जिससे यह पता छंगता है कि यह हृस्तकेख किसी 
अन्य प्राचीन हस्तकेख-की प्रतिलिपि है । 


विक्रमांदित्य को काल | ३७ 
विरोध और निष्कासन के हेतु सज्वठित किया गया था, प्रसुख थे | अभिज्ञान- 
शाकुन्तलछ के कुछ संस्करणों में 'गणशत' के स्थान पर 'थुगशत' (सो युग) शब्द 
मिछता है। युगशत पाठ स्पष्ट रूप से असमीचीन है। यदि हम इसको 
स्वीकार कर छें तो यह समझ्नना दुष्कर हो ज्ञायगा कि सेकड़ों युगों में फैले 
हुए एक राजा के काम अपने ही समय में इन्द्र को कैसे प्रसन्न कर सकते थे ? 


(२ ) सुद्रासाक्ष्य 
पुरातत्व की एक अन्य शाखा मुद्रा-शाख अचन्ती-आकर के पड़ोस में न 


केवक माछव गण के अस्तित्व पर प्रकाश डालताहैे प्रत्युत यह अथम मालव-शक- 
युद्ध के तिधि-निर्धारण में भी सहायक होता है । 


नगर के समीप जयपुर राज्य की एक करद जागीर उनियर में भारत के 
एक पुरोगामी पुरातत्त्ववेत्ता कारछाइछ ने बहुसंख्यक छोटे छोटे पुरातन सिक्कों 
को आघ और दूसरों से उनका संग्रह भी किया था। हलिपिविज्ञान के 
आधार पर उसने उन म्ुद्राओं का वर्गीकरण किया और उसने देखा कि उनमें से 
प्राचीनतम मुद्वाओं में बाह्यी वर्णों में 'मालवानां जयः 'माकबगणस्य जयः? 'जयः 
मालवानां? लेख हैं।' इन लेखों का स्पष्ट अर्थ है मालबों या मालव-गण का विजय। 
परवर्ती सिक्कों में धुंधले ब्राह्मी अक्षरों में लेख हैं। कारछाइछ ब्राह्मी वर्णों का- 
जिनमें वे छेख छिखे हैं----तिथि-निर्धारण नहीं कर सका और न वह मारूवों 
का समीकरण इतिहास में ज्ञात किसी जाति से सुझा सका। इस कार्य 
में सर एलेग्जाण्डर कर्निघम प्रयक्षशील हुआ । वह निससन्देह सत्य पर पहुँच 
गया था जब उसने पत्र-व्यवहार में कारलाइल को लिखा था--र छेखों के 
चर्णों में पर्याप्त भिन्नता है जो २७०६० प्‌० से छेकर २५० ई० प० तक के हैं । ४ 
मेरा अनुमान है कि चित्तौड़, अजमेर और राजपूताना के सभी भाग सालवों 
के अधिकार में रहे होंगे। पैसे बहुत-से सिक्के हैं जो इस जन के नहीं हैं; उदा- 
हरणारथ वे सिक्के जिनके झेख मरु या मगज से शुरू होते हैं । कछेकिन आपके 
सिक्कों में बहुत-से माछयों के हैं जिनमें विभिन्न अकार से नाम अद्ञित हैं 
और जो अनेक भांति के हैं। » १८ » मुझे सन्देह होता है कि मारूव मुढ्तान 
के मज्नोई हो सकते हैं ।? रेप्सन और स्मिथ का मत कनिंघम से कुछ भिन्न है 
और उनके अनुसार इन सिक्कों की तिथि को १५० ई० पू० से प्राचीन नहीं 

१. आर्के० सर्वे आफ इण्डियन रिपोर्ट, भाग ६, ४० १६०-१८३। 
२, बढ़ी, ६० १<३। 


श्ध विक्रमादित्य . [प्र० आ० ] 


बताया जा सकता। एलन ने प्राचीनतम सिक्कों की अन्तिम सीमा १०० ई० 
पू० बनाई । यदि हम प्राचीनतम ( मारूव ) सिक्कों पर प्राप्त वर्णों की तुछूना 
अशोक और कुषाणकालीन ब्राह्मी-वर्णों से करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 
तिथिक्रम की दृष्टि से उनकी स्थिति मध्यथर्ती हे अर्थात्‌ वे निस्सन्देह भशोक- 
कालीन वर्णों से परवर्ती और कृषाणकालीन वर्णो से पूवंवर्ती हैं। तथापि 
यह स्वीकार किया जा सकता है कि लिपि के आधार पर इन सिक्कों की कोई 
निश्चित तिथि नहीं निर्धारित की जा सकती, अधिक से अधिक उनका अनुक्रम 
और उनका लगभग समय ही बताया जा सकता है। वर्णो के विकास में 
पचास वर्षों की मात्रा का निरास नहीं किया जा सकता । सौभाग्यवश पस्तुत 
विषय में मुद्राओं पर के लेख बहुत सहायक होते हैं। स्पष्टतः ये छेख इस 
तथ्य का निर्देश करते हैं कि सिक्कों का प्रथम प्रवर्तन कतिपय अत्यन्त भयझ्नर 
शत्रुओं पर मालवों की विजय के संस्मरणाथ हुआ था। यह विजय निस्सन्‍्देह 
एक महती घटना थी क्योंकि अनेक आगामी शताब्दियों तक इसकी स्थछूति 
बनी रही जेसा कि मुद्राओं के साचय से स्पष्ट हो जाता है। सम्प्रति प्रश्ष यह 
हे कि मालवों के शत्रु कौन थे और मालवों द्वारा उनके पराजय का क्या प्रमाण 
है ? इसके उत्तर के अनुसन्धान में हमारा ध्यान ५७ ई० पू० में मालवगण के 
संविधान पर जाता है। अभिलेखों और मुद्राओं के प्राप्तिस्थलों पर विचार करने 
से यह निश्चितप्राय हो जाता है कि संबत्मवर्तत और विजयप्रकार के सिक्कों के 
सब्चालन से एक ही घटना को समारोधहित किया गया । 


यह वास्तव में अदूभुत है कि पुरालेखविद्या और सुद्बाविज्ञान एक दूखरे 
का सहगमन और समर्थन करते हैं । यदि हम आमिलेखिक और सुद्रा-साचयों 
को साहित्यिक अनुश्रुतियों से समवेत करें तो एक सुसम्बद्ध ओर समनुगत 
कथा का निर्माण कर सकते हैं : 'माछवों के नायक और मालवों की ग्दभिन्न 
ग़ाखा से सम्बद्ध विक्रमादित्य ने ७७ ई० पू० में शर्कों को भारत से निष्कासित 
किया और उजयिनी को पुना आप किथा। इस ऐतिहासिक घटना को 
समारोह मनाने के लिए एक संबत्‌ की स्थापना की गयी। बह पहले कृत 
कहा जाता था क्योंकि इसने एक शान्ति और समृद्धि के झुंग ( कृतथुग ) का 
उद्घाटन किया था और बाद में मालव और विक्रम संवत्‌ के नाम से अभिहित 
हुआ । उसी अवसर पर विजयप्रकार के नये सिक्के भी चलाये गये थे ।! 


८. मालवों के इतिहास का साक्ष्य 
आभिलेखिक ओर मुद्रासाक्य से प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि पंजाब से अवन्ती 


विक्रमादित्य का काल ३६ 


की ओर मालवों के प्रवास के इतिहास और प्रथम दाताब्दी ई० पू० में मालवा 
एवं इसके पड़ोसी अदेशों में उनके अस्तित्व से होती है । 

मारव जन का इतिहास अथम शताब्दी ई० पू० के काफी पहले ले जाया 
जा सकता है। बहुत पुरातन काल में मालव पंजाब में बसे हुए थे | भहाभारत 
में एक स्थल पर त्रिगतों के साथ उनका उल्लेख हुआ हैं? और एक अन्य 
स्थल पर उन्हें शिबि और अम्बष्ठों के साथ दिखाया गया है ।' महाभारत से 
यह भी ज्ञात होता है कि मालव मर्दों से सम्बन्धित थे! जो श्यालकोट के 
समीपवर्ती भूप्रदेशों को अधिकृत किये हुए थे। त्रिग्त बतमान काँगड़ा है । 
प्राप्त संदर्भ से ऐसा जान पड़ता है कि मालच उत्तरपश्चिमी पंजाब में रहनेवाले 
त्रिगत और मत्रों से तथा सिन्ध के उत्तर में शिवियों से घिरे हुए थे। वे 
दक्षिणी पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से को अधिकृत किये हुए थे जिसमें 
फिरोजपुर एवं लुधियाना के जिले तथा झिन्‍्द, पटियाला, नाभा और 
मलेरकोटला, जो आज़ भी मालवा कहलाता है, के राज्य सम्मिलित भे।* 
महाभारत युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े थे । 


संस्कृत के प्रारम्भिक वेयाकरण भी मालवों का उल्लेख करते हैं। 
आयुधजीवी संघ” ( आयुध-व्यवसाथ पर जीविका चलानेवाले गणतान्त्रिक 
क्षत्रिय छोग ) के असंग में पाणिनि” मालव-चुद्कों का निर्देश करते हैं। 
पाणिति के अष्टाध्यायी 'पर काशिका टीका का स्पष्ट कथन है कि आयुधजीवी 
संघों में माछव और चुद्रक स्वश्रमुख थे। पाणिनिः के सूत्रों पर दीका करते 
हुए पतक्षक्ति ज्ञन्निय जनपर्दों ( क्षत्रिय जातियों ह्वारा अधिगत प्रदेशों ) के 
इृष्टान्त में मालव और चुद्रक का संयुक्त उल्लेख करते हैं । 

यवन लेखक भी, जिन्होंने सिकन्द्र के भारतीय अभियान का वर्णन किया 
है, माक़व और छुद्गकों का साथ ही उल्लेख करते हैं। यवनों ने उन्हें क्रमशः 
मज्नोई और आक्सीड्रेकाय नाम से अभिहित किया है। वे निचली रावी और 
चिनाव नदियों के बीच के भ्रदेशों में बसे हुए थे। मालकूव और छुद्धक दोनों 

गणतसन्त्नों ने एक संघ बनाया था जिसने बड़े साहस के साथ सिकन्द्र का 

0द्रोणप्व १०-१७।......................फआफोफः 
२, सभापव १२-७। 
१, महाभारत 
४. दि इम्पीरियल गजेटदियर, भाग १७ पूृ० १०७ । 
७५, ५. हैं, ११४ ! 
६. ४. १. १६४ 


४८ विक्रमादित्य : [० अआ० ] 


विरोध किया था, जब वह झेकम होकर पंजाब से छौट रहा था । एरियन' के 
अनुसार देश के उन प्रदेशों में सर्वाधिक और लड़ाकू राष्ट्र थे । एरियन' मन्नोई 
को स्वतन्त्र भारतीयों की एक जाति बतछाता है। मारव-कुद्रक संघ के साथ 
युद्ध करने में सिकन्दर बड़े भाग्य से झुत्युमुख में जाने से बचा था। संघदित 
सेना में १००००० सेनिक थे। 'इस सेना से मिलने की सम्भावना पर 
सकदूनिया वार्लों का साहस जाता रहा ।? “जब मकदूनिया वालों ने देखा कि 
उन्हें शीघ्र ही एक नया युद्ध करना है' जिसमें भारत के सर्वाधिक युद्धप्रिय राष्ट्र 
उनके विपक्षी होंगे, एक अप्रध्याशित भय ने उन्हें आक्रान्त कर किया और वे 
विद्रोह-भरे शब्दों में भपने राजा की भर्त्सना करने छूगे ।! संघटित सेना के 
नायकत्व में आन्तरिक पार्थक्य होने के कारण माठव और चुद्बक सिकन्द्र से 
पराजित हुए परन्तु वे पराजय के उपरान्त भी जीवित रहे । यवन लेखकों के 
अनुसार दोनों ने सिकन्द्र के साथ सन्धि कर छी और “सौ राजदूत” भेजे जो 
सबके सब रथ पर आखझूढ़ थे और वे असाधारण आक्ृति एवं बड़ी ही 
गौरवान्वित छुविवाले थे । उनके वस्त्र किनेन के बने थे और उन पर सोने 
और मखमक की सुइकारी की हुई थी। उनका कहना था कि उनकी वश्यता 
का कारण देवता हैं भय नहीं ।! माछवों को अपनी स्वतन्त्रता का गब था 
जिसे वे कई शताब्दियों तक अक्षुण्ण बनाये रहे । 


यवन लेखकों के वर्णनों से यह स्पष्ट है कि सिकन्दर महान्‌ के हाथों 
मालव नष्ट होने से बच गये । लेकिन इसके पूर्व कि वे अपनी शक्ति ओर 
अपने भौरव को, जिसे यवन आक्रमण ने हिला दिया था, पुनः प्राप्त कर सकते 
पंजाब प्रान्त को साम्राज्यवादी मौयों ( और उनके बाद ) शुज्ञें ने अधिकृत 
कर लिया । इन परिस्थितियों में साठव अपना वशवर्ती और अवमानित 
अस्तित्व बनाये रहे । जब शुद्ञ राजशक्ति का ह्वास होने छूगा ओर एक बार 
फिर पंजाब बारुत्नी यवर्नों के आक्रमण से पराभूत हुआ, मालवों के ऊपर पहले 
से भी बुंश संकट आ पड़ा । उन्हें एक सयक्वर सससस्‍्या का सामना केरना 
पड़ा । अपनी स्वतन्त्रता खोकर और यचनों से पददलित होकर उन्‍हें पंजाब 


में बना रहना चाहिए अथवा अपने मूल अदेश को त्यागकर एक नवीन 
शत आल 0४३४४ ३206 / मिट कलर आदि कदम पपिकी के रह क मिलली अमीर पर गदर तक कक 
१, ६. ४. 
२, ६.६ 
३, कश्यिस भाग ९, अध्याय ४; मेविंक्रडछ, 'इन्वेजन आफ इण्डिया बाई एलूर्जाण्डर' 
पृ० २३४ | 


विक्रमादित्य का कांलें ४१ 


प्रदेश की खोज में प्रयास करके जन ( या यवन अर्थ में राष्ट्र ) के रूप में 
अपनी स्वाधीनता की रक्षा करनी चाहिए? स्वतन्त्रताप्रिय मारवों ने द्वितीय 
विकल्प को स्वीकार किया । बाझुतन्री यवनों का दबाव पड़ने पर पंजाब के 
बहुसंस्यक गणतन्न्रात्मक जनों के साथ मालव कोग अपने लिए. नवीन राज्य 
का निर्माण करते के विचार से दुक्षिण-पूतज् की ओर बढ़ चले । इस समय पूर्च 
में मगध राजशक्ति के द्वास ने इन जनों को प्रोत्साहन दिया । 


मालवों के प्रवास का मार्ग दक्षिणी पूर्वी पंजाब और उत्तरी पूर्वी राजपूताने 
से होकर मध्यभारत तक खींचा जा सकता है। देश के इन पथथों में बहुसंख्यक 
स्थान 'मालूव” शाब्द या इसके कुछ खूपान्तरों से सम्बद्ध हैं। पंजाब का 
सतल्ज नदी का दक्षिणपूर्वी भाग और राजपूताना तथा बडुन्देलखण्ड के बीच 
के भदेश स्थानीय लोगों के द्वारा माठव कहे जाते हैं । यह इस बात का सूचक 
है कि मालवों ने इन स्थानों को अधिक्रत किया था। मौद्विक और आमिलेखिक 
साचयों से ज्ञात होता है कि वर्तमान जयपुर राज्य के दक्षिणी भाग को 
मालवों ने छयभग १०० ई० पू० अधिकृत किया था ।* इस अदेश से प्रथम 
शताब्दी ई० पूर्व के प्रथम पाद में उनका दृक्षिण-पश्चिम की ओर प्रवास उन्हें 
अवन्ती ले गया | यह वह ससय था जब शक भारत के दक्षिणी-पतश्चिमी द्वार 
( बोलन दर्रा ) को खटखदा रहे थे। शर्कों के झुण्ड के झुण्ड सिन्‍्धु और 
सुराष्ट्र होते हुए अवन्ती सें आप्छावित हो गये और सामने पड़नेवाली गत्येक 
वस्तु को अपने साथ वहा के गये। मारवों को अवन्ती का आवास छोड़ना 
पड़ा । किन्तु उन्होंने साहस नहीं खोया ओर अपने साहसी प्रधान विक्रमादित्य 
के प्रेरक अधिनायकत्व से गणों का एक संघ बनाया जो राजस्थान के 
सीमानत तक फेला था और जिसने ५७ ई० पूर्व में शर्कों को गहरे पराजय 
क्रा अनुभव कराया । अपनी इस महान्‌ कृति के परिणामस्वरूप मारूव-गण 
उजयिनी में पुनः संस्थापित हुआ |" इसी महान््‌ घटना का समारोह मनाने 
के लिए सारलव-संवत्‌ ( मालव-गण-स्थितिकारू ) का प्रवतेंतन किया गया? और 
विजय प्रकार के सिक्‍के चलाये गये ।” 


१. आके० स॒वे इण्डि० रिपो० भाग ६, पृ० १६०-१८३ | 

२. मालवगणस्थिति । 

३. अपनी प्रारम्भिक शताब्दियों में आलंकारिक भाषा में यह कृत संवत्‌ ( सुवर्णयुग ) 
कहलाता था । 

» मालवानां जयः या 'माल्वगणस्य जय । 


७ 


9२ विक्रमादित्य [ श्र० ञअ० | 


अवन्ती को पुनः अधिकृत कर लेने के अनन्तर १४७ वर्षों तक मारकच 
गौरव और समृद्धि के साथ शासन करते रहे । इस काछ के अन्त में शर्कों के 
नवीन आक्रमणों ने उन पर पुन! बाधा डाछी। मालवों को अवन्ती छोड़ना 
पड़ी और वे उत्तर-पूर्व की ओर खिसक गये। ( उद्यपुर राज्य में आाप्त ) 
नन्‍दसा यूप -अभिलेखों से विदित होता है कि मालवों के कृत ( विक्रम ) 
संवत्‌ के तृतीय शतक के अन्तिम पाद्‌ में मारूव राजस्थान के दज्षिणी-पूर्वी 
भाग को अधिकृत किये हुए थे । इसके भी बाद समलुद्गगुप्त के राज्यकाल में 
( ईंसवीय संवत्‌ के चतुर्थ शतक के पूर्वार् में ) वे लगभग उसी अदेश में थे । 


मालवों के इतिहास की सर्वप्रमुख विशेषता रही है क्षाक्रान्ताओं के साथ 
उनका सतत और अथक संघर्ष । पंजाब में उन्होंने थवरनों से युद्ध किया। 
राजस्थान और मध्यभारत में उन्होंने शर्कों के साथ संघर्ष जारी रखा। उनके 
( शर्कों के ) विरुद्द उन्होंने १३५ वर्ष तक सुदढ़ आ्रकार का काम किया । इस 
काल के अवसान पर उन्हें श्कों के हाथों विपरीत स्थिति का अनुभव हुआ 
तथापि बे गणतान्त्रिक जन के रूप में जीवित रहे । केकिन एक नये साम्राज्य 
ने, जिसका पोषण गुछ्तों ने किया था, मध्यभारत और राजस्थान के अन्य 
गणतन्त्रों के साथ सालवों को भी निगल छिया। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादिष्य 
के राज्यकाल के अननन्‍्तर भारतीय इतिहास में माझवों का नास फिर कभी 
नहीं सुनाई पड़ा ! 
९, शक-प्रसरण का साक्ष्य | 

ई० पू० ग्रथम शतक में भारत पर शक-आक्रमण एक पेसी घटना है जिसे 
इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर छिया है। यह भी मान लिया 
गया है कि शक भारत में बोकन दरें से अधिष्ट हुए और सिन्ध होते हुए 
आगे बढ़े । शक काबुल घाटी से न आये होंगे। वहाँ उनका कोई भी चिह्न 
ग्राप्त नहीं हुआ । इस अदेश में पुरातच्ववेत्ताओं द्वारा उद्घादित सहस्रों मुद्वाओं 
में एक भी शकसुद्रा प्रकाश सें नहीं आयी है । यह पूर्ण निश्चित है कि दाकों 
द्वारा भारतीय यवन राज्य के पूर्वी भाग अधिगत कर लेने के उपरान्त भी 
काबुल घाटी यवनराजाओं के अधिकार में रही । मध्यपुशिया से चलने वाली 
शर्कों की आक्रामक सेनाथे कश्मीर से भी भारत में अवेश नहीं पा सकती थीं 
क्योंकि इस मार्ग से आना शरीरतः असस्भव था। इन परिस्थितियों में श्कों 
के लिए एक ही विकहप बचा था कि बे उस मार्ग को अपनायें जो एरियाना, 
दक्षिणी-पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान होकर जाता था। बोकछन 


विक्रमादित्य का कील भरे 


दरें से सम्बद्न यह एक विशाल राजमार्ग था जो जअ्छ्ड ( डूंगियाना ८ सीस्तान ) 
और सरस्वती ( अराकोशिया ८ कन्द॒हार ) के पहव आनन्‍्तों से बहुईं पर्वत- 
माछा को पार करते हुए निचली सिन्धु के अदेश तक जाता था। सिन्ध में 
शक इतनी सघनता से बस गये और उन्होंने वहाँ ऐसा सुस्पष्ट अभाव छोड़ा 
कि वह प्रान्त 'शकद्गीप' ( शर्कों का प्रदेश ) के नास से अख्यात हो गया ।॥* 

भारतीय इतिहास में शर्कों की उपस्थिति कोई प्थक्‌ घटना नहीं थी। 
जातियों के प्रवासों की यह एक लहर थी जो मध्यएशिया से उठी थी । ईसा- 
पूर्व अष्टम शतक में मूछ सीदियन या इशाक स्थान-परिवर्तन कर रहे थे और 
वे एशिया और यूरोप के अपने विभिन्न आवासों को स्याग़ खुके थे। उनकी 
एक धारा दक्षिण-पश्चिम की ओर बह आयी थी। परन्तु पारसीक अरवामी 
राजाओं ने पहले ही उन्हें बल्ख में रोक दिया और बाद में सिकन्द्र के यवचन 
उत्तराधिकारियों ने उनकी गति बन्द रखी। तथापि यवन अश्राचीर अधिक 
दिनों तक न रह सकी | बद्ख में यवन राजशक्ति का हास होते ही बबर 
उपह्र्यों का अवरोध उच्छित्न हो गया और संब्त शक सेनायें बड़े वेग के 
साथ दक्षिण की ओर बढ़ चलीं। 

शकों का दक्षिण की ओर बढ़ना एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटना से सम्बन्धित 
था। जब १६७ ई० पू० में चीन के उत्तरी-पश्चिमी ग्रान्त में रहने वाली ( चीनी 
इतिहासकारों में थूची नाम से असिद्ध ) एक यायावर ( खानाबदोश ) जाति 
हिंग्-नू ( हुण ) कोगों द्वारा पराजित की गयी, मध्य-एशिया की जातियों 
की स्थिति में असम्तुलूज उपस्थित हो गया । हिंग-नू छोगों द्वारा भगाये 
जाने पर यूची जाति दक्षिण-पश्चिम की ओर चल पड़ी और उसने शकों को 
सीरदरिया के उत्तरी काँठे के निवासस्थान से मिकार दिया तथा उन्हें दक्षिण- 
पश्चिम की ओर खिसक जाने के लिए बाध्य किया। अपनी तूफानी बाढ़ में 
शक वल्ख की यचन राजशक्ति को बहा के गये और अपने पश्चिमी प्रयाण में 
केवल पहुवों ( पार्थियनों ) द्वारा ही.रोके जा सके ।* 

भारत की ओर शर्कों के पश्चिमी अयाण के मार्ग का निम्नलिखित अनुच्छेद 
में निर्देश हुआ है : 'काबुछ की यवन राजशक्ति के द्वारा अवबाधित होने पर 


जन अनरचिकतमनमी लीन 


१, जे० आर० ए० एस० १९१३ पृ० ६३६५, टिप्पणी १ और २ में टॉमस इस विषय 
पर बहुसंख्यक अधिकृत छेखकों के उद्धरण देते हैं । 

२, तुलनार्थ, बी० ए० स्मिथ, “अली हिस्टी आफ इण्डिया? ( चतुर्थ संस्करण ) 
पूृू० २६३०२६५ | 


४8 विक्रमादित्य [ प्र० आ० ] 


शर्कों की प्रमुख बाद सहेज में ही पश्चिम में हिरात की ओर और वहाँ से 
दक्षिण में सीस्तान की ओर हो गई होगी.। निस्‍सन्देह सीदियन आक्रमण की 
लहर इन दिशाओं में उसी समय से बह रही थी जब शक सीरदरिया के उस 
पार के प्रदेशों से यूचियों ह्वारा निष्कासित किये गये थे । इस बात के पर्याप्त 
प्रमाण हैं कि ईरान में आरम्भिक सीदियन आवास उस समय संबलित किये 
गये थे जब शर्कों ने पहले पहल बल्ख को अधिगत किया था। पहुंच राजा 
जो सम्प्रति पूर्वी ईरान पर अधिकार जमाये थे, दो राज्यकार्लों ( फ्रेटस 
द्वितीय १४८-१२८ ई० पू० ओर अर्ताबानुस प्रथम १२८-१२१३ ई० पू० )से 
अपनी सीदियन प्रजा के साथ असफल संघधष में संऊम थे । अगले सम्राट 
मिश्रडेटस द्वितीय महान्‌ के राज्यकाछ ( १२३-८८ ई० पू० ) में इस संघ . 
का निर्णय पहुवों के पक्त में हुआ। थअ्षब पार्थिया ने अर्गंला के रूप में बल्ख 
का स्थान के लिया था जो कि ऊपरी एशिया से संचछित पश्चिमोन्मुखी प्रवासों 
को अवरुद्ध किये रहा । परन्तु आक्रमण के अबाह ने अपनी धारा बदल दी; 
एरियाना में रोके जाने पर इसने अपना मार्ग न्यूनतम अतिरोध की पंक्ति से 
निकाछा । बाद में ईसा की चतुथ और पंचम शताब्दियों के मध्य में हूणों 
के आक्रमणों की भांति शर्कों का भारतीय आक्रमण भी जातियों की विशाल 
बाढ़ में एक घटना थी जिसने न केवछ भारत के अपितु एशिया और यूरोप के 
इतिहास को भी बहुत अधिक प्रभावित किया ।* 


१०, शक इतिद्ास ओर जेन साहित्य 


जैन साहित्य में लिखित ऐतिहासिक अनुश्रतियाँ शर्कों की उपयुक्त बाढ़ 
और आक्रमण से मेल खाती हैं। प्रभावकचरित के अनुसार जेन परिब्राजक 
कालकाचार्य ग्दभिन्न से अपमानित होकर सिन्धु नदी के तट पर पहुँचे जहाँ 
पर ९६ शक सरदार शासन कर रहे थे। वे अपने ( पहुंच ) अधिराज द्वारा 
उपस्थापित किये गये थे । गदंभिन्न से बदला लेने के किए कालरकाचार्य ने उन्हें 
अवन्ती में आक्रमण करने और वहाँ बस जाने का परामर्श दिया । इस रवागत 
परामर्श से शर्कों ने सिन्धु नदी पार की और ७२ ई० ए्‌० में भारत पर 
आक्रमण किया । चूर्णी सहित निश्ीथ सूत्र, दशम उद्देश में कगभग ऐसा 
ही इतिहास पाया जाता है ( अभिधानराजेन्द्र भाग $ पृष्ठ ५८२ में उद्धत )। 
इस सूत्र से विदित होता है कि कालठक परसकुछ (या सर्गकुछ ) गये। वहाँ 


१, प्रो० रैप्सन, कैम्बिज हिस्द्री आफ़ इण्डिया, भाग १, ए० ५६७ । 


विक्रमादित्य का काल ४५ 


एक शाहि. ( साथि ) राज्य कर रहा था। शाही का एक अधिपति था 
शाहानुशाही ( साढानुसाडि )। वह अधिपति ( स्पष्टटः पार्थियन राजा ) 
शाहि से क्रुद्ध हो गया और उसने उसका सिर माँगा । शाही ने काछक से 
सलाह छी ओर उसके परामश से सुराष्ट्र होते हुए भारत देश को भवास 
किया तथा उज्जयिनी के गदंभिज्न को पराजित किया । 


जैन अनुश्रुतियों में यह भी कहा गया है कि गर्दभिन्न के पुत्र विक्रमादित्य 
ने थोड़े ही समय बाद भारत के प्रथम शक आक्रान्ताओं को निष्कासित कर 
दिया । बछातप्रविष्ट श्कों का अवन्ती आकर दक्षिण-पूर्वीय राजस्थान के 
गणतन्त्नों से संघर्ष होना अवश्यस्भावी था। साम्राज्यवादी कौर विदेशी 
आक्रमणों के विरुद्ध संघ बना छेना भारतीय गणों की राजनीतिक परम्परा रही 
है। वज्ि और मज्ञों ने मगध-सम्राट अजातशञ्रु के विरुद्ध संघ बनाया था। 
पञ्चाब में मालवों और क्षुद्वकों ने भी यवन आक्रान्ता सिकन्दर का विरोध करने 
के लिए एक ऐसा ही संघ बनाया था। एक सर्वेजनीन सह्ृूट के विरुद्ध मध्यभारत 
और राजस्थान के गर्णों ने ( शतगण ) मालवगणसुख्य विक्रमादित्य के सुयोग्य 
अधिनायकत्व में एक सबर संघ का निर्माण किया और ५७ ई० पू० में शर्को 
को निकाछ बाहर किया | 
११, निष्कर्ष 

विगत प्रष्ठों में हमने भारतीय संवत्‌, छोकप्रिय कथायें, आह्यण और 
जैनों की साहित्यिक अनुश्ुतियाँ, आमिलेखकी ( एपिग्राफी ), मौद्धिकी 
( न्‍्यूमिस्मेटिक्स 9» तथा मालब और शककों के इतिहास आदि विभिन्न 
खोतों से उपलब्ध साचयों का परीक्षण किया है। यदि उन पर पएथक एथक 
विचार किया जाय तो सम्भव है वे निर्णायक सिद्ध न हों और उनके अमाण 
पर सन्देह भी प्रकट किया जा सकता है। लेकिन जब उन सबको सम्मिलित 
किया जाता है तो थे एक केन्द्रीय सत्य--ई० पू० प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य 
के अस्तित्व--के विषय में परस्पर संगत हो जाते हैं और इस तरह उनके बारे 
में प्रचलित भारतीय अनुश्वुतियों की सत्यता प्रमाणित करते हैं। उपलब्ध 
साधय हमें निश्चलिखित निष्कर्ष पर ले जाते हैं : 

(१ ) विक्रमादित्य केवल परिकल्पित नहीं पत्युत एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं जो अथम शताब्दी ई० पू० में हुये थे । 

(२) वह मालवों की--जो पञ्ञाब से अवन्ती चले आये थे--गदभिन्न 
शाखा के थे । 


४६ विक्रमादित्य [ अर० ञआ० ] 


(३ ) वह 'मालव-गण-मुख्य' थे । 

(४ ) प्रथम शत्ताब्दी ई० पू० में मारूच, गण की राजधानी उज्जयिनी थी 
और विक्रमादित्य वहाँ शासन करते थे । 

(५ ) उन्होंने ५७ ई० एू० में प्रथम शक आक्रान्ताओं को निष्कासित किया। 

( ६ ) एक संवत्‌ की स्थापना करके जो, अपनी आरम्मिक शताब्दियों 
में कृत और मारूव संचत्‌ कहछाता था और बाद में विक्रम संवत्‌ के नाम से 
विख्यात हुआ, शक पराजय की इस सहती घटना का समारोह किया गया । 

(७ ) शक्कों के विरुद्ध मालवों की सफ़छता को स्मरणीय बनाने के लिए 
“जय? शेली के सिक्के भी चलाये गये । 

(८ ) विक्रमादित्य एक आदर्श और कछोकप्रिय शासक थे। वे कढा 
भौर साहित्य के एक विख्यात आश्रयदाता थे । 


00 श८0-0-« 


द्वितीय अध्याय 


कुछ प्रचलित मतों की समीक्षा 


पिछले अध्याय में हमने साचयों को उपस्थित किया है और प्रथम शताब्दी 
ई० पू० में विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता पर उनके प्रत्यक्ष अभाव का भी 
विवेचन किया है। भारतीयों के छिए, जो तथाकथित वेज्ञानिक-ऐतिहासिक- 
ज्ञान-छव-विदग्ध नहीं थे, विक्रमादित्य वास्तव में एक ऐतिहासिक पुरुष 
थे। किन्तु जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है बहुत से आच्यविद्याविशारद 
विद्वानों ने विक्रमादित्य-सम्बन्धी अध्यन्त अचलित एवं कार-पूजित परम्पराओं 
में भी सनदेह किया है। प्रथम शताब्दी ई० पू० में उनका अस्तित्व अस्वीकार 
करते हुए उन्होंने विक्रम संवत्‌ का प्रवतेन आचीन भारत के किसी तथा- 
कथित ऐतिहासिक पद्धति से ज्ञात राजा पर थोपने का अयास किया है। इस 
प्रयास में उन्होंने नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनमें कुछ तो अद्ध- 
सज्ग़त और अधिकांश काठ्पनिक एवं असद्भत हैं। अतः अपने पिछुले अध्याय 
के निष्कर्षों को पुनः बल देने के लिए इन सिद्धान्तों की परीक्षा तथा भूल्य- 
निर्धारण करना एवं यह दिखकाना णत्यन्त आवश्यक है कि वे सिद्धान्त 
प्राचीन भारत के अपर्याप्त ज्ञान पर आधारित, दोषएू्ण और आन्तिमूछक हैं । 


१. फर्मेसन का सिद्धान्त 

यूरोप के सबसे पुराने लेखकों में, जिन्होंने विक्रम संवत्‌ का समीकरण 
करने का प्रयास किया, फर्गुसतन सी एक हैं । उन्होंने एक विचिन्न सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । उनके मत में जिसे हम विक्रम संवत्‌ कहते हैं, वस्तुतः 
उसकी स्थापना ५४५ ई० में हुई थी, ५७ ई० पू० में नहीं, जो इसके आरस्भ 
की तिथि समझी जाती है । उनका कहना है कि उज़यिनी के विक्रमादित्य ने 
हुर्णो के विरुद्ध कोरूर के युद्ध में निर्णायक विजय आघ की थी तथा उसी 
महत्त्पपूण घटना की स्मृति को शाश्वत बनाने के लिए उन्होंने एक संवत्‌ की 


8८ विक्रमादित्य [ श्र० आ० | 


स्थापना की थी । उसने संबत्‌ को समाइत तथा काछपूजित बनाने के लिए 
इसकी स्थापना की तिथि ६७८ १०० ( जथवा १० »८ ६० ) 5 ६०० वर्ष पीछे 
५६ ई० पू० में ठेक दी! । मेकक्‍्समूछर' ने भी इस मत की पुष्टि की और 
कुछ समय तक यही मत प्रमुख रहा । 

विद्वान लेखक के मत में बहुत सी च्रुटियाँ हैं। निम्नल्ेखित आपत्तियों के 
कारण इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता : 

(१ ) छुठी शताढदी में उजायिनी में ह विक्रमादित्य नाम का कोई 
राजा नहीं था । मन्द्सोर ( दशपुर ) का यशोधमंन्‌ ही एक प्रमुख राजा था। 
मन्दसोर? में उपलब्ध दो स्तस्भ-छेखों में उसकी विजयों का वर्णन मिलता है, 
किन्तु उसमें उसकी “विक्रमादित्य! उपाधि कहीं भी नहीं है और न इसका प्रयोग 
किसी प्रामाणिक लेख से ही सिद्ध होता है। 

(२ ) विक्रम संबत्‌ का संस्थापक 'शकारि! ( शर्कों का शन्चु ) था, 
हुणारि नहीं, जेसा कि फरगुसन का हु विक्रमादित्य है। संस्कृत के लेखकों ने 
हुणों तथा शकों में स्पष्ट विभेद किया है अतएव दोनों में अम का कोई अवसर 
ही नहीं था । 

(३ ) इस मत के अतिपादक ने इस बात की सन्तोषजनक व्याख्या नहीं 
की कि उक्त संवत्‌ का संस्थापन भन्‍्य शताब्दियों में नहीं बढिकि ६०० बर्ष 
. पूर्व ही क्यों ठेछ दिया गया । 

(४ ) विक्रम संबत्‌ की तिथि में बहुत से आमाणिक लेख श्रकाश्न में 
आये जो संवत्‌-संस्थापन की कल्पित तिथि से पूर्व के हैं ।* 

२. कीलद्ाने का सिद्धान्त 

दूसरे विद्वान केखक जिन्होंने विक्रम संवत्‌ से सम्बन्धित प्रश्नों की परीक्षा 
की, कीलहान थे। उन्होंने उस समय माछव तथा विक्रम संवर्तों (जिनमें कीलहार्न 
ने साम्य बताया है ) के आरप्य सभी अभिल्‍ेखों का विस्तृत विश्लेषण किया 
तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विक्रम की स्थति में न तो विक्रम संबत्‌ का 
प्रवतन हुआ था ओर न संस्थापन ही, क्योंकि इसका आरम्भ कार्तिक से होता 

है जो भारत में युद्ध (८ विक्रम ) स्‍्रारम्भ का समथ था । पलीट ने कुछ काल 
१, जे, आर. ४. एस. १८७०, पृष्ठ ८१४;:१८८०। 
२. 'इण्डिया-हाट केन इट ठीच अस्त पृष्ठ २८६ । 
३. क्लीट इस. इंडि, जिरद ३, सं० १३,३५ | 
४, देखिये, पीछे पृष्ठ १०५ । 


बिक्रमादित्य का काल प्र 


के लिए कीलहॉन के मत को स्वीकार किया था। किन्तु उन्हें इस सिद्धान्त 
की पुष्टि में असफल होना पड़ा। निश्वलिखित तथ्य उनकी कहपना को 
निराधार सिद्ध कर देते हैं : 

(१ ) विक्रम-संवत्‌ का प्राचीमतम नाम कृत है! । कितने ही अभिलेखों 
में इस नाम का प्रयोग तिथि-निर्धारण में हुआ है। अब गसिद्ध विद्वानों 
द्वारा मान छिया गया है कि उसी संबत्‌ का नाम रगभग तिथिक्रम 
से कृत, माछव तथा विक्रम संचत्‌ हुआ । कीछहाने के सिद्धान्त से इस बात 
. की व्याख्या नहीं हो सकती कि वही संबत्‌ भिन्न-भिन्न कालों में विभिन्न नामों 
से क्‍यों अभिद्दित हुआ ? केचछ एक ही सम्भव उत्तर दिया जा सकता है 
जिसको प्रस्तुत लेखक ने ५-९ पृष्ठों में दिया है । 


(२) विश्व में कोई भी संवत्‌ ऐसा नहीं है* जिसका नामकरण किसी ऋतु 
के जाधार पर जो विशेष अकार के काय के लिए प्रसिद्ध हो, किया गया हो । 
व्यापक रूप से संचर्तों का संस्थापन किसी महान्‌ पुरुष के जन्म, मरण या 
किसी पेतिहासिक घटना की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए होती है । 
इस विश्वजनीन प्रथा की दृष्टि से कीलहान का सिद्धान्त बहुत ही विचित्र 
मारूम पड़ता है तथा तकसंगत भी नहीं प्रतीत होता । 


विक्रमादित्य का भनस्तित्व केवछ इसलिए नहीं सिद्ध होता कि उनका 
नास कारणवश किसी संचत्‌ के साथ नहीं जुड़ा है । 


३. कनिंधम तथा फ्लीट का मत 

कनिंघम ने सर्वप्रथम इस मत का ग्रतिपादन किया कि विक्रम-संवत्‌ 
का प्रवतन कनिष्क ने किया था। बाद में फ्लीडः ने उसकी रक्षा और पुष्टि 
की । उन्होंने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को प्रथम शती ई० पूर्व 
रखा और अपने तर्क उपस्थित किये कि कनिन्‍्क जैसे सम्राट ने, जो राजनीति 
और धर्म में समान रूप से महान था, एक संवत्‌ का आरम्भ किया, जिसे 
व्यापक रूप से छोगों ने स्वीकार कर किया | यह सत निम्नक्तिखित तथ्यों को 
दृष्टि में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता :; 


१, इण्डि० एणिट० भाग १९,२०-१८९२, पृष्ठ ४०१०४ ! 
२, इ० ए० भाग ३०,४ | 
३, ज़ै० आर० ए० एस० १९११, ए० ६१७, ९९४ और भागे। 


छ विफक्र० 


५० पिक्रमादित्य [ प्र० आ० ] 


( १ ) पंजाब तथा पश्चिमोत्तर सीमा भप्रान्त में प्राप्त पुरातत्वीय प्रसाण--- 
दोनों अभिलेखात्मक और मुद्राशाख्सरीय-हस बात को सिद्ध करते हैं कि कनिष्क 
वर्ग के राजाओं को केडफाइसिस वर्ग के राजाओं के पूर्व नहीं रखा जा सकता । 
अतः कनिष्क का राज्यारोहण भी प्रथम झद्ाती ई० पू० में नहीं रखा जा 
सकता ।” अब विद्वान्‌ कनिष्क को प्रथम शताब्दी ई० के उत्तराध अथवा द्वितीय 
शर्ती के पूर्वाद्ध में रखते हैं। इन परिस्थितियों के कारण इस मत का आधार 
ही उन्छिन्न हो जाता है। अतएथ कनिष्क विक्रम संबत्‌ का प्रवर्तक नहीं 
माना जा सकता।'* 


(२) यह सतक दिखाया जा चुका है कि कुषणों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ 
सप्तर्षि-संवत्‌ है जो शत और सहख के छिए अयुक्त होनेवाले अंकों रहित 
पंजाब ओर काश्मीर में पहले से ही प्रचलित था । 

(३ ) यदि ह्वितीय आपत्ति में संदेह भी किया जाय तो भी यह पाया 
गया है कि कनिष्क संवत्‌ राजवंशिक संवत्‌ था जो कुषण-शासन के पश्चात्‌ 
जीवित न रह सका।३ 


(४ ) कुषण-संवत्‌ भारत के कोने में एक विदेशी राजवंश के द्वारा 
प्रवर्तित था और सम्पूर्ण देश में व्याप्त दीकर आदर न पा सका । 

(५ ) विक्रम-संचत्‌ में अंकित तिथि में कगयभग सभी लेख दक्षिणी-पूर्वी 
राजपूताना तथा मध्यभारत में ही पाये गये हैं। जहाँ पर कनिप्क का राज्य 
नहीं था। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता कि कनिष्क-संवत्‌ अपने मूछ 
स्थान को छोड़कर इन भार्गों में क्यों खिसक आया । 

(६ ) कनिष्क सम्पूर्ण भारत का शासक नहीं था तथा वह भारत की 
केन्द्रित जीवन-घारा से सम्बन्धित भी नहीं था। केवछ राजनीति, जो 'क्षणिक 
भी होती है, किसी संवत्‌ को छोकप्रिय तथा व्यापक नहीं बना पाती। 


१. देखिये माशछ, जे० आर० ०० एस०, १९१४ ए्‌० ९७३ और भागे; १९१५ 
पृ० १९१ और आगे | 

२, इस विषय पर एक परिसंवाद ( सिम्पोनियम ) किया गया था। फ्लीठ के मत 
का समथन, केनेडी, बारनेट, तथा छांगवर्थ डेनौज ने किया तथा विशेष वि० ए० 
स्मिथ, बेडेल, और थामस ने किया था। देखिये जे० आर० ए० एस० १९११३ 
पृ० ९१११ और आगे। 

३, जै० आर० ०० एस० १९१४ पृ० ९७३१ और भागे । 


विक्रमादित्य का फाल ४१ 


४. मार्शल का सिद्धान्त 

सर जान मसाशछ ने जिस मत का प्रतिपादन किया उसके अनुसार 
७७-५८ ई० पृ० में आरम्भ होने वाले संवत्‌ को गांधार के शक राजा प्रथम 
अज ने भवतित किया था। केम्बिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग ५ में शेप्सन ने 
इस मत की पुष्टि की है। मार्शल का मत उनके द्वारा खोजे हुए तक्षशिर्ता 
ताम्नपत्र-अभिलेख पर आधारित है। इस क्षमिलेख में अंक १३६ के बाद्‌ 
अथस” शब्द आता है। इसकी व्याख्या 'अज के १३६ थे वर्ष भें' की गयी है। 
शक राजा ग्रथम भज के प्रथम शताब्दी के ई० पू० में मानकर, इस संचत्‌ का 
प्रवर्तकत्ध उसी को दिया गया है। बुर्भाग्यवश “अयस! शब्द का पाठ तथा 
व्याख्या सन्देहपूर्ण है। डा० दत्तात्रेय रामकृष्ण भाण्डारकर के अनुसार 'अयसः 
शब्द आयस्य का आकृतरूप है, उस वर्ष दो आपाढ़ के महीने थे । यहाँ 
प्रथम आपाढ़ का उल्लेख किया गया है।* इस प्रकार सन्देहास्पद प्रमाण के 
आधार पर किसी मत का तिर्माण करना सन्दिग्ध है । इसके अतिरिक्त बहुत 
सी भापत्तियाँ हैं जो प्रथम अज के विक्रम संचत्‌ के प्रवर्तकत्व में बाधा डालती हैं: 

(१ ) पञ्षाब में प्राप्त अरथम अज के सिक्कों पर अभिरेख है 'महरजस 
रजरजस महतस अयस? किन्तु कोई भी तिथि नहीं दी गईं है । तक्तशिका 
ताम्रपन्न पर जिसमें स्थान की कमी नहीं है ये उपाधियाँ अयस के पूव॑ जोड़ी 
हुईं नहीं पाई जातीं। यह तथ्य अयस भौर प्रथम भज्ञ के समीकरण को 
सन्द्िग्ध बना देता है । 

(२ ) अन्य ऐसा कोई भी लेख नहीं पाया गया जिसे उसका (अज का) 
कहा जा सके । 

(३ ) पशञ्चाव में आप्त अन्य कोई भी लेख नहीं है जिसमें ५७ ई० पू० में 
संस्थापित संबत्‌ का उल्लेख हो । 

(४ ) अज की महानता और क्ृतियों की कोई भी छोकग्रिय-परस्परा 
नहीं है । 

(५ ) भारतीय परस्पराओं के अनुसार विक्रम-संवत्‌ का संस्थापन सारूवा 
में हुआ, पञ्चाब में नहीं । 

(६ ) भारत में युगों से श्राचीन परम्परा है कि संबत्‌ का प्रवर्तक शकारि 
( शर्कों का शञ्जु ) था, वह्द स्वयं शक नहीं था । 


१, इपि० इण्डि० भाग; स्टेन कौनो, इपि० इण्डि० भाग १६ । 


४२ विक्रमादित्य [ श्र० आ० ] 


५. गोपाल अय्यर का सिद्धान्त 

अय्यर महोदय ने अपने अन्ध 'क्रॉनॉलॉजी ऑफ एन्श्येण्ट इण्डिया! में 
इस मत का प्रतिपादन किया है कि विक्रम-संचत्‌ का अवर्तक उजयिनी का 
महात्षत्रप चष्टन था। वे लिखते हैं कि 'यह संबत्‌ विश्वस्त रूप से भालव 
संवत्‌ है जैसा कि मन्दसोर के अभिलेख में, जिसमें तिथि-गणना माछव 
जाति के सज़टन के समय से की गई है, ( मालवानां गणस्थित्या' ''फ्लीर, 
गुप्त-अभिलेख पृ० ७९ ), यह स्पष्ट कष्ठा गया है। यह संक्‍त्‌ कुपण-राजबंश 
हारा, कुछ कारणोंव्श, जिनको मैंने कनिष्क के तिथिविषयक छेख में 
पहले ही स्पष्ट कर दिया है, स्थापित नहीं किया जा सकता था। इसके 
अतिरिक्त यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि कनिष्क का शासन मधुरा और 
बनारस से आगे भी था। चष्टन-वंश को छोड़कर कोई भी दीघंजीवी 
राजवंश इतिहास में ज्ञात नहीं है, जिसने मालवा पर शासन किया हो । जब 
हम इन तथ्यों को रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से देखते हैं, जिसमें इस 
आशय की पंक्तियाँ हें--सभी वर्ग के छोग उसके पास रक्षार्थ जाये और उससे 
अधिपति बनने की प्राथंना की-सम्बन्धित करके देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि माकवा तथा गुजरात की स्वतन्न्न जातियों ने टीक उसी प्रकार उसे 
राजा चुना जिस प्रकार उन्होंने उसके पिता जयदामन्‌ तथा पितामद्द चष्टन को 
चुना था। यह तो स्पष्ट तथा पूर्णतया ज्ञात है कि पश्चिम की ये जातियाँ पहले 
स्वशासन के लिए असिद्ध थीं क्‍योंकि प्राचीन अन्ध पेतरेय ब्राह्मण के वर्णन 
का बहुत महत्व है जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिम के सभी देशों में 
स्वशासन € स्वराज्य ) है तथा राजाओं को स्वराट्‌ कहा जाता है। मारूवा 
की इन स्वतन्त्र जातियों ने सद्डशक्ति को पहिचान कर और भावश्यकतावश 
एक गण बनाकर, ( क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि चट्टन ने उन्हें पराजित 
कर दिया था ) सहूटित हुए तथा उसे अपना राजा घुना था। एक महान 
दासक के नेतृत्व से एकच्छुच्र शासन में मालव-जरनों के सझ्ठित होने की प्रमुख 
घटना का--५७ ई० पू० में संवत्‌ संस्थापन से--समारोह हुआ । चूँकि चष्टन 
मे और र्दामन्‌ ने उज्नयिनी से अन्य बहुत से समीपवर्ती देशों का शासन 
किया था, विन्ध्य के उत्तर में मालच संवत्‌ को स्वीकार कर लिया गया ।! 


अथ्यर महोदय का मत कई अनुभानों पर आधारित है और पझुश्किछ से 
स्वीकार करने योग्य दै। इसमें सन्निहित भजुमानों को निश्चरूप में दिया जा, 
सकता है : 


विक्रमादित्य का काक्ष 8] 


€ ३ ) प्रथम अनुमान रद्दामन्‌ के गिरनार अभिलेख में उनश्लिखित संवत्‌ 
के बारे में है । अय्यर महोदय इसे विक्रम संचत्‌ बताते हैं तथा रुद्रदामन फी 
तिथि ( ७२-०७ ) १५ ई० निश्चित करते हैं । रुददामन्‌ की यह तिथि अन्य 
विश्वसनीय प्रमार्णों पर आधारित तथ्यों से मेर नहीं खाती । गिरनार तथा 
कन्हेरी अभिलेखों को दृष्टि में रखते हुए अधिकांश विद्वानों ने यह स्थापना 
की है कि रुद्रदामन्‌ आन्प्रवंश के एक राजा चाशिष्ठी-पुत्र पुछुमावी ( जिसे हम 
प्रथम शती ई० के आारस्स में ही रख सकते ) का समकालीन तथा श्रसुर 
था । अधिकांश विद्वानों ने गिरनार -अभिलेख की तिथि ७८ ई० में प्रवर्तित 
शक संबत्‌ निर्धारित की है। इस आधार पर खदासन्‌ की तिथि 
(७८ + ७२ ८) १५० ईं० तथा उसके पितामद् की छगभ्ण १०० ई० 
निश्चित की गयी है । इन सुसंस्थापित तथ्यों को दृष्टि में रखकर चष्टन को 
७७ ई० पूर्व में प्रारम्भ होने वाले संबत्‌ का प्रवर्तंक नहीं माना जा सकता । 


(१ ) अय्यर महोदय स्वीकार करते हैं कि विक्रम-संवत्‌ आवश्यकरूप 
से मालव-संवत्‌ ही है किन्तु वे अनुसान करते हें कि साकव जातियाँ चध्चन 
के नेतृत्व में>जिसने उन्हें पहले ही पराजित किया था--संगठित हो गईं। यह 
विश्वास करना विचित्र और असंभव छगता है कि विदेशी विजेता ने पराजित 
जातियों को उनके पराजय के तुरन्त पश्चात्‌ गण में संगठित होने की आज्ञा 
दे दी ) यह चष्टन के सम्पूर्ण राजनीतिक चातुय के विपरीत था। अब यह 
सोचना भी व्यर्थ है कि इन जातियों को अपने शक अधिपति की अधीनता 
पर गये था तथा इस घटना की स्मृति में उन्होंने संवत्‌ की स्थापना की । 


(३ ) रुद्रदामन्‌ तथा चष्टन की लोकप्रियता केचछ राजनीतिक चाल 
है। भत्येक विदेशी अपने शासन की उत्कृष्टता की घोषणा जनता में करता है 
कि जनता ने स्वयं इसके ( शासन के ) छिए प्रार्थना की दे तथा उसकी यह 
जावश्यकता है। तीसरी पीढ़ी में रुदददामन्‌ की लोकप्रियता संभव हो सकती 
है किन्तु देश में म्रथम विदेशी आक्रान्ता शासक चष्टन के सम्बन्ध में यह 
विल्कुक असम्मव है । 


(४) अज ही की भाँति चध्चन भी शक राजा था। सभी -भारतीय 
अनुश्वुतियाँ एक मत हैं कि विक्रम संवत्‌ का अवर्तक शकारि ( शर्कों का शत्रु ) 
था, स्वयं शक नहीं | अतः कोई भी शक विक्रमादित्य उपाधि का दावा नहीं 


कर सकता जिसमें विद्रेशियों के निष्कासन का भाव निहित है । 


2 . विक्रमादित्य [ प्र० आ० | 


६. जायसवाल का सिद्धान्त । 

डा० जायसवाल के मत में लोकप्रिय कहानियों और जैन अनुश्रुतियों का 
विक्रमादित्य गौतमीपुत्र शातकर्णि था* इन अनुश्नुतियों में केन्द्रीय वस्तु शकों 
का पराजय है। उनके अनुसार प्रथम शती ई० पू० में श्कों के विरुद्ध दो 
महस्त्वपूर्ण भारतीय सफलताये हैं---( अ ) आम्प्र राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि 
द्वारा नहपराण का पराजय और (आ ) मालवों द्वारा शक्कों का पराजय। 
गौतमीपुत्र तथा मालवा की सम्मिलित शक्तियाँ ने शर्कों को करारी हार दी । 
इस महत्त्वपूर्ण तथा अनोखी विजय में गौतमीपुन्र शातकर्णि ने नेतृत्व किया 
था। अतएव वही वस्तुतः शकारि विक्रमादित्य था। मालवों ने भी इस 
गौरव में भाग छिया तथा इस घटना की स्मृति को अज्ुणण बनाये रखने के 
लिए उन्‍होंने 'मांठवगणस्थितिकार”ः अथवा मार्च संवत्‌ की स्थापना की। 
किन्तु, चूँकि इस विजय का नायक गौतमीपुत्र शातकर्णि ( विक्रमादित्य ) था 
उसका विरुद विक्रमादित्य” संवत्‌ से संबन्धित हो गया। 

जायसवाल के मत में कई गम्भीर त्रुटियाँ हैं जो इसे असान्य बना देती हैं: 

(१ ) नहपाण की तिथि तथा उसकी राष्ट्रीया अब तक निश्चित नहीं 
है। किन्तु इतना निश्चित है कि गौतमीपुत्र शातकर्णि को प्रथम शत्ती 
ई० पू० में नहीं रखा जा सकता। प्राचीन भारत के सर्वाधिक सन्तोषप्रद तिधि- 
क्रमिक-इष्टिकोण के अनुसार कण्बबंश का पततन २८ ई० पू० में हुआ, तत्पश्चात्‌ 
साम्राज्यवादी आन्भ्रवंश ने पूवेराजवंश का स्थान छिया। मत्स्यपुराण की क्षान्प्र 
राजाणों की तालिका में गौतमीपुत्र की संख्या तेइसवीं है। अतः कढपना की 
किसी भी उड़ान में उसे अथम शती ई० पू० में--जिस समय विक्रम-संवत्‌ 
का अवर्तन हुआ-नहीं रखा जा सकता । इसके अतिरिक्त इस वंश का सन्नहवाँ 
राजा हार “गाथासप्तशती” में विक्रमादित्य तथा उसकी उदारता का उल्लेख 
करता है। अतः यह विक्रमादित्य गौतमीपुत्र नहीं हो सकता जो वंशावली में 
हाल के बाद आता है । 


(१) न तो पुराण और न आन्य्राजवंश के अभिलेख इस बात का 
उल्लेख करते हैं क्रि--गौतमीपुत्र या इस वंश के अन्य किसी राजा ने 
विक्रमादिध्य की उपाधि ग्रहण की थी। 


( दे ) आन राजाओं ने विक्रम-संवत्‌ या अन्य किसी आलनुक्रमिक-संवत्‌ 


१, जे० बी० ओ० आर० एस० भाग० १६, १९३० १० २९६-३१३ | 


विक्रमादित्य का काल ५४ 


का प्रयोग नहीं किया, घढिक उनके लेखों में तिथि-अंकन उनके राज्यारोहण 
के वर्षों में हुआ है । 

(४ ) मालव प्रथम शती ई० पू० में गौतमीपुत्र शातकर्णि के समकाछीन 
नहीं थे । अतः वे शर्कों पर होनेवाले गौतमीपुनत्र के विजय में भाग नहीं छे 
सकते थे | गौतमी बलभ्री के नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र 
ने बाद में दो बार मालवों को पराजित किया था । 


(५७ ) भारतीय अनुश्रुतियों के भनुसार विक्रमादित्य उजयिनी के शासक 
थे जब कि गौतमीपुत्र प्रतिष्ठान का शासक था । 


(६) कुछ जैन ग्रंथों में शालिवाहन (शातवाहन >आन्य ) का 
विक्रमादित्य के प्रतिहन्द्दी तथा शबन्नु के रूप में वर्णन किया गया दे ।* 


७, भाण्डारकर का सिद्धान्त 

अब तक प्रतिपादित सभी सिद्धान्तों में सबसे गम्भीर सिद्धान्त वह है जो 
विक्रमादित्य का समीकरण चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से करता है, जिसने 
छगभग ३७० ई० से लेकर ४१३ ई० तक पाटलिपुत्र में राज्य किया था। सर्व- 
प्रथम इस मत का अतिपादन डा० दत्तान्नेय रामक्ृष्ण भाण्डारकर' ने किया था। 
बाद में वि० ए० स्मिथ), बेरीडछ कीथ' तथा भारतीय इतिहास के एक बर्गे 
ने इसे स्वीकार किया। कुछ विद्वान्‌ भाण्डारकर से कुछ भिन्न मत का अतिपादन 
करते हैं और विक्रमादित्य का समीकरण गुप्तवंशी समुब्रग्ुप्त या स्कन्दगुप्त से 
बताते हैं किन्तु सभी तकों का अम्मुख आधार भाण्डारकर द्वारा दिये गये तक 
ही हैं जिनका अनुगमन इन विद्वानों ने किया है। - 


डा० भाण्डारकर के मत का पअथम भाग ध्वंसात्मक” है। चिन्तामणि 
विनायक चेच्य (इण्डियन रिव्यू , दिसम्बर, १९०५९) तथा हरमखाद शास्त्री (एपि० 
इण्डि० १२ छ० २३० ) के हालकृत गाथा-शप्तश्ती में विक्रमादित्य के उल्लेख 
पर आधारित मतों का खण्डन कर खुकने की कहपना करके उन्होंने सोचा 
कि थे ७७ ई० पूर्व में विक्रमादित्य के अस्तित्व के खण्डन कर सकने में और 

पक मे 3 पलपलल लसनलनम कम अकसर 

१ पुरातन प्रबन्ध-संग्रह । 

२, जें० बी ० बी० आर० ए० एस०, ९०, १९०० पृ० १०८ । 

३. अली हिस्दू! ऑफ इण्डिया, तृतीय संस्करण १९१४ ५० २५० और आगे। 

४, जै० आर० ए० एस० १९०९ पृ० ४३१३ | 

७५, भाण्डारकर कमेमोरेशन अंक १० १८७ और आगे । 


४६ विक्रमादित्य... [ प्र० आ० ] 


उसे गंहपों के संसार में भेज देने में सफछ हुए हैं। किन्तु विद्वान लेखक ने 
विक्रमादिष्य की समस्या की अन्वेषणयोग्य प्रचुर सामग्री पर ततनिक भी ध्यान 
नहीं दिया । प्रथम धध्याथ में यह दिखाया जा छुका है कि डा० भाण्डारकर 
द्वारा गाधासप्तशती के विरुद्ध उठाई गईं आपत्तियाँ कितनी चुटिपूर्ण और 
असन्तोषप्रद हैं! । 

डा० भाण्डारकर के मत का रचनात्मक भाग चिक्रमादित्य-विषयक 
अनुश्वुतियों और गुप्तों के बेमवशाली इतिहास की समता पर आधारित है। 
उनके मत की पुष्टि में दिये गये तक छगभग बे-ही हैं जो उनके समर्थकों के 
हैं। इस वर्ग के विद्वानों की यहाँ अछग-अलग विवेचना करना उपादेय 
नहीं होगा । उनका समयेत समीक्षण ही ठीक होगा। उनके तक नीचे दिये 
जाते हैं 


(१) प्राचीनतम ऐतिहासिक विक्रमादित्य ( जिसकी प्राचीनता अभि- 
लेखात्मक य मुद्राशासत्रीय प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी दे ) प्रसिद्ध गुप्तवंश का 
ट्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है । 

(२ ) चन्द्रगुप्त ने पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम भारत का विजय किया था 
तथा शर्कों को देश से निष्कासित किया था जो उनकी उपाधि 'शकारि' की 
पुष्टि करता है । 

(३ ) द्वितीय चन्दगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी । 

( ४ ) क्योंकि चन्द्रशुप्त ने माछवा का विजय किया था अतः उनका माम 
मालवा संचत्‌ से संबंधित कर दिया गया जिसका संस्थापन ७७ ई० पू० 
में हुआ थां । 

(५ ) द्वितीय चन्द्रशुप्त की दूसरी राजधानी उज्यिनी थी जिसको उसने 
शर्कों से जीता था । 


( ६ ) गुप्तकाछ का वेभव कालिदास के प्रंथों सें प्रतिब्िग्बित है जो 
घन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सभाकवि थे । 

हम इन तको को एक-एक करके लेंगे और देखेंगे कि वे कहाँ तक चन्द्रगुपत 
द्वितीय विक्रमादित्य को भारतीय अनुश्ुतियों के विक्रमादित्य से समीकृत 
करने की क्षमता रखते हैं । 


७ अकिलओी, 6“& जी >>०+ ० कि ० «“-लजी-- 34 --२३०००७०७७क. “फणल-3५१००/५० के फकटपफ ४ 75 ६७५० ००७ + 2: 4 नाक) कम “>> कर: डाक "3 न किलनकान फेननाय कक ककरत-अमलकलनलनन थे कल लिर डक “ती जककरज>क-->टफ पक 


१. पीछे देखिये १० १२। 


विक्रमादित्य का काल ५७ 


( $ ) केवक इस आधार पर कि द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने 
अभिलेखात्मक और मुद्राशास्लीय प्रमाण छोड़ रखा है, उसे सबसे ग्राचीन 
विक्रमादित्य नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति के अस्तित्व को सिद्ध करने 
के लिए साहित्यिक प्रमाण भी समानरूप से महत्त्वपूर्ण हैं तथा मूल विक्रमादित्य 
अपने पीछे अचुर मात्रा में साहित्यिक परम्परा छोड़ गये हैं । (प्राय अशोकीय) 
भारतीय इतिहास के बहुत से महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों मे कोई अभिलेखात्मक 
तथा सुद्राशाख्रीय प्रमाण नहीं छोड़े हैं, उनके बारे में हमें साहित्यिक प्रमाणों 
से ही ज्ञात होता है किन्तु उनकी ऐतिहासिकता में सम्देह नहीं किया ज्ञा 
सकता । तब विक्रमादित्य की पेतिहासिकता मतभेद का विषय क्यों बना दी 
जाय ? केवछ इस आधार पर कि उनकी रचना बहुत बाद में हुई, साहित्यिक 
अनुभ्ुत्तियों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया ज्ञा सकता। अतः निस्सन्‍्देह 
अभिलेखाप्मक तथा मुद्राश्ास्रीय प्रमाण चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 
अस्तित्व की घुष्टि करते हैं किन्तु वे ५७ ई० पू० के विक्रमादित्य के अस्तित्व 
का निषेध नहीं कर सकते, जिसकी सूचना अन्य स्रोतों से भी मिलती है। 


(२) छ्वितीय चअन्द्रगुप्त का शर्कों पर विजय चतुर्थ शत्ती ई० के 
अन्तिम चरण में शक्कों की अन्तिम पशाजय की ओर संकेत करता है । किन्तु 
इसके बहुत पूर्व ५७ ई० पू० में भारतीय अजुश्ुतियों के अनुसार, जिसकी पुष्टि 
शर्कों के इतिहास से भी होती है, शर्कों का पराजय विक्रमादित्य के नेतृत्व में 
गणसंध ह्वारा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष ने (५७+ ७८ ) 
१४७ वर्ष तक, जब तक शर्कों का द्वितीय आक्रमण न हो गया, उसी प्रकार 
शान्ति का उपभोग किया था जिस प्रकार उसने शर्कों के अन्तिम पराजय के 
बाद से लेकर हूणों के आक्रमण के समय तक किया था। अतः द्वितीय चन्द्रगुप् 
विक्रमादित्य भी उन्हीं कारणों से 'शकारि' कहा सकता है जिन कारणों से 
प्रथम शती ई० पू० विक्रमादित्य कहछाता था । 

(३ ) विक्रमादित्य उजचिनी के शासक का व्यक्तिगत नाम था । उसकी 
उपाधियाँ अथवा विरुद 'विषभज्ञीर', 'साहसांक! तथा 'शकारि! थीं। द्वितीय 
चन्द्रगुप्त तथा अन्य गुप्त राजाओं ( समुद्रगुप्त ओर रकन्दगुप्त ) ने विक्रमादित्य 
की उपाधि धारण की थी, यह उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था । चतुर्थ शती 
ई० में विक्रमादित्य उपाधि की कढ्पना ही इससे प्राचीन काछ में विक्रमादित्य 
नाम की सूचना देती है जिसने बाद के राजाओं के अनुगमन करने के लिए एक 
आदु्श उपस्थित किया। हमें युरोपीय इतिहास में भी समानान्तर इृष्टान्त 


४८ विक्रमादित्य . [ प्र० आ० | 


प्राप्त होते हैं। प्रारम्भ के व्यक्तिगत नाम--सीज़र, एलेग्जेण्डर, नेपोलियन, 
केसर आदि परवर्ती राजाओं द्वारा उपाधि के रूप में ग्रहण किये जाते थे । 
गुप्तों तथा अन्य परवर्ती भारतीय राजाओं के आदर्श माल्वगणतन्त्र के नायक 
विक्रमादित्य ही थे जो प्रथम शत्ती ई० पू० में विद्यमान थे। 


(४ ) शुप्त राजाओं का अपना एक संवत्‌ था जिसकी स्थापना ३१५९-२० ई० 
में प्रथम चन्द्रगुप्त द्वारा हुईं थी। उनके सभी राजकीय लेखों में हम गुप्त संवत्‌ 
का ही उल्लेख पाते हैं। स्वयं द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के छेख जो मध्य- 
भारत में प्राप्त हुए हैं, गुप्त संवत्‌ में है। स्कन्दगुप्त के गिरनार-अभिक्तेख की 
तिथि गु० सं० १३८ है। जब गुप्त-शक्ति का हास होने छगा तथा अन्ततोगत्वा 
मालवा से उसका- अन्त हो गया तब वहाँ स्वयं मालव संबत्‌ का साधिकार 
: प्रयोग विना द्वितीय चन्द्रगुप्त के नाम से संबन्धित किये ही होने छगा । एक 
मन्दुसोर का अभिलेख" कुमारगुप्त' के शासन काछ से एक मन्दिर-निर्माण का 
उल्लेख करता है। किन्तु घटना की तिथि मालव संवत्‌ ४९३३ है। उसी मन्दिर 
के पुनरुद्धार की तिथि मार॒व संवत्‌ ५२९४९ है । मालवा में शुप्रशासन के तुरन्त 
पश्चात्‌ ही यशोधमंन्‌ के मन्दसोर अभिलेख में मालूव-संचत्‌ ५८५“ है । यह्द 
तथ्य उस कद्पना के पंख तोड़ देता है जिसमें द्वितीय चन्त्रगुप्त विक्रमादित्य 
को मारूव संवत्‌ से संबन्धित बताया जाता है। कोटाराज्य में उपछब्ध शिवगण 
के कनस्वा अभिलेख की तिथि मालवेशों का संवत्‌ ७९५ हैः तथा ग्वालियर 
राज्य में उपलब्ध ग्यारसपुर अभिेख की तिथि ९३६ मालवकारू है । जब 
गुप्त राजाओं का स्वयं अपना. संचत था, उन्होंने अपने अभिलेखों में माऊव- 
संबत्‌ का प्रयोग नहीं किया और मालवा में उनके पतन के तुरन्त पश्चात्‌ वहाँ 
मालव-संबत्‌ का ही प्रयोग होने रगा था तथा मालव-संवत्‌ गुप्त साम्राज्य के 
बाद भी समीपवर्ती स्थानों में जीवित रहा, तो यह कल्पना के बाहर की वस्तु 


१. फ्लीट : गुप्त अभिलेख संख्या १८ । 

२, कुमारणुप्त परथिवीं प्रशासति? वही । 

१, मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुश्ये । 
त्रिनवत्यधिकेष्ब्दानामृती सेज्यपनस्तने ॥ वद्दी । 

४, वही । 

५, फ्लीट, गुप्त अभिलेख, संख्या ३१ | 

६, इ० ऐ० भाग १५९ पू, ५९ | 

७, आर्क्या० सवे० रि० भाग १०, फलक २ । 


विक्रमादित्य का काल ४६ 


हो जाती है कि द्वितीय चन्जगुप्त अथवा किसी अन्य गुप्त राजा की विक्रमादित्य 
उपाधि केसे मारूव संवत्‌ से संबन्धित हो सकी ? 


(५ ) सभी भारतीय अनुश्वुतियों के अनुसार विक्रमादित्य की दाक्ति का 
केन्द्र उज़यिनी ही था। गुप्त सम्राट पाटलिपुत्र के शासक थे; भधिक से अधिक 
उज्ायिनी उनकी आदेशिक राजधानी थी जहाँ उपराज अथवा राज्यपाल शासन 
करते थे । किन्तु इन कारणों से ही थे उज्लथिनी अथवा अबन्ती के अधिपति 
नहीं कहे जा सकते। मुगरू सम्रार्दो ने भी अपनी प्रादेशिक राजधानी तथा 
अह्पकालीन वासस्थान आगरा, छाहौर, अजमेर तथा श्रीनगर को बनाया था 
किन्तु उन्हें 'दिज्ञी का बादशाह' कहा जाता था, आ्रान्तीय राजधानियों का नहीं। 

(६ ) युग का वेभव जो कालिदास के प्रंर्थों में प्रतिबिम्बित हुआ है गुप्त 
युग का ही आवश्यक रूप से नहीं हो सकता । निस्सन्देह कालिदास विक्रमा- 
दित्य के समकालीन थे किन्तु उनके विक्रमादित्य भारतीय अजुश्रुतियों के 
अनुसार ०७ ई० प्‌० में विक्रम संवत्‌ के प्रवतक थे तथा उन्होंने उजयिनी में, 
न कि पाटलिपुन्न में शासन किया था । कालिदास को गुप्त थुग में घसीट छाकर 
और उन्हें गुप्त-सम्राों के बेभवशाली शासन से आच्छादित चतुर्थ और पत्चम 
शती ई० में विक्रमादित्य के अस्तित्व का अ्रमाण बनाकर भारतीय परम्पराओं 
के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। कालिदास को गुप्तकाल में 
रखने वाले मत के तकों की परीक्षा यहाँ असंगत न होगी : 


१, संस्क्रत साहित्य का पु]नर्जागरण-काल 

मैक्समूलर ने छुठी शत्ती” ई० में संस्कृत साहित्य की पुनर्जागृति का 
सिद्धान्त प्रचलित किया था । उनके अनुसार भारत चतुर्थ शती ई० पू० से 
तृतीय शती ई० तक विदेशी शासन में रहा। बौद्ध धर्म का देश में बोल- 
घाला था, जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म और साहित्य को दबा दिया गया था 
तथा संस्क्ृत साहित्य के स्वतन्त्र एवं पूर्ण विकास के लिए कोई चारा नहीं था । 
अतः कालिदास की अद्भुत काव्य-सजना इस कार में नहीं हुई होगी। अतः 
महाकवि अवश्य ही साहित्य के इस बन्ध्या-युग के पश्चात्‌ ही हुये होंगे। 
गुप्त-सम्रार्दो के शासन-काल में ही ब्राह्मण धर्म तथा साहित्य ने पुनर्जीवन आरप्त 
किया । अतः इन कारणों से कालिदास तथा उनके पोषक विक्रमादित्य इसी 
काछ के हैं। वे विद्वान भी, जो मेक्‍्समूछर के इस पुनर्जागरण सिद्धाम्त से 


किन लिता-< 


१, इण्डिया हाट कैन श्ट टीच अस ? ( १८८१ ) पृ, २८१ और आगे । 


६० विक्रमादित्य... [ प्र० आ० ] 


सहमत नहीं हैं, थह स्वीकार करते हैं कि गुप्तकाल में संरक्षत साहित्य को 
पुनर्जीवन मिला तथा कारिदास इसी युग के थे और उनके पोषक विक्रमादित्य 
भी इसी युग में हुए । 
२. अभ्वघोष से कालिदास का परवर्तित्व 

अश्रधोष के बुद्धचरित” का कालिदासक्ृत रघुवंश से बहुत निकट साम्य 
है। दोनों ग्रन्थ महाकाव्य हैं। तुछना के बाद इस बात की स्थापना की गई 
कि साहित्यिक गुणों में बुद्धचरित रघुवंश से हीन है। अतः यह करुपना की 
जाती है कि अश्वघोष उस काल के हैं जिस समय संस्क्ृत काव्य-शेली अपने 
शेशव में थी तथा कालिदास ने बाद सें आकर - उनका अनुकरण किया और 
उनके आदर्श को विकसित किया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अश्वधोष 
कनिष्क के समकालीन थे जिसकी तिथि या तो अ्थम शती ई० का उत्तराध 
या द्वितीय शती का पूर्वाक निश्चिः की जाती है। कालिदास, जिन्होंने 
उनकी शेली? का अशुशमन किया अवश्य ही कुछ बाद में, कस से कम कुछ 
शतियों पीछे हुए होंगे । 


३. हुणो का उल्लेख 

रघु के दिग्विजय के संबन्ध में कालिदास ने हुणों का उल्लेख किया दे । 
कहा जाता है हूणों ने प्रथम बार पंचम शत्ती के उत्तराद में भारत पर आक्रमण 
किया जब कि उन्हें स्कन्दगुप्त ने मार भगाया था। इस घढना के पश्चात्‌ ही 
भारतवासी हूणों से भभिज्न हो सके । अतः काढिदाल को ४५० ई० सन के 
पश्चात्‌ ही होना चाहिये। 


४. ज्योतिष-सम्बन्धी प्रमाण 

अनेक भारत-पुरोविदों का अनुमान है कि कुपण-काल में ही भारत 
यूनान जौर रोम के पाश्रात्य जगत्‌ के सम्पर्क में आ गया था और 
इसी कार में उसने यूनान तथा रोम से ज्यौतिष विज्ञान के सिद्धान्त 
. अदहण किये । कालिदास के अन्धों में ज्योतिष-सम्यन्धी ज्ञान पाया 

१, दासगुप्त तथा डे : हिस्ट्री आफू संस्कृत छिथ्रेचर । 

२. ई. बी. कावेल : इण्ट्रोडक्शन द्व दि बुद्धचरित आफ अश्वघोष । 

३, डा. भाडदाजी के साहित्यिक अवशेष ५. ४९ पाठक : इण्ट्रीडक्शन ड दि मेधदूत, 
४५ ७ और भागे । 


विक्रमादित्य का काक्ष ६१ 


जाता है अतः वह भारतीय इतिहास के कुषणकाल के पश्चात्‌ हुआ था और 
उसके लिए केवल गुप्तकाल ही उपयुक्त काल है? । 


७, राजनीतिक प्रमाण 

कालिदास अपने रघुवंश सें रघु की विजय का विस्तृत वर्णन करते हैं. 
जिसमें सम्पूण भारत, सिन्धु के उस पार के फारस के अदेश तथा मध्य एशिया 
भी निहित हैं। इसके अतिरिक्त उनके ग्रन्थों में शान्त तथा वेभवयुक्त 
राजनीतिक दक्ञा का प्रतिबिस्ध मिलता है। यह स्थापित किया जा चुका दै 
कि कालिदास के ग्रंथों में खींचा हुआ राजनीतिक चित्र समुद्रगुप्त तथा द्वितीय 
चन्द्वगुप्त विक्रमादित्य की विस्तृत विजयों तथा गुप्त-सम्रार्दों के शान्ति तथा 
सम्रद्वियुक्त शासनों पर आधारित है। 


६. कालिदास और विक्रमादित्य की समकालीनता 


कालिदास की रचना कहे जाने चाले ज्यौतिष-शासत्रीय ग्रंथ ज्योतिर्विदा- 
भरण में कहा गया है कि विक्रमादित्य की राजसभा नवरक्षों से अरंक्ृत थी, 
जिनके नाम ये हैं---धन्वन्तरि, क्पणक, अमरसिंह, शक्ल, वेतालभट्ट, घटखपर, 
कालिदास, वराहमिहद्िर तथा घररुचि। एक स्घ॒तन्त्र लोत 'खण्डनखण्ड्खाद्य! की 
आमराजटीका? से ज्ञात होता है कि वराहमिहिर का देहावसान शक संवत्‌3 
५०५९ में हुआ था। वराहमिहिर के समकाछीन होने के नाते कालिदास भी 
छुठी शती ई० में रहे होंगे । 


७. दि्लिनाग का उल्लेख 

मेघदूत में काकिदास निचुरू तथा दिडनाग का उल्लेख करते हैं” । विद्वान 
टीकाकार मनल्लिनाथ ने, इस पर टीका करते हुए यह मत प्रकट किया है कि 
निशचचुल काकिदास के प्रशंसक व मित्र तथा दिड़नाग ( एक बौद्ध भिकछ 
तथा छ्ेश्कक) उनके भ्रतिद्वन्द्दी एवं निनन्‍द॒क थे और उन पर आक्षेप किया करते थे। 


(४ 3 अन्‍कन अनननिलननीनननिननगनवन+-+क 


न 3 


१, जेकोबी : जैड. डी. एम. डी. ३०, ३०३ और आगे । 
२. पन्वन्तरिक्षपणकामरसिंद॒शहूबेतारूम ट्रघटखपरकालिदासा: । 
ख्यातो वराइमिद्िरों नूपतेः सभायां रक्षानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 
8. नवाधिकपश्चशतसंख्यशाके ( ५०९ ) वराहमिहिराचार्यों दिवंगत: । 
४. स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदहमुखः सं, दिक्नागानां पथि परिहरत्स्पूलइस्ताव- 
क्ेपान्‌ || पूवमेष ६४ । 


६२ विक्रमादित्य... [ प्र० झ० ] 


दिडनागक्रत प्रमाणसमुच्चय की धर्मकृति टीका के आधार पर विडनाग 
की तिथि पाँचवीं अथवा छुठी शती ईं० निश्चित की गई है। अतः 
कालिदास को भी इसी काछ में रखना चाहिये । 

भारतीय इतिहास के गुप्तकार में (चौथी शती ई० से छुठी शत्ती 
ई० ) कालिदास की तिथि रखने वाले सिद्धान्तों का संक्षेप में नीचे परीक्षण 


किया जाता है : 

(१ ) यह कल्पना कि भारतीय इतिहास के तथाकथित बौद्धकाछ में, 
जिसमें बौद्धघम और विदेशी आक्रमण तथा शासन का बोलबाला था, संस्कृत 
साहित्य तथा काव्य पूर्णएप से विकसित न हो सका, भ्रामाणिक नहीं है । 
ब्राह्मण धर्म या साहित्य न तो बौद्ध धर्म के उत्थान से असित हुआ और न 
विदेशी आक्रमणों से । बौद्ध लेखकों को संस्कृत में अपने ग्रंथों को लिखने के 
लिए बाध्य होना पड़ा तथा कई विदेशियों ने ब्राह्मण धर्म तथा साहित्य 
स्वीकार किया । इसी कार में सूत्र-साहित्य के अधिकांश भाग की रचना 
हुई! द्वितीय शती ई० पू० शुंग शासनकाऊ में पतश्नक्ति ने अष्टाध्यायी पर 
महाभाष्य छिखा तथा मनुस्मृति की रचना हुई।* रामायण तथा महाभारत के 
कई भाग रचे गये। महाभाष्य में बहुत से अवतरण उद्छत किये गये हैं 
जिनकी शेली, भाषा तथा छुन्द सभी काव्यशेली के हैं।१ रुद्दामन का 
जूनागढ़ अभिलेख (द्वितीय शती ई० ) काव्य शैली के संस्कृत गद्य में 
लिखा गया है तथा उसमें वेदर्भी) रीति के सभी अच्छे गुण हैं। गद्य में 
काव्यास्मक शेली का प्रयोग छोकबद्ध कार्व्यों के पहले होने की ओर संकेत 
करता है जिनका गद्य-लेखकों ने अनुसरण किया । यह भी समझा जाता है कि 
याशवल्क्य स्खति की रचना भान्प्रकाल में हुई तथा सभी इसे स्वीकार करते 
हैं कि अश्ववोष ने बुद्धचरित की रचना कुषण-काल सें की। इस प्रकार की 
साहित्यिक ग्रतिविधि के काल को साहित्य पर अत्याचार का युग नहीं कह 
सकते । इस प्रकार काव्यशेल्ली गुप्तार के बहुत पहले ही विकसित हुईं और 
कालिदास के अंथों की रचना प्रथम शती ई० पू० में असम्भव नहीं है ।* 


है ननानिनिनीतानओ न*०+ 


१. का० प्र० जायसवाल ; मनु एण्ड याशवस्क्य । 

२. कीलद्ठाने : महाभाष्य की भूमिका । 

है, ए० इ० भाग ८ । ' 

४, तुंलनाथे, डा० जी व्यूलर, इण्डि+ पृणिंट० १९१३; कीलद्दान, इण्डो० वाह्यू० 
९४ पू० ३२६ | 


अन्त जलनननणे वधहूपनिमिमहश/पपननायण ५हदैपयाे “७-+कत्क्त्तननफ+ “८ “+++ अजय 


विक्रमादित्य का काल ६३ 


(२ ) यहाँ पर अपनाई गयी चाद-पद्धति बौद्ध साहित्य के विकास-पथ 
के विरुद्ध है । यह सुविज्ञात दे कि प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य जनता की सुविधा: 
के छिए प्राकृत अथवा पालि में लिखा गया था। किन्तु समयानुसार बौद्ध 
 छेखर्कों ने यह अनुभव किया कि संस्कृत भाषा प्राकृत फी अपेक्षा अधिक 
सुसंसकृत और अभिव्यक्ति का प्रभावपूर्ण माध्यम दे । फछतः उन्होंने साहित्यिक 
संस्कृत ग्रन्थों के नमुने पर संस्कृत भाषा में लिखना आरम्भ कर दिया। यह 
प्रवृत्ति महायान के उदय के साथ भ्रधिक अमुख हो गईं। अश्वघोष का संस्कृत 
में काव्यग्रंथ की रचना करना इस बात को सिद्ध करता है कि उसके पूर्व 
उसके नमूने के लिए संस्क्रत का काव्य ग्रंथ रहा होगा । रघुवंश तथा बुद्धचरित 
का निकट साम्य इस बात की ओर संकेत करता है कि रघुवंश को नमूने की 
भाँति उपयोग में छाया गया। यदि बुद्ध चरित' 'रघुवंश” से हीन है तो यह 
अपूर्ण अनुकरण का दोष है । कालिदास जेसे उत्कृष्ट काब्य-प्रतिभावाले व्यक्ति 
ने बुद्धाचरित जेसे म्ंथ को नमूना नहीं बनाया होगा । कालिदास बड़े आदर के 
साथ अपने पू्ववर्ती श्रतिभाशाली कवियों का उद्लेख करते हैं, यथा, भास, कवि- 
पुत्र, सौमिन्न आदि ।* किन्तु वे अश्वधोष का उल्लेख नहीं करते । यह अनुज्लेख 
इस बात की ओर संकेत करता दै कि कालिदास के पहले अश्वघोष का अस्तित्व 
नहीं था। इन विचारों के आधार पर कालिदास को अश्वघोष के बाद नहीं 
रखा जा सकता। वे बाद के लेखकों के सम्मुख आदर्श रखने के ढछिए कई 


हती पहले हुए होंगे । | 
(३ ) हूणों के उल्लेख का गछूत क्षर्थ कयाया गया है । रघु के दिग्विजय 


करे वर्णन में वे रघु के द्वारा पराजित छोगों में वर्णित हैं न कि भारत में आक्रान्ता 
या विजेता के रूप में। उनका स्थान भी भारत से बाहर बताया गया है। 
चीनी इतिहास से ज्ञात होता है कि हूणों ने तृतीय शती ई० पू० से प्रथम 
शती ई० के मध्य में वकऊख तक अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया 
था ।* हूर्णों का साम्राज्य भारत की ठीक देहछी पर था तथा भारतवासी हूणों 
से परिचित थे। यह अनुमान कर लेना कि भारतवासियों को भारत के बाहर 
के लोगों का तनिक भी ज्ञान नहीं था उनके भौगोलिक तथा जातीय ज्ञान के 
प्रति अन्याय करना है।? पारसीक, पहुव, पारद, शक, हुण, कम्बोज, किरात 


१, 'प्रथितयशर्सा भाससौमिछकविपुन्नमिश्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालि- 
दासस्य'--भालविकाभ्रिमित्र की भूमिका | 
२, गुल्सलेफ ( 0002 ) हिस्द्री आफू चाइना १८३४, ए० २२०-४५। 
३. तुछनाथं--मदइाभारत में मिन्न भिन्न जातियों तथा छोगों का ज्लेश् | 


६9 विक्रमादित्य [ प्र० ० ] 


चीनी छोगों का, जो भारत के पड़ोसी थे, भारतीयों को भर्वी-भाँति ज्ञान 
था। कालिदास हूणों, पारसीकों कम्षोजों में भिन्नता भछी-भाँति स्पष्ट करते 
हैं'। अतः यहे निष्कर्ष निकालना पूणरूप से ठीक होगा कि कालिदास को हूणों 
का उदलेख करते समय प्रथम शतती ई० पू० मध्यएशिया की जातिगत 
स्थिति का ज्ञान था। अतएव उन्हें केवल इसलिये पाँचवीं तथा छुठी शताब्दी 
में नहीं घलीटा जा सकता कि उन्हें हूणों का ज्ञान था । 

(४ ) भारतवाध्ियों को विदेशियों से कछा तथा विज्ञान सीखने में 
मानसिक घृणा नहीं थी यह एक समन्देदरद्दित तथ्य है किन्तु ज्योतिष-शास्त्रीय 
सिद्धान्त सीखने के समय को पीछे स्रींच छाना अनावश्यक है। तक उपस्थित 
करने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि यूनानियों व्‌ रोमवासियों ने स्वयं 
७०० ई० पूर्व में बाबुल एवं चेल्डीज़ के निवासियों से ज्यौतिष सिद्धान्त 
सीखा था। भारतवासियों का इन मध्यपू्व के देशों से सीधा संप्क भारत 
में भ्रीक आक्रमण ( ३९६ ई० पू० ) से बहुत पहले से था तथा उनसे ज्यौतिष 
के सिद्धान्त सीखने में भारतीयों के लिए कोई बाधा नहीं थी। भारतीय, 
तथा यूनानी ज्योतिष के सिद्धान्तों में साम्य उनकी उत्पत्ति एक दैश में होने 
के कारण है! । रामायण में, जिसकी रचना प्रथम शती ई० से पूव हुई 
थी, नक्षत्रविज्ञान का विकसित ज्ञान दिखलाई देता है।? कालिदास एक 
ज्यौतिषशास्त्रीय शब्द 'जामित्र' का उल्लेख करते हैं जिसकी समता यूनानी शब्द 
डायमिट्ून ( /)977607070 ) से दिखाई गई है। किन्तु कुछ विद्वानों ने 
यह भी मत प्रकट किया है कि इन दोनों दाब्दों की स्वत्तन्त्र उत्पत्ति हो सकती 
है अथवा डायमिद्न संस्कृत जामित्र का थूनानी रूपान्तर हो सकता है।।ंं 
कालिदास अपने ज्यौतिषशाख्रीय उद्लेखों के लिए आार्यभद्द के भी ऋणी नहीं 
ः हैं क्‍योंकि वे यथातथ्य वेशानिक सिद्धान्तों का कर्णन नहीं करते हैं, बिक 
ज्यौतिषविज्ञान की प्रचलित घारणाओं का, जिनका बाद में सिद्धान्तीकरण 
हुआ, उल्लेख करते हैं । 

(५) राजनेतिक प्माणों से निकाले गये निष्कर्ष भी मनसाने हैं। 


'>रक३+ककनकर “ ++-७ 


१, र॒घुवंश, ४, ६०-७० | 

२, एस० वौ० दीक्षित ; अली हिस्द्री आफू इण्डियन एस्ट्रॉनामी १३१७-१५, मैक्समूलर 
इण्डिया--हाट केन इट टीच अस ? पु० ३२७। 

१३ बालकाण्ड, सग॑ २८, ९-१५, अयो ० १५-३ । 

४. एस० पी० पण्डित ; रघुबंश की भूमिका । 


विक्रमादित्य का काल ६४ 


कालिदास ने मद्दाकाव्य की रचना की थीन कि तत्कालीन इतिहास की । 
समुद्रगुप्त तथा चन्द्गुप्त द्वारा किये गये विजय रघु के विजय से हीन पड़ 
जाते हैं। रघु के विजय का चणन अंशतः मौर्यों और शुज्ञों के विजयों तथा 
विक्रमादित्य के धर्मविजय पर आधारित है। देश में शान्ति और समृद्धि 
गुप्तकार की ही विशेषता नहीं है। शुज़्काल का सी अधिकांश भाग शान्तिपूर्ण 
था। विक्रमादित्य की राजनैतिक तथा सेनिक सफलछताओं के परिणामस्वरूप 
भी भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति का भोग किया तथा ३१३४७ वर्ष तक 
(७५७ ई० पू० में स्थापित विक्रम संवत्‌ से छेकर ७८ ई० सें शर्कों के द्वितीय 
आक्रमण तक ) देश में शान्ति तथा समृद्धि बनी रही। रघु के बंश का 
उन्नीसवें अध्याय में अकस्सात्‌ एवं दुःखपूर्ण अन्त तथा वंश के अन्तिम विलछासी 
राजा अश्निवर्ण का वर्णन शुद्ग वंश के अंतिम राजा अत्यधिक कामी देवभूति' के 
आचरण एवं दुःखद अन्त का स्मरण दिछाता है। कालिदास इन राजनेतिक 
गति-विधियों तथा घटनाओं से परिचित थे जिनका प्रतिबिम्ब हम उनके ग्रन्थ 
में पाते हैं । गुतकार की घटनाओं से कालिदास के ग्रन्थों की घटनाओं का 
समीकरण करना आवश्यक नहीं है । 


(६) कुछ विद्वान वराहमिहिर से कालिदास को समकालीनता दिखलाने के 
लिए ज्योतिर्विदाभरण” के साचय को स्वीकार करते हैं भौर आमराज के श्रमाणों 
पर विश्वास करके कि वराहमिहिर की झरूत्यु ५०५ शकाब्द में हुईं थी, कालिदास 
को पाँचवीं तथा छुटी शरती में खींच छाते हैं। कुछ अन्य विद्वान्‌ जो 
ज्योतिर्विदाभरण को कालिदास की रचना नहीं सानते तथा उसे बाद की रचना 
स्वीकार करते हैं, इसमें उपलब्ध अ्रमाणों को बिछकुल साफ अस्वीकार कर देते 
हैं। प्रस्तुत लेखक के मत से, यद्यपि यद्द अन्थ बहुत बाद की रचना है, इसमें 
प्रामाणिक परम्परा विद्यमान है। अतः इस परिस्थिति में या तो हम ५६ ई० 
पू० में विक्रमादित्य की परम्परा को स्वीकार करें या आमराज के प्रमार्णों को 
बिलकुछ हटा दूँ। किन्तु ऐसा करने के पहले यह जान लेना अच्छा होगा कि 
वराहमिहिर के सम्बन्ध में आमराज द्वारा अयुक्त संबत्‌ ७८ ई० में स्थापित 
द्वोनेचाछा शक संवत्‌ ही है या कोई अन्य शक-संवत्‌ है जो वराहमिहिर की 


नशीली न+ हाफ + 


१, अतिखीसंगरतमनम्ञपरवशं शुक्षम ''“**इ्षचरित पृ० १९५९ । 
द्ैवभूति तु शुज्रराजानं व्यसनिनं* '""*विष्णुपुराण ४०२४-१९ । 


»- #5 ... 


६6 विक्रमादित्य [ ढ्विं० आ० ] 


ज्योतिषशासत्रीय परम्परा में प्रचकित था। इस सम्बन्ध सें वराहमिहिर के 
निम्नलिखित छोक उपादेय हैं : 


भुवनायकोपदेशान्नरिनर्तीवोत्तरा अमस्लिश्व । 
येश्नारमह॑ तेषां कथयिष्ये. बृद्धगर्गमतात्‌ ॥ 
आसन्‌ मघासु मुनथः शासति प्रथिवीं युधिष्टिरे नृपतो । 
पडट्टिकपञ्नद्वियुतः ( २५२६ ) शककाल्‍रः तस्य राश्ः ॥ 
( बृहत्संहिता १६, २-३ ) 


उद्छत द्वितीय छोक की प्रथम पंक्ति से यह स्पष्ट है कि युधिष्ठिर-संवत्‌ के 
प्रारम्भ तथा शक-संवत्‌ की स्थापना में जिसका जहाँ उल्लेख है, २०२६ वर्षों 
का अन्तर है। युधिष्ठिर-संवत्‌ का वतंमान वर्ष ५०७५२ है अतः उपरिलिखित 
शक-संवत्‌ का प्रारंभ (५०५२-२५३६ - २०२६) वर्ष पूव अर्थात्‌ विक्रम-संवतत्‌ 
के ५१५ वर्ष पूर्व हुआ । आमराज के अनुसार वराहमिहिर की श्ृत्यु शक-संवत्‌ 
७५०९ में हुई। अतः यह घटना ५१८-५०९ विक्रम-संवत्‌ से ९ वर्ष पहले घटित 
हुईं थी । उद्धत प्रथम छोक से भी यही संकेत मिलता है । ५३८ ई० पू० में 


प्रारम्भ हो नेवाले शक-संवत का ज्ञान गर्गसंहिता के लेखक'को था जिसकी रचना 


शुज्ञकाल में हुई थी । भतः आमराज द्वारा अयुक्त शक-संवत्‌ के उल्लेख से हम 
वराहमिहिर तथा कालिदास दोनों को प्रथम शती ई० में रख सकते हैं । 
प्राचीन अनुश्रुति को लिखते हुए आमराज ने कदाचित्‌ कुछ वर्षों की गछती 
कर दी होगी जो ऐसी स्थिति में असम्भव भी नहीं जान पड़ती । अतएवं किसी 
को भी यह निष्कर्ष निकालने की छूट है कि वह इन दो महान व्यक्तियों को 
विक्रमादित्य का समकालीन तथा उनके दरबार का अलंकरण बताये । 


बराहमिहिर को, जेसा कि उनके द्वारा रचित बुहत्संहिता के अभ्तःसाचयों 
से स्पष्ट है, पाँचबीं अथवा छुठी शती में नहीं रखा जा सकता। इस 
ग्रंथ में मध्यदेश के उल्लेख के सम्बन्ध में भारत का आदेशिक विभाजन 
विस्तार से वर्णित है जो गुप्तों के अभिकेखों से ज्ञात प्रादेशिक विभागों से 
मेरू नहीं खाता । 


(७ ) मेघदूत में 'निश्चुलः शब्द का अर्थ है. 'एक श्रकार का वृक्ष तथा 
दिड्डनाग का अथ है 'द्ग्गिज' अथवा 'दिक्पाछः । मेघदूत को यह राय दी गई 
है कि वह निचुरू तरु के नीचे आराम करे और दिर्गजों के हिलते हुए श॒ण्डों 
से बचे | मश्निनाथ की दीका में 'निचुलः तथा 'दिडनाग? का ध्यक्तियों के रूप में 


नै 


विक्रमादित्य का काल ६७ 


उल्लेख कल्पनाप्रसूत है और विशेषतः इस तथ्य को दृष्टि में रखकर कि 
कालिदास इस प्रकार के उन्लेखों के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं, मन्लिनाथ क्रे इस सुझाव 
को गस्भीरतापूवंक अहण नहीं किया जा सकता । निचचुछ नाम का कोई भी 
' कविया भाश्रयदाता संस्कृत साहित्य के इतिहास में नहीं दिखाया जा सकता । 
बोद्ध अंथों में दिड़नाग का उल्लेख बहुत ही अस्पष्ट रूप में हुआ है तथा दिड- 
नागाचारय का उल्लेख भी कम मिलता है जिसके अमप्राप्य ग्रंथों पर धमंकीति ने 
टीका लिखी थी। अब वह भी प्राप्त नहीं है । किन्तु यदि यह भी समान छिया 
जाय कि दिडनाग एक व्यक्ति थे, तो केवक यही अनुमान किया जा सकता है 
कि वे धमकीर्ति के पूर्व हुए होंगे। उनकी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा 
सकती और कालिदास को शुप्तकाछ में नहीं छाया जा सकता । 


7207 66860 0५ +8]69# 7५8 - एगंधारवां 


तृतीय अध्याय 


उत्पत्ति तथा माता-पिता 


(१) गदृभिल्ल 

बृदत्कथामंजरी तथा कथासरित्सागर जैसे हिन्दुओं के अन्ध विक्रमादित्य 
की उत्पत्ति तथा माता-पिता पर कुछु भी प्रकाश नहीं डाछते। उनमें 
विक्रमादित्य के जन्म की कहानी उजयिनी के शासक महैन्द्रादिध्य से आरम्भ 
होती है ।' जेन पहावलियों' तथा जीवनबृत्तात्मक अन्धथों? से इस समस्या 
पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। उनके अनुसार विक्रमादित्य के पिता का नाम 
गद॒भिन्न था। गर्दमिन्न व्यक्तिवाचक नास नहीं वरन्‌ यह वंश-नास है। यह 
यात पुराणगत साचयों से प्रमाणित होती है। पुराणों के अनुसार सात ( या 
दस ) राजाओं का एक गदंभिन्न ( गदंभिन ) वंश आन्ध्रों के समकालीन राज- 
वंशों में एक था। इसकी पुष्टि जैन अंथ हरिवंश” से भी होती है जिसके तिथि 
सम्बन्धी इतिहास में रासम € ग्भिन्न ) शासकों का उल्लेख है। उनका 
शासनकाल कुछ मिकाकर एक सौ वर्ष था। हमने जो कुछ कहा उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि विक्रमादित्य का वंश गर्दभिन्न कहलाता था । वंश का 
यह अभिधान क्‍यों था, कहना कठिन है। ग्रभावकचरित में यह वर्णन प्राप्त 
होता है कि गर्दभिन्न रासभी विद्या ( गदहों का खे ) जानता था जिससे वह 
शत्रुओं में खलबली मचा देता था |! यह विद्या कोई सैनिक-यन्त्र-न्यास या 

१, बृहत्कथामंजरी १०, १; कभासरिध्सागर १८, १। 

२, पद्टावलिसमुच्चय पृ, १७, १५०, १६६ । 

३. प्रभावकचरित ५. २९-२५ ( कालकाचार्य-कथा ) | 

४. विष्णुपुराण २४, ४.१३; वायुपुराण ३२७, १५२, १५८ आदि । 

५. अध्याय ६०, होक ४९० | 

६. प्रभावकचरित | 


विक्रमादित्य का कॉले ६६ 


सेनिक व्यवस्था थी जिसके लिए गरद्दूभिन्न इतने प्रख्यात थे और बाद में उसी 
नाम से जाने गये। यह भी संभव है कि उनकी सेना का वेसर महागशुरूम 
( खच्बरों का रेजीमेंट ) बढ़ा अब था जिसके नाम पर उस परिवार का 
नाम पड़ गया । 


२. गदभिल्ल मालबो की एक शाखा 

जैन विद्वान मेरुतुज्ञ की विचारश्रेणि से ज्ञात होता है कि गद्दभिन्न एक 
बहुत बड़े समुदाय की एक शाखा थी* | यह अंथ विज्ञाका ( उजयिनी ) का 
राजवंशिक इतिहास देते हुए विक्रमादित्य को 'मालवराय! बताता है। यहाँ 
'माकव! शब्द जनता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह इस बात से सिद्ध होता दे 
कि विज्ञाला ज्षेत्र का, जिस पर विक्रमादित्य शासन करते थे, पहले ही उद्लेख 
हो चुका है। हम दूसरे साधनों से भी जानते हैं कि मालवों की ऐसी शाखायें 
थीं भी । नंद्सा-यूप-अभिलेख' के अनुसार 'इचवाकुओं द्वारा स्थापित और 
प्रथितयश राजर्षियों के मालव वंश में उऊदित विजय पर नृत्य करनेवाले, 
जयसोम के पुत्र, अभागवर्धन के पौन्न, सोगियों के नायक सोम ने कई शत- 
सहस््र गायों को दक्षिणा ( रूप में दिया )।! यह अभिलेखात्मक प्रमाण इस 
बात की पुष्टि करता है कि सोगी मालवों की एक उपजाति थी। उसी प्रकार 
गदुभिन्न को भी मालवों की उपजाति माना जा सकता है। विक्रमादित्यर 
भारतीय इतिहासप्रसिद्ध मालवों की गर्दभिन्न शाखा में उत्पन्न हुये थे । 


३. मूलवंश : सूयवंश 

हम इस प्रश्न का अन्वेषण और आगे करते हैं कि गदुभिन्न-्माऊव॑ 
भारतवासियों के किस संजाति के थे। साहित्यिक गंथों को इस प्रश्न से 
कोई सम्बन्ध नहीं। नंद्सायूप-अभिकेख मालव जाति को 'इच्वाकुप्रथित 
राजर्षिवंश”” कहता है। इच्वाकु अयोध्या के राजवंश के संस्थापक थे । 
नंद्सा-अभिलेख यह संकेत करता है कि मालव सूयवंझी ज्ञत्रिय थे। मारवों 


। ७. ककतसप झा“, “4 कृफाफमक- शण्करक जरा; जकञा0 क + के बनना कापगरता भ+ शिकनलकग कल लनन3प पक <ह ०३ 33 ++क+७/०फ॥/ ७-७३ अन्द१०७+००4४४क*० ३३०५3 व. कक ५०-०७ ५८ जग-८क॑पननमीन-क फलतन--336:05433+9) >8+कक+१/७+--६ 


१, हो ही मालवराया नामेण विक्कमाइश्ची । 

२. ए० इ० भाग २६, ए० ११८-२५ । 

३, बृहत्कथामंजरी तथा कथासरित्सागर में विकमादित्य की मालवों से उत्पत्ति स्पष्ट 
होती है, जहाँ पर शिव का माल्यवान्‌ (८ मालव ) गण ( जनतन्त्र , स्वयं विक्रमादित्य के 
रूप में अवृतरित होता है । 

४. इध्वाकुप्रथितृराजपिवंशे मालवर्बंरो । 


७० विक्रमादित्य [ तृ० आ० ] 


का आरस्मिक इतिहास महाभारत में प्राप्त होता है। उसके अनुसार मारूव 
तथ्कालीन प्रमुख ज्षत्नरिय राजवंशों से सम्बन्धित थे । विराद के श्याछक कीचक 
की माता मालव-राजकुमारी थी ।* मद्गराज अश्वपति की रानी--साविन्नी की 
माता--भी मालूव-राजकुमारी थी ।* महाभारत के विशाल युद्ध में माऊ॒व कौरवों 
की ओर से छड़े भे । मालवों का मत्स्यों और मर्दों से वेबाहिक सम्बन्ध थह 
सिद्ध करता है कि माछ॒व महाभारत काछ की प्रमुख क्षत्रिय जातियों में समझे 
जाते थे । यूनानी लेखक, जिन्होंने सिकन्दर तथा मारूव-छुद्कों के बीच घोर 
युद्ध का वर्णन किया है, मालवों की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश नहीं डालते । 
वे केवल इनकी शक्ति तथा गये का स्पष्ट संकेत करते हैं। यूनानियों के 
द्वारा मालवों का गव॑ आक्रान्ताओं के लिए कभी उद्धत और प्रायः भयह्ञर 
समझा गया है। वर्णन ज्षत्रियों के लिए उपयुक्त दे जो कि वीरता और साहस 
के लिए विख्यात थे ।* 
७. मल्ठो से उनका सम्भावित सम्बन्ध 

हमने अब तक गदंभिन्न मालवों की उत्पत्ति इस संद्ग्धि सुझाव के साथ 
पंजाब के मालवों से दिखाई है कि राजपूताना के माछव अपने को इचवाकु के 
सूर्यवंश की सन्‍्तान मानते थे । इस संबन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि 
भालव' शब्द स्वयं मूछ या आधारिक शब्द नहीं है बल्कि यह व्युत्पन्न शब्द 
है जिससे छगता है कि पंजाब के मारूव भी किसी जाति की शाखा थे। 
मालव अपत्य अथ में 'मलु! से बनाया जा सकता है। क्‍या यह सुझाव रखा जा 
सकता है कि ये मालव गोरखपुर मण्डलान्तगंत प्रसिद्ध मन्नराष्ट्र से निकले थे ? 
मन्न से पहले माल्य या मारूय व्युत्पन्न हुआ जो बाद में माय! हो गया। 
इस सुझाव की कुछ पृष्टि माछवों की सुद्राओं से हो सकती है। डगरूस 
महोदय ने कुछ निश्रयाव्मकता के साथ यह दिखाया कि 'सरूय”' अथवा 
भारूय! 'माठव! से प्राचीन है। मालवा के लिए यूनानी शब्द 'मन्लोई” से भी 
यही स्पष्ट होता है। यवन शब्द 'मन्नोई” 'मछूय! के लिए प्रयुक्त होता है और 
मार! का ठीक रूपान्तर 'म्ुभोई” होगा ।* डगलस महोदय 'मर' शब्द को 


वन्‍्ज +*-०. &>०+ सरक«»»म>ता-"-+-नन-म-म-मनामकला+ १८५ ३०3३५ ५०) जधनननल-«त 3 पीली. + लक क फोन तनमन 32७3५ हनननाननक्‍ननकभोरनाका-क "५५७ ७नयत ५ गन फमनन-+-+ कल काननपक 


१. महाभारत, ५ । 
२. वही | . 
३, कूटियस ९, अध्याय ४ | 
मेविक्डल, इन्वेजन आफ्‌ इण्डिया बाई एलेग्जाण्डर पृ० २३४ । 
४. कतिपय मालव मुद्राओं पर, एृ० ४२-४७ ( न्यूमिस० सप्ली० सं० ३७ )। 
५, वही । 


विक्रमादिध्य कां काल ७१ 


मारूव जाति के संस्थापक राजा का नाम मानते हैं ।' हमें ज्ञात है कि मालव 
सूयवबंधी इचचाकु के वंशज थे। वाल्मीकि-रामायण' के अनुसार छच्मण के 
पुत्र चन््रकेसु का विरुद 'मज्नञ' था तथा उसने एक मन्नराष्ट्र की स्थापना की 
थी जहाँ पर उसके वंशज मज्ञ कहे जाते थे । मन्नों का सूर्यवंशी होना बौद्ध 
साहित्य से भी सिद्ध होता है।* अतः, यद्यपि मन्न को राजपूताना में एक 
राजा बताना सम्भव नहीं, राजपूताना के माठव तथा मालवा की उत्पत्ति को 
अन्त में गोरखपुर जिले के मज्नों तक ले जाया जा सकता है। अधिक संभव है 
कि उनकी एक शाखा पंजाब की ओर महाभारत के बहुत पूर्व ही चली गयी 
हो और मारूवों की पूवेज बनी हो । मालवों ने इस तथ्य को स्मरण रखा था 
तथा इसकी अभिव्यक्ति नंदसायूप अभिलेख में कृत ( विक्रम ) संबत्‌ के तृतीय 
शत्तक में हुई ।* 
५. विदेशी मूल का खुझाव 

द्वितीय या वृत्तीय शत्ती के कतिपय मारूव मुद्राओं के झुटिपू्ण पाठ ने 
एक काल्पनिक सुझाव को जन्म दिया था कि मारूब एक विदेशी जाति के 
वंशज थे । इन सिक्कों के अभिलेख अस्पष्ट हैं जिन्हें निश्चित रूप से नहीं पढ़ा जा 
सकता । किन्तु विद्वानों ने उन पर भप॑यन, मगजु, महरग, मगज़स इत्यादि 
विचित्र नाम पढ़े हैं । यदि इनका पाठ ठीक है तो ये नाम अभारतीय हैं । इस 
अमपूर्ण पाठ के आधार पर वि० ए० स्मिथ ने अपना मत दिया कि ये उनकी 
विदेशी उत्पत्ति की ओर संकेत करते हैं? । इसके विरुद्ध बहुत सी आपत्तियाँ 
उठाई जा सकती हैं । इन सिक्कों के अक्षर इतने अस्पष्ट हैं कि थे पर्याप्त निश्चय 
के साथ नहीं पढ़े जा सके हैं। एलन के मत में या तो वे अतिअ्रमात्मक अभि- 
लेख हैं अथवा वे मूठ अभिलेख 'मालवानां जयः के छिए अथुक्त हैं (४ काशी 
प्रसाद जायसवाल के मतानुसार वे जाति, उपजाति तथा नेता के आरम्भिक 
अक्तरों के समुश्चय हैं । यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि इन सिक्कों पर 
व्यक्तिगत नाम हैं तो भी उनकी विदेशी उत्पत्ति की पुष्टि नहीं होती। “सिक्कों के 

१, वही । 
, चन्द्रकेतोश्व महस्य मछभूम्याँ निवेशिता । 

चन्द्रकान्तेति विख्याता दिव्या स्वरगंपुरी यथा ।| ७४१०२, ९ । 

2, महापरिनिब्बानसुत्त, दिव्यावदान ! 
४. ए० इ० भाग २६ । 
७५, कैटलॉग ऑफ काइन्स इन इण्डियन म्यूजियम, भाग १, ५० १७४-१७६ | 
६. दि केटलॉग आफ कायन्स आफू ऐश्येट इण्डिया, पृ० ११८ । 


नि 


७४ विक्रमादित्य [ तृ० आ० ] 


अभिलेख के व्यक्तिगत नाम बहुत ही विचित्र हैं तथा वे स्वयं बहुत सी पहेलियाँ 
हैं ।! जायसवाल का मत है कि ये ग्रारम्भिक अक्षर हैं, यही ठीक व्याख्या अ्रतीत' 
होती है । ये नाम विचित्र अवश्य हैं किन्तु उन्हें विदेशमूलक मानना न्याय्य 
नहीं है। ये लेख बाह्मी में तथा देश की भाषा में हैं और यदि जायसवाल के 
सत को स्वीकार कर छिया जाय तो, सभी तो नहीं किन्तु उनमें से अधिकांश 
संस्कृतमूछक हैं तथा पूर्णरपेण समझने थोग्य हैं? । 

एक सब॒त् सम्भावना यह भी है कि कुछ माछव सिक्कों के साथ प्राप्त ये 
विचाराधीन सिर्के माऊ॒य सिक्के ही न हों तथा बाहर से यात्रा करके अपने 
प्राप्ति-स्थान तक आये हों। ऐसे अधिश्रसनीय प्रमा्णों के आधार पर कोई 
सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता और फिर मारवों की एक उपजाति सोगी के 
सामाजिक स्तर पर नंदसायूप-अभिकेख के साय को दृष्टि में रखकर कि वे 
इच्वाकु के सूयवंशी थे, वि० ए० स्मिथ का मतस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
फिर भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण के बहुत पूर्व ही भारतीय इतिहास में 
मालव ज्ञात थे । 

विकमादित्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत बाद के एक जेन अंथ 'विक्रमाक- 
सत्व-प्रबन्ध! में एक विचित्र उल्लेख है। इसके अनुसार विकमादित्य का जन्म 
हूण वंश में हुआ था। हुण वंश में उत्पक्ष, गन्धवंसेन के पुत्र, विक्रमादित्य ने 
पृथिवी को मुक्त कर दिया ।* प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण निराधार है। हुणों ने 
उजयिनी पर कभी शासन नहीं किया। वे पाँचवीं शती के अन्तिम दिनों 
में भारतवर्ष में घुसे तथा छुठी शी के अथम चरण में पूर्वीय मालवा 
तक ही सीमित थे। उन्हें सदेव देवी प्रकोप समझा गया न कि देश का रक्षक । 
हूर्णो से विक्रमादित्य के आचीन घचंश की आन्ति सम्भवतः राजपूताना में 
शासन करनेवाले हुण वंश के निमित्त होने के कारण हुईं जो अपने को भारतवर्ष 
के एक महान्‌ पुरुष से, जिसकी देश में व्यापक छोकप्रियता थी, सम्बन्धित 
करना चाहते थे । 
६. विक्रमादित्य के माता-पिता 

विक्रमादित्य के माता-पिता के नाम विभिन्न खोलों में सिन्न-भिन्त तरह 
से दिये गये हैं जिनकी तालिका नीचे दी जाती हैः-- 


१. एस. के. चक्रवर्ती, ऐंस्येण्ट इण्डियन न्यूमिस्मेटिक्स, प्र, १९४ । 
२. हृणवंशे समुत्पन्नो विक्रमादित्यभूपतिः । गन्धवसेनतनयः पृथ्वीमलूर्गा ज्यवात ॥ 
पुरातन प्रबन्धसंग्रह में संककित सिंधी जैन ग्रंथमारा सं, २ 


ह्नतिलजडओं ऑल ना किक” भ न हवन नाते 


पिक्रमादित्य का कांल ७३ 


कक ९6 ४ >स्क+छज ड़ 3 ७४ 


| 
हृत्कथा- कथासरि-; प्रभावक-।| भवि५ ही 
ल्ू रि- प्रभाव विष्य दामिंगाल्पुसकिका | कप्रिय 
मंजरी | स्खागर | चरित ण कथाथ 
। २ दे ४ प्‌ द्द्‌ 
महेन्द्रा- | महेन्द्रा- | गर्दभ के वेष में 
पिता| | गर्दृभिन्न | गन्धवंसेन ९ गन्धवेसेन 
द्त्व | दित्य | |. गन्धव 
कि सौस्य- _ | भदनरेखा |... 
माता | ४८ «| » चीरमती |... ., 
दशना | (जन संस्करण से) 


७ # २५७ ९५७०० न ("हक कक (7 । 


उपर्थुक्त ताकिका से स्पष्ट हो जाता है कि पिता का अधिकतम ठीक और 
अधिकृत नाम महेन्द्रादित्य था। किन्तु थे वंश के उपनाम गर्दमिल्ल तथा अपने 
छोकप्रिय नाम गन्धवंसेन से भी प्रसिद्ध थे। द्वान्निशस्पुत्तलिका ग्रन्थ गन्धर्वे 
(सेन ) तथा गर्दभिन्ञ दोनों को एक बताकर उनका सखाम्य सिद्ध करता है। 
विक्रमादित्य की माता के तीन नाम पाये जाते हैं। इनमें सौम्यदशना ही 
व्यक्तिगत नाम मालूम होता है. तथा अन्य दो वीरमती और मदनरेखा विरुद 
या लोकप्रिय नाम छगते हैं । 

कुछ विद्वानों ने महेन्द्रादित्य का समीकरण गुप्त सम्नाद कुमारशुप्त प्रथम से 
दिखाने का प्रयास किया है. क्‍योंकि कुमारगुप्त मे यही उपाधि धारण की थी । 
किन्तु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि विक्रमादित्य के पिता का ब्यक्तिवाचक 
नाम महेन्द्रादित्य था न कि उपाधि । इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त ने पादलिपुत्र 
पर शासन किया था। यद्यपि वह अबन्ती का अधिपति था किन्तु उसने 
उजयिनी को अपनी द्वितीय राजधानी कभी नहीं बनाया । ऐसा प्रतीत होता 
है कि गुप्तों के समय में पूर्वी माठवा की राजधानी विदिशा अधिक प्रसिद्ध थी । 
इसके अतिरिक्त कथासरित्सागर से ज्ञात है कि विक्रमादित्य महेन्द्वादित्य की 
बुढ़ापे की सन्‍्तान थे, किन्तु यह सुशज्ञात तथ्य है कि कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र 
स्कन्दगुप्त, जब कि उसके पिता जीवित ही थे काफी वयस्क हो गया था । इन 
तथ्यों के आधार पर महेन्द्रादित्य का समीकरण गुप्तवंश के सम्राट कुमारगुप्त 
प्रथम से करना स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

सोमदेव भट्ट ने महेन्द्रादित्य की वीरता तथा उदारता का निम्नलिखित 
ज्वलन्त चित्र उपस्थित किया है: अवन्ती -नगर में एक विश्वविजयी महेन्द्रा- 
विष्य नामक रिपु-सूदन राजा, अमराघती में इस की भाँति, रहता था| जहाँ 


७४ विक्रमादित्य । [ तृ० आ० ] 


तक उसकी वीरता का प्रश्न है वह विभिन्न शर्तों को चलाने में पारंगत था। 
सौन्दर्य में वह स्वयं कुसुमायुध था। दान में उसका हाथ ख़ुछा रहता था 
किन्तु तलवार की मूठ पर कसा रहता था? ।* जेन ग्रन्थों तथा पुराणोंके अनुसार 
ग्दभिल्ल ( महेन्द्रादित्यथ ) अवन्ती में गदभिज्ञ वंश का संस्थापक था। यह 
सोमदेव के अस्पष्ट किन्तु व्यंजक वर्णन से मिलता-जुछता है। उसी के नेतृत्व 
में माऊ॒वों की एक शाखा दक्षिणपूर्वी राजपूताना से दक्षिण-पश्चिम की ओर 
बढ़ी और अवन्ती पर अधिकार कर लिया । 

अवन्ती के अधिकृत हो जाने के थोड़े ही समय पश्चात्‌ महेन्द्रादित्य को 
शर्कों के विनाशकारी प्रथम आक्रमण से पराजित होना पड़ा तथा उसे वन की 
ओर भागना पड़ा ।' किन्तु उसने मालवों को जो नेतृत्व प्रदान किया था, 
उससे एक रूचय के अ्रति उनमें छगन पेदा हो गई और उन्होंने अवन्ती को 
पुनः अधिगत करने की भावना को नहीं छोड़ा तथा उसके आत्मज विक्रमादित्य 
के नवीन नेतृत्व में एक गौरचपूर्ण इतिहास का निर्माण किया । 

महेन्द्रादित्य का व्यक्तिगत धर्म शोव था। इस तथ्य की पृष्टि 'बृहत्कथा- 
मंजरी” तथा 'कथासरित्सागर' से होती है । यह वह समय था जब मौय- 
सामाज्य के पतन के पश्चात्‌ बौद्ध तथा जेनधर्म अवन्ती की ओर प्रसार पाने का 
प्रयास कर रहे थे। शेव राजवंश और जैन प्रचारकों में मतभेद उठ खड़ा हुआ। 
घार्मिक मतभेद की यह प्रक्रिया काककाचाय-कथा में अभिव्यक्ति पाती है। 
यथपि उसमें मतभेद का व्यक्तिगत कारण गदंभिन्न द्वारा काछक की बहिन को 
रोक रखना दिया गया है। व्यक्तिगत कारण में इस सम्भावना को टाला नहीं 
जा सकता कि आकर्षक छड़कियों को बलपूर्वक रोक लेना भारतीय राजाओं 
के लिए असाधारण नहीं था, किन्तु उसमें एक गहरे कारण के होने का सन्देह 
होता दै। हिन्दू ग्रंथ महेन्द्रादित्य के विछासी चरिन्न का उल्लेख नहीं करते 
जब कि वे अन्य राजाओं के विछासी चरिन्न का वर्णन करने में नहीं हिचकते । 
हमारे पास गर्दभिन्न द्वारा जेनधर्म पर अत्याचार का कोई अत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है तथापि दोनों धर्मों का मतभेद अवश्य हुआ होगा जिसके कारण कारक तथा 
महेन्द्रादित्य के बीच झगड़ा हुआ। अपमानित और व्यथित कारक ने विदेशी 
शर्कों से सहायता छी जिसका फछ महेन्द्रादित्य का उन्मूछन दुआ । 

*-0०-3कर॑(0--- 


१, कथासरित्सागर १८-१, ९-१३ | 
२, प्रभावकचरित, कालकाचाय-कथा । 


चतुर्थ अध्याय 
जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन 
१. पृष्ठभूमि 

विक्रमादित्य के जन्म की पीठिका उसी रंगमें अंकित हुई है जिसे इतिहास 
के सभी महान्‌ पुरु्षों के जन्म के सम्बन्ध में पाते हैं। चित्र तिमिराच्छन्न है 
और प्रथ्वी के भार को हटाने के लिए देवी सहायता की अपेक्षा की गई थी । 
क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव दोनों ने स्लेच्छों द्वारा पददलित प्रथ्वी की कष्टपूर्ण दशा 
का वर्णन किया है : 

“इन्द्र के नेतृत्व में देवतागण केछाश पर बैठे हुए शिव के पास पहुँचे और 
कहा : हे देवाधिदेव ! दिति के पुत्र असुरों ने, जो ग्राचीन काल में आप के 
द्वारा मारे गये थे, पुनः स्लेच्छीं के रूप में जन्म छिया है। उन्होंने प्रसन्न 
देवताओं की दशा तिनकों के बराबर कर दी है । अब केवक आप ही शरण हैं? 

“जिस समय उत्तज़ केलाश पर, जिसकी घारटियों को सुरब्न्द देखा करते हैं, 
जो उदीची के स्मित सा सुन्दर है, जो सबको पराजित करने में सशक्त है, 
शिव पाव॑ती के साथ विराजमान थे, स्लेच्छीं से तस्त देवतागण इन्द्र के नेतृत्व 
में उनके पास गये और बेठकर शिव की प्रशंसा करने छगे । जब उन्होंने उनके 
आने का कारण पूछा तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की : हे देवाधिदेव, वे असुर, 
जिनका आपने और विष्णु ने संहार किया था, पृथ्वी पर ग्लेच्छीं के रूप में 
फिर उत्पन्न हुए हैं। वे यज्ञ और अन्य कर्मों में बाधा डालते हैं। वे साधुओं 
की कनन्‍्याओं को उठा छे जाते हैं। सच तो यह है कि उन्होंने कौन सा अपराध 
छोड़ रखा है ? अब आप जानते हैं देव ! कि देवकोक शथिवी से ही पोषण 
पाता है क्‍योंकि ब्राह्मणों द्वारा जो कुछ भी भप्रि में भाहुति दी जाती है. वही 
स्वर्गवासियों का पोषण करती है । किन्तु, चूंकि स्लेच्छीं ने शथ्वी को रद डाला 
है, शुभ शब्द कभी भी आहुति के साथ सुनाई नहीं पड्चता तथा देवता छोग 


२. बृूहृत्कथामंजरो १०, ९) ८-१० | 


७६ विक्रमादित्य [ च० आ० ] 


यज्ञभाग एवं अन्य पूत्ति के साधनों के विरिछुन्न हो जाने से शक्तिहीन हो गये 
हैं। अतः इस सम्बन्ध में विचार कीजिये तथा किसी जननायक को पृथ्वी 
में जबतरित कीजिये जो म्लेच्छों के नाश में सबल हो ।?* 

उपयुक्त दोनों अवतरणों में विनाश के पान्न स्लेच्छ ही थे, जिन्होंने शथ्वी 
को पीड़ा पहुँचाई थी और अग्रत्यक्ष रूप से देवताओं को भी व्यथित किया था। 
यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ स्लेच्छु शब्द का अ्रयोग किया गया है न कि 
काह्पनिक 'देत्य” या 'दानव' शब्द का | संस्क्ृत साहित्य में स्लेच्छ” शब्द 
विदेशियों के छिए प्रयुक्त हुआ है, जिस प्रकार यूनान में बबर शाब्द विदेशियों 
के लिए प्रयुक्त होता था । यह स्पष्ट है कि भारत को विदेशी आक्रमण का भय 
था। प्रथम शती ई० पू० में यह आक्रमण शक-भाक्रमण के अतिरिक्त अन्य 
नहीं था, जिन्होंने मध्य एशिया तथा हिन्दूकुश के दक्षिणी अदेशों में सम्मुख 
आनेवाली सभी शक्तियों को नष्ट-अ्रष्ट कर डाछा था। भारतवष में शर्कों के 
आक्रमण के ऐतिहासिक तथ्य ने अमानवीय तरवों में रैंग कर साहित्यिक 
अभिव्यक्ति पायी है । 
२. विक्रमादित्य का जन्म 

महेन्द्रादित्य तथा उसके पुत्र विक्रमादित्य शर्कों से भयाक्रान्त तिमिराच्छुन्न 
पीठिका में प्रकट होते हैं । कथासरिप्सागर' के अनुसार महेन्द्रादिस्य को पृन्नार्थ 
विविध प्रकार की तपस्या तथा ब्त करने पड़े थे । महेन्द्रादित्य की पुन्र की 
अभिलाषा तथा देवताओं का शिव के यहाँ पहुँचता एक ही समय हुआ । जब 
देवताओं ने शिवजी की इस प्रकार आथना की, तो उन्होंने उनसे कहा, 'जाओ, 
इस बात के लिए चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं | निश्चिन्त हो जाओ। 
विश्वास रखो, में शीघ्र ही एक ऐसा उपाय करूँगा जिससे कठिनाई समाप्त हो 
जायगी ।” इस प्रकार कह कर शिवजी ने देवताओं को विदा किया और जब 
वे चले गये तो पाती के साथ बैठे हुए पविन्न शिव ने माल्यचन्त नामक गण 
को बुछाया और थआआज्ञा दी, 'वत्स ! मनुष्य की स्थिति सें उतरो और उजयिनी 
नगरी में राजा महेन्द्रादित्य के वीर पुत्र के रूप में जन्म अहण करो ।?र 

उपयुक्त उद्धरण में तीन तथ्य दिखाई पढ़ते हैं। प्रथम, विक्रमादित्य 


१. कथासरित्सतागर १८, १। 
२, वही १८, १; १७ | 
१, कही । 


विक्रमादित्य का काल ं& 


बड़ी-बड़ी प्रार्थनाओं के पश्चात्‌ बहुत बाद में उत्पन्न हुए तथा उस समय उनके 
पिता अधिक अवस्था पार कर चुके थे। द्वितीय, विक्रमादित्य का जन्म एक गण 
( जनतान्त्रिक्र राज्य ) में हुआ था। तीसरे, गण का नाम मारूव ( माह्यवंत्तल+ 
माल्य & माय >माकछव ) था । 


'और जब उचित समय जाया तो उन्होंने ( रानी ने ) एक वेभवशाली 
पुत्र उत्पन्न किया जिसने कक्ष को उसी प्रकार भास्वर कर दिया जेसे सूर्य 
आकाश को कर देता है क्षौर जब उसका जन्म हुआ तो आकाश सचमुच 
प्रभापूण हो गया, ज्ञाकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तथा देवताओं ने दुन्दुभि- 
नाद किया । उस समय सम्पूर्ण नगर उत्सव के आनन्द में मप्त हो गया 
और ऐसा मालूम होने छगा मानो प्रमत्त, भूताविष्ट अथवा वातहत हो । 
( और ) उस समय राजा ने निरन्तर धन की इतनी वर्षा की कि बौद्धों को 
छोड़ कर कोई भी अनीश्वर नहीं रह गया ( जब अनीश्वर शब्द बौद्धों के लिए 
प्रयुक्त होता है तब उसका अर्थ होगा “नियन्ता में विश्वासहीन! किन्तु अन्य 
स्थानों पर धनदीन ) ।' 


३. नाम ओर विरुद्‌ 

कथासरित्सागर में उन्लिखित साहित्यिक अनुश्वुति के अनुसार शिव ने 
महेन्द्रादित्य को पुत्र के नाम तथा विरुद्‌ के लिए सुझाव दिया था। “( और ) 
उस समय भगवान्‌ ( शिव ) ने, जिनका मुकुट चलस्द्रकका से शोभायमान है, 
राजा से स्वप्त में कहा, में तुमसे श्रसन्न हूँ । है राजन ! तुम्हें एक पुत्र होगा 
जो अपनी शक्ति से प्रथ्वी के सभी भागों का विजय करेगा ।. यह जन-नायक 
यक्ञों, राचसों, पिशा्चों आदि को अपने वह में करके उन पर शासन 
करेगा 2 ५८ भ< » तथा म्लेच्छों का वध करेगा । 
इस कारण उसका नाम विक्रमादित्य तथा अपने शाज्जुओं के लिए विषम स्वभाव- 
वाढा होने के कारण उसका नाम चिषमशील द्ोगा ।”' »  »*% » 'शिव 
के जावेशानुसार महेन्द्रादित्य ने जन्म के समय उचित संस्कारों के साथ अपने 
पुत्न का नाम विक्रमादित्य और उपनाम विषमशीऊ रखा ।”* साहित्यिक 
अनुश्लुति से ज्ञात होता है कि बारक का व्यक्तिवाचक नाम विक्रमादित्य और 
१, कथासरित्सागर १८, $ | 
२. कथासरित्सागर, १८, १ । 


३, वही | 


ष्प बिक्रसादित्य [ च० अआ० ] 


विरुद विषमशील था | विक्रमादित्य के नाम या उपनाम के संम्बन्ध में यह 
महत्त्वपूर्ण बात स्मरण रखनी चाहिए । बहुत से विद्वान अम से दोनों को एक 
समक्ष बेठते हैं। लेकिन जहाँ तक मारूव विक्रमादित्य का सम्बन्ध है यह 
व्यक्तिवाचक नाम था और जहाँ तक बाद के राजाओं का सम्बन्ध है जिन्होंने 
विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण की थी, यह विरुद था । विषमशील के अतिरिक्त 
विक्रमादित्य का दूसरा महत्वपूर्ण विरुद 'साहसाह”! था। इसका ज्ञान 
कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तठ की कतिपय पाण्डुलिपियों'! तथा कुछ भन्य 
स्रोतों' से होता है । यह विरुद बाद में साहसपूर्ण कठिन काय सम्पादित करने 
के कारण जिनके लिए विक्रमादित्य विख्यात थे धारण किया गया था। 


४. शिक्षा 

महेन्द्रादित्य ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए सर्वोत्कृष्ट संभव साधन 
प्रस्तुत किये । विक्रमादित्य की शिक्षा उनके चौलकर्म के पश्चात्‌ “लिपि! और 
'संख्या? के प्रथम पाठ से प्रारम्भ हुईं । उनका गस्भीर अध्ययन उपनयन के 
समय आरम्भ हुआ और कुशामग्बुद्धिवाला होने के कारण उन्होंने अल्पकाल में 
ही ज्ञान प्रात कर.लिया। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जआाचार्यों 
के संरक्षण में रखे गये वे' ( आचाय ) उनको शाखस्त्र-ज्ञान देने के निमित्त-मान्र 
थे, जो उनके अन्द्र स्वयं ही अनायास उद्घधासित द्वो गया था । ( और ) जिस 
शास्त्र व करा को वे सीखने के लिए जाते थे, तत्तज्ज्ञों की दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट 
मात्ना में ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते थे । और जब छोगों ने कुमार को देवी 
दस्त्रों से युद्ध करते देखा, वे महान्‌ धनुर्धारी राम ओर अन्य चरितनायकों की 
कट्दानियों की ओर कम ध्यान देने छूगे ।”” उपयुक्त उद्धरण यह स्पष्ट कर देता 
है कि विक्रमादित्य को युद्ध और शान्ति दोनों की कछाओं की शिक्षा दी गई 
थी । शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया गया था और उनका शरीर 
सुगठित, आकर्षक और आदश था। इन्दुमती के स्वयंवर में भिन्न-भिन्न राजाओं 


१, आये रसभावविशेषदीक्षायु रो: श्रीविक्रमादित्यसाइसाइूस्य' ** । 
२, व्योमाणवाक्संख्याते साइसाझूस्य वत्सरे । 
भहोबादुग अभिलेख इण्डि० एण्ट०, भाग १९५, पृ० १७९ | 
चतुरभूतारिशीतांशु( १६५२ )सिरमिगणिते साइसाइुस्य वर्ष । 
रामदासकृत सेतुबन्धिका, निर्णयसागर बस्बई संस्करण १९३५, १० ५८४ | 
३. तुलनाथ--बृत्तचौलकर्मा लिपिसंख्यानं चोपथुओीत | रघुबंश ३, २८ । 
४, कथासरित्सागर १८, १। 


विक्रमादित्य का काल ७६ 


का, जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, परिचय कराते हुए कालिदास ने अवन्ती (उज्वयिनी) 
के राजा के शरीर का एक शब्द-चिंत्र उपस्थित किया है--'ये अबन्ती के 
राजा हैं जो दीर्घ एवं सूद बाहुओंवाले, विशाल वक्तचाके तथा चतुंछ क्षीण 
कटठिवाले हैं और वत्वष्टा के द्वारा सावधानी से अलंकृत सूयथ के सहश दिखाई 
पढ़ते हैं ।”! 


५, विवाह और पत्नियाँ 

कथासरित्सागर के अनुसार जब विक्रमादित्य विवाह की अवस्था को 
पहुँचे, बहुत-ली राजकुमारियाँ उनके पिता से पराजित राजाओं द्वारा समर्पित 
की गहँ। कन्योपायन इस प्रसज़् में कुछ भी विचित्र नहीं था । इसका राज- 
नीतिक महत्व था तथा प्राचीन भारत में इसकी प्रथा थी ।' अतः यह उचित 
ही था कि महेन्द्रादित्य ने, जिसने अवन्ती में राज्य स्थापित किया था, अपने 
पुश्न का विवाह पराजित राजाओं की कन्याओं से किया। शासक अभिजातें- 
तन्‍्त्र को विशाल रंगमहर का बढ़ा शौक था और विक्रमादित्य ने इसमें बहु- 
संख्यक राजकुमारियों का स्वागत किया | उनके पिता के निधनोपरान्त विजय 
प्रसंग में जब सुदूरवर्ती राजाओं ने अपनी अधीन मेत्री को मिटाने के छिये 
युवती राजकुमारियों का उपहार दिया, उनकी पत्नियों की संख्या बढ़ गयी। 
विक्रमादित्य के कम से कम सात रानियाँ थीं जिनमें मलयावती तथा मदुनलेखा 
अधिक प्रसिद्ध थीं । ह 


६. एक महती विपतक्ति 

गदभिज्ञ का बारू-परिवार पृष्पित हो रहा था। किन्तु इसके पूर्व कि 
वह पूर्णतया स्थिर और स्थापित हो सके, शर्कों के विनाशकारी आक्रमण के 
रूप में उस पर विपत्ति का पहाड़ टूट पढ़ा। यह घटना उस समय घटित हुईं 
जिस समय विक्रमादित्य अपने माता-पिता के संरक्षण में बहुत छोटे थे । कथा- 
सरित्सागर तथा बृहत्कथामंजरी दोनों में विक्रमादित्य के जन्म के पूरब शर्कों के 
अत्याचारों का उच्लेख है । फिर भी इनमें श्कों द्वारा महेन्द्रादित्य के पराजय 
का वर्णन नहीं है बढ्कि उन्हें शश्लुनाशक ही कहा गया है। ऐसा मालम द्वोता 
है कि महेन्द्रादित्य को इस महती विपत्ति के पूर्व सीमान्त सिन्ध पर स्लेच्छों 


आनानटाए पाए 


१. रघुवंश ६, १२। 
२, सेल्यूकस ने चन्द्र॒मुप्त मौयं को अपनी कन्या दी थी। सट्रेबो, माग २, अध्याय २, 
समुद्रगुप्त ने भनेक राजकुमारियाँ प्राप्त की थीं। फ्लीट, युप्त इन्स० सं० १। 


८० विक्रमादित्य [ च० आ० ] 


के विरुद्ध कुछ सफलता प्राप्त हुई थी । किन्तु दोनों प्न्थों की प्थ्वी की दशा 
के वर्णन को दृष्टिमें रखकर यह निश्चित प्रतीत होता है कि महेन्द्रादित्य स्लेच्छों 
द्वारा पराजित हुए । जैन स्रोत इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हैं। पह्ावलियों, 
निशीथसूत्न तथा प्रभावकचरित सभी में जेन संत कारक की श्रेरणा से शार्को 
द्वारा गदंभिन्न ( 5 महेन्द्रादित्य ) के पराजय का उल्लेख पाया जाता है )* 


७. भारतवर्ष में प्रथम दशक-आक्रमण 


वह आपत्ति, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, अथम्त शतती ई० 
पू० में शर्कों का प्रथम भाक्रमण था । इस तथ्य की पुष्टि स्वतन्त्र रूप से चीन, 
फारस, मध्य एशिया तथा हिन्दू कुश पव॑त के दक्षिणी भ्रदेशों के प्राचीन 
इतिहास से होती है । यह वह समय था जब शक सीस्तान पहुँच गये थे तथा 
उन्होंने सिन्ध के उस पार आधिपव्य जमा लिया था ।* उन्हें अपने पहुव 
अधिपति के अधिक अत्याचार सहने पड़ते थे तथा वे किसी नये भू-प्रदेश की 
खोज में थे जहाँ वे शान्ति से जीवन बिता सकें। शक्कों की यह परिस्थिति 
जैन प्रचारकों तथा उज्जयिनी के शासक गदभिन्न के मतभेद के साथ ही उत्पन्न 
हुईं। किन्तु यह शर्कों को भारत की ओर गमन करने की एक घदना मात्र थी। 
गर्दभिन्न से पीडित होकर कालकाचाय सिन्धु नदी के उस पार ( शककुल ) 
शर्कों के पास पहुँचे । छोभी शक, जिन्हें आवश्यकता भी थी, भारत की ओर 
आने के छिए भव्यन्त इच्छुक थे। उन्होंने नौकाओं से सिन्धु को पार किया 
तथा सर्वप्रथम सौराष्ट्र पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया । 
यहाँ भारतीयों से किसी संघर्ष का उन्लेख नहीं होता । ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह श्कों के लिए सरल अभियान था। फिर भी वे सीधे आगे न बढ़ सके। 
वे सौराष्ट्र में ठहर गये । वहाँ उन्होंने आधार का निर्माण किया, अपनी शक्ति 
को संगठित किया तथा वर्षा ऋतु समाप्त होने पर मालवा पर आक्रमण करना 
आरम्भ कर दिया । गदभिन्न महेन्द्रादित्य शर्कों के जाक्रमण से असावधान और 
अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वस्त था । इस भज्ञात अवस्था में ही उस पर 
आक्रमण हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसने बड़ी चीरता तथा हढ़ता से युद्ध 
किया। किन्तु शर्कों की संख्या तथा गति अधिक शक्तिमती सिद्ध हुईं। वह पराजित 


लीड जाए ४४७७४७४७७७५ ७ाांजा। 


१, द्रष्टन्य-पीछे पू० २८-११ | 
३, द्रध्व्य->पीछे १० ४६-४८ । 


जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन ८१ 


हुआ तथा बन्दी कर छिया गया । किन्तु काछकाचार्य के हस्तक्षेप से उसे देश- 
निष्कासन की आज्ञा मिली ।? 


८. देश-निष्कासन तथा गर्दृभिल्ल महेन्द्रादित्य के कष्ट 


जन अंथों के अनुसार गदभिन्न महेन्द्रादित्य का निष्कासन हुआ और 
. अपने परिभ्रमण में ही वे सिंह द्वारा मारे गये। उनका वबर्नों में घूमना 
एक तथ्य है किन्तु सिंह द्वारा उनकी झूत्यु अचुमान-मात्र है जिसका स्पष्टी- 
करण बाह्यणप्रंथों से हो जाता है। उनके अनुसार जिस समय विक्रमादित्य 
अवन्ती पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हुये उस समय गद॑भिन्न- 
महेन्द्रादित्य जीवित थे। ब्राह्मण ग्रन्थों में जान-बूझ कर या भूल से 
देश-निष्कासनवाले तथ्य को छोड़ दिया गया है तथा राज्यारोहण के पश्चात्‌ 
विक्रमादित्य द्वारा महेन्द्रादित्य को छौटा छाने का वर्णन दे । 'तब उसके पिता 
राजा महेन्द्रादित्य ने यह देख कि उनका पुत्र पूर्ण युवक, अधिक शक्तिमान्‌ 
तथा ग्रजाप्रिय हो गया है, उसे विधिपूर्वक अपने राज्य के उत्तराधिकारी के 
रूप में अभिषिक्त किया तथा बृद्ध होने के कारण अपनी पत्नी तथा मन्न्रियों के 
साथ वाराणसी चले गये? । संभव है कि उल्लिखित ( जीवन से ) विश्राम ग्रहण 
करना महेन्द्रादित्य के अन्तिम दिनों में स्वयं इच्छा से उद्धत हो तथा इसके 
पूर्व देश-निष्कासन रहा हो जिसको हिन्दू स्रोतों में छोड़ दिया गया है । 


९. विक्रमादित्य की दुर्देशा तथा शक्ति-संचय 


शर्कों के अवन्ती पर आधिपत्य के परिणामस्वरूप न केवल महेन्द्रादित्य 

अपितु उनका सम्पूर्ण कुटम्ब छिन्न-भिन्न हो गया। विक्रमादित्य अपने पिता से 
. अछग हो गये तथा अपनी आणरक्षा के किए अपनी माता तथा कुछ सद्दायकों के 
साथ उन्हें भागना तथा छिपना पड़ा । विक्रसाक-सच्त्व-प्रबन्ध से हमें ज्ञात होता 
है कि जब उनके वंश का मूछ उज़यिनी से उखाड़ दिया गया, विक्रमादित्य 


४७४४८ 'जरतकक 


१, प्रभावकचरित ४, ८१ । 
२. वही । 
8, ततश्न योवनस्थ त॑ विकोक्य प्राज्यविक्रमम्‌ । 
अभिषिच्य' सुतं राशें यथाविधि जनप्रियम्‌ ॥ 
मद्देन्द्रादित्यस्य नुपतिः सभायां सचिवो5पि सेः । 
वृद्धो वाराणसीं गत्वा शरणं शिक्षिये शिवम्‌ ।। कथासरित्सागर १८, ५९-६० | 


& बिक्र० 


प्र विक्रमादित्य [ च० अ० ] 


का पुकमान्न मिन्न भट्टमान्न था?। थे वर्ष विक्रमादित्य की कठिनाइयों तथा - 
परीक्षा के थे। किन्तु वे कठिनाइयों से विच्छिन्न होने तथा हार माननेवाले 
छोगों में से नहीं थे। वे एक प्रतिभाशाली नवयुवक थे तथा एक महान 
भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनमें अपनी माँ के प्रेरणात्मक उपदेश 
से शत्रुओं से प्रतिशोध की भावना का ज्ञत्रिय आदर्श तथा अपने जनों की खोई 
हुईं भाग्य-लच्मी को पुनः प्राप्त करने की भावना बनी हुई थी, यथपि 
उनकी कठिनाइयाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की तथा अनेक थी और उनकी 
अचस्था निस्सहाय थी । 

इसी परिस्थिति में उनकी तेयारी आरम्भ हुई। विक्रमादित्य के संमुख 
सबसे बड़ी समस्या कुशलू-सेना-संचालून तथा शक आक्रमण्णों के विरुद्ध युद्ध का 
संगठन करने की थी | इस योजना के लिये विक्रमादित्य को बड़ी ही कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । सभी जैन प्रबन्ध विक्रमादित्य की आर्थिक कठिनाइयों 
का वर्णन करते हैं। साथ ही आवश्यक धन एकत्र करने एवं उनके दृढ़ मनोयोग 
का भी वर्णन करना नहीं भुलते। एक प्रबन्ध में धन एकन्र करने के कई 
उदाहरणों में से एक निम्न प्रकार से हैः “घन प्राप्त करने के लिए. एक बार 
अपनी माता से आज्ञा लेकर विक्रमादित्य अपने मित्रों के साथ चल पड़े । 
रत्नों की एक खान का स्मरण कर उधर ही बढ़े''''*** |! विक्रमादित्य के इस 
प्रयास की तुलना चाणक्य के नन्‍दों से युद्ध करने के निमित्त सेना संगठित 
करने के अ्रयास से की जा सकती है। 


न मा 
१, उज्जयिन्यां उच्छिन्नवंशों विक्रमादित्यनामा जननौसहायो5स्ति । तस्य भद्दमात्रो 
नाम मित्र: पुरातन प्रबन्धसंग्रद में संकलित, पृ. १। 
२. द्व्याजनाय मित्रेण सह जननीमाएच्छय चचाल | वजाकर॑ स्मृत्वा तदुपरि 
प्रस्थितः । वही ! 


पंचम अध्याय 
अबवन्ती की पुनप्रांप्ति तथा मालव गण की स्थापना 


१, दल संकटप 

शकों द्वारा अपनी जाति के पराजय तथा पलायन के बीच विक्रमादित्य 
असझह्य पीड़ा का अनुभव कर रहे थे । किन्तु अपनी भावनाओं को आँसू बनाने- 
चाले तथा कठिन परिस्थितियों के सम्मुख झुकनेवाले व्यक्ति नहीं थे; उन्होंने 
भवन्ती को पुनः प्राप्त करने तथा अपनी जाति को एक बार फिर हृढ़ रूप से 
स्थापित करने का संकरूप किया । कठिनाइयाँ तथा बाधाओं ने, जो उन्हें सहनी 
पड़ी, उनके दृठ निश्चय को और भी इढ कर दिया तथा उन्हें काय करने की 
प्रेरणा प्रदान की। विक्रमादित्य छौह-संकरुप तथा निर्भीक साहस के व्यक्ति 
भे? जिसकी पुष्टि 'विक्रमाक-सत्त्व-प्रबन्ध” की कहट्दानियों से द्योती है। उन्होंने 
शर्कों के पराजय तथा उनके विरुद्ध युद्ध की तेयारी में अपनी सारी शक्ति 
छगा दी। उनके अविचक सहायकॉ--माता तथा मित्र भट्ठमान्न से उनका 
साहस बढ़ा, यद्यपि अपनी आपत्ति के आरम्भिक दिनों में वे अपने पिता से छूट 
गये थे । शर्कों के निष्कासन में पेसा जान पड़ता है कि सम्मिलित प्रयास में 
उनके पिता भी मिरक गये। कथासरित्सागर) के अनुसार इनक पिता 
महेन्द्रादित्य अब भी जीवित थे तथा उन्होंने ही विक्रमादित्य का राज्यारोंहण- 
संस्कार किया था। इससे उपर्युक्त बात की पुष्टि हो जाती है। 


२, मालच अब भी जीवित थे 


यद्यपि मालवा को शर्कों के कारण अवन्ती से खिसकना पड़ा तथा 
सम्पूर्ण मालवा पर पक भारी धक्का छगा किन्तु मारव जाति नष्ट नहीं हुई । 


१. उत्साह शव साकारः प्रत्यक्ष इव विक्रम: । बृइत्कधा्धजरी १०, १०६० | 
२. पुरातन-प्रबन्ध-लेंग्रइ में संकलित ( सिंधी जैन गन्थमाछा ) । 
३. कथासरित्सागर १८, ए० ५९-६० । 


पे विक्रमादित्य [ प० अ० ] 


उन्हें उत्तर-पूव की ओर खिसकना पड़ा जो उनके लिये पीछे हटने का प्राक्ृत 
मार्ग था जिनमें उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक दशा छार्कों हारा पराजित 
होने के कारण गड़बड़ हो गई। विक्रमादित्य को सहायताथ अपने छोगों 
( मालवों ) पर प्रमुख रूप से निभर रहना पड़ा तथा उन्होंने पहले उन्हीं के 
बीच तयारी भारमभ्भ कर दी । 


३. मालवो के मित्र 

शर्कों का पहला आक्रमण माछवों के लिये ही विपत्तिकारक न था बल्कि 
समीपवर्ती अन्य राज्यों के लिये भीं भयंकर था। मालव गणतन्त्नों की 
विशाल श्ड्डूला में जिन्होंने पूर्वी पंजाब, राजपूताना, आकर अवन्ती, सिन्ध 
और सौराष्ट्र पर आधिपत्य जमाया था केवक पुक कड़ी मात्र थे। पुरातात्विक 
तथा साहित्यिक प्रमाण प्रथम शती ई० पृ० में इन क्षेत्रों में गणराज्यों का 
अस्तित्व सिद्ध करते हैं । हम संक्षिप्त रूप से इनका निश्वक्तिखित परिचय देंगे : 

(१) योधेय--ये पूर्ची-दक्षिणी पंजाब को अधिगत किये हुये थे। यह 
पूर्वी पंजाब, सतलज तथा यमुना को घाटियों के समस्त क्षेत्रों में प्रचुर परिसाण 
में प्राप्त योधेयों के सिक्कों से स्पष्ट है। पुराकिपिजशञाखीय आधार पर इन सिक्कों 
की तिथि द्वितीय शती ई० पू० से लेकर चतुर्थ - शती ई० प० है। सिक्कों 
के प्रारम्भिक वग में ब्राह्मी में 'यौधेयानाम” ( यौधेयों का ) लेख है । बाद के 
सिक्कों पर अधिक विधानात्मक अभिलेख 'यौधेयगणस्य जयः”* ( यौधेय गण 
का विजय ) है। रुद्दामन के जूनागढ़ अभिलेख तथा समुद्गग॒प्त की प्रयाग 
पशरित) में यौधेयों का महान्‌ शक्ति के रूप में उल्लेख हुआ है। 

(२ ) मद्र--मूलतः इन्होंने पंजाब के पूर्वी भार पर आधिपत्य जमाया 
था। किन्तु श्रथम शती ई० पूर्व सें दक्षिण की ओर जाकर बस गये थे । 
इन्होंने अपना अस्तित्व चतुर्थ शत्ती तक बनाये रखा । समुद्गगुप्त के अधीनस्थ 
मित्रों की सूची में यौधेयों के साथ इनका भी उद्बलेख हुआ है (* 

( ३ ) शिवि--सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानियों के आक्रमण के समय 
शिवि मालवा के समीपचर्ती ( पंजाब के दक्षिणी-पश्चिमी ) अदेश में हो थे । 

जब मालव दक्षिण-पूर्व की ओर गये, शिवियों ने भी उनका अनुगमन किया 


वि. ए. स्मिथ : केशलॉग आफ कायन्स इन इण्डियन स्थूजियम, भाग १, ए, १८१ । 
२, एपिग्राफिया इण्डिका भाग ८, पू० ४४ | 
३, फ्लीट : गुप्त रन्‍्सक्रिप्शन्स, सं० १। 


४. वही | 


अवन्ती की पुनप्राप्ति : मांलबे गणे की स्थापनों ८४ 


तथा मालवा में जाकर बस गये । उनके बहुत से सिक्के चित्तीर के समीप नगरी 
में प्राप्त हुए हैं । सिक्कों पर अभिलेख है 'मक्िमिकाय शिकि जनपद्स! ( साध्य- 
मिका? के शिवियों के देश का ) | 

(४ ) आज्ुनायन--आर्जुनायनों के सिक्के राजपूताना से आध्त हुए हैं जिन 
पर लिखा है आर्जनायनानां जयः” ( आर्जुनाथनों का विजय )। पुरालिपिशासत 
के आधार पर ये सिक्के प्रथा, शती ई० पू० के है ।* समुद्रगुप्त की प्रयाग- 
प्रशस्ति में भी उनका उल्लेख आता है ।* 


(५) उत्सव संकेत--महाभारत पुष्कर अथवा राजपूताना में अजमेर 
के पास इनकी स्थिति बतछाता है। उत्सवसंकेत मालवों के पड़ोसी थे ।* 


( ६ ) शुद्र--सिंध में इन्होंने नगर गणतन्त्र स्थापित किया था“। ये शकों 
द्वारा बड़ी सरलता से पराजित हो गये, किन्तु जाति के रूप में जीवित रहे । 


(७ ) आभीर--मूछतः ये सिन्ध में रहते थे, किन्तु शकों के दबाव के 
कारण कूगता है, उस समय पूर्व की ओर जाकर बस गये | इसका उल्लेख 
समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में भी गणतन्त्र के रूप में हुआ है ।* 


(८ ) कुकुर--ये सौराष्ट्र के रहनेवाले थे । ये भी शकों द्वारा अधिकृत 
किये गये थे किन्तु जाति के रूप में इन्होंने अपना अस्तित्व कायम रखा। 
इनका वर्णन महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ के द्वारा पराजित जन के रूप में हुआ है ।* 


(९, ) वृष्णि--ये महाभारत के प्रसिद्ध दृष्णियों के वंशज थे जिसमें श्रीकृष्ण 
का जन्म हुआ था। अथम शती ई० पू० में ये सौराष्ट्र में थे। इनके सिक्के 
देश के इसी भाग में प्राप्त हुए हैं जिन पर प्रथम शती ई० प्‌० की छिपि 
में यह अभिलेख दे 'बृष्णिराजन्यगणस्थ त्रतस्य” ( देशरक्षण बृष्णिराजन्य- 
गण का ) | | । 


जक>-++क ० ++ल5 
ब्््तिा 


१. भार्केलॉजिकल सर्व आफ इण्डिया भाग १४ ४० १४६ | 

२. वि० ए० स्मिथ : कैटालॉग आफ कायन्स इन इण्डियन स्यूजियम ५० १६६ । 
३, फ्लीट : युप्त सन्सक्रिप्शन्स, संख्या १। 

४, महाभारत, सभापवें, १२ । 

५, वही ! 

&, फ्लीद : शुप्त इन्सक्रिप्शन्स, संख्या १। 

७. एपि० इण्डि०३ भाग <, ६० ४३) 

८, करनिंघम, क्षायन्स आफ ऐंद्यण्ट इण्डिया, एृ० ७०; महाभारत, सभापव, ३३। 


६६ विफ्रमादित्य [ प० अआ० | 


( १० ) राजन्य--मथुरा के समीपवर्ती भूप्रदेश को ये अधिकृत 
किये हुए थे! । 

(११ ) महाराज जनपद । 

(१२ ) वामरथ7 | 

( १३ ) शालंकायन' । 

( १४ ) ओदुम्बर--महाभारत मेँ” ये पंजाब के अन्य गण राज्यों के साथ 
उल्लिखित हैं। इनके सिक्के जिसे लिपिशाख्रीय आधार पर प्रथम शत्ती ई० 
पूव में रखे जा सकते हैं, उत्तरी पंजाब" में पाये गये हैं। उनकी एक शाखा 
कच्छु में चली गईं थी जहाँ प्लिनी ने* उन्हें स्थित बताया हैं। उनके सिक्के 
आजुनायनों के सिक्कों से मिलते-जुरते हैं । 

( १५ ) मालवश्षुद्ूक--यूनानी साचयों के अनुसार चतुर्थ शती ई० 
प्‌० में माछव तथा छुद्रक पंजाब के दृक्षिणी-पश्चिमी भाग को अधिक्ृत किये 
हुए थे और उन्होंने सिकन्द्र के विरुद्ध, जिस समय वह झेलम नदी से वापस 
जा रहा था, एक संघ का निर्माण किया था। वाह्वीक यवनों (बैक्ट्रियन ग्रीक ) 
तथा मगध साम्राज्य के दबाव के कारण वे दक्षिण-पूत की ओर चले गये तथा 
आधुनिक मारवा और राजपूताना के दृक्षिणपूर्वीय भाग में बस गये। ऐसा 
प्रतीत होता है कि पतंजलि के युग के पश्चात्‌ कुद्क मालवों में घुल गये, किन्तु 
भालवों का उल्लेख समुद्रगुप्त' के समय चतुर्थ शती ई० तक होता है। 
उनकी बहुत-सी उपशाखायें थीं जिनमें एक अबन्ती पर अधिकार जमाये थी 
तथा दूसरी दृक्षिणी-पूर्वी राजपूताना और पूर्वी मालवा" में थीं। ७१ ई० पू० 
भें अवन्ती पर शर्कों के प्रथम बार तथा ७८ ई० में द्वितीय बार अधिकार 

१. बढ़ी, ए० ६९ | 

२. वही । 

३. पाणिनि पर पातअ्षक्त भाष्य ४, १, १५०। 

४. वही ५, १, ५८ | 

५, महाभारत सभापव॑, ३२। 

९. कनिषम, क्रायन्स आफू ऐंड्यण्ट इण्डिया, पृ० ६९ । 

७. कर्निधम द्वारा उद्धृत, वही । 

<. फ्छीट ; गुप्त इन्सक्रिप्शन्स, संख्या १। 

९. कर्निधम, आदे।० स॒० रि० भाग १४, १० १५० | वि० स्मिथ : केटाडॉ.। आफ 
कायन्स, इण्डियन म्यूजियम ! 


अमर तय हक फरकबल>क, 


हक हनन०+>बनकेनन-+-ना 


अबन्ती की पुनप्रोप्ति: मांलब गण की स्थापना ७ 


करने के पश्चात्‌ साककों का अधिकांश राजपूताना के दक्षिणी-पूर्वी भाग में 
ही रह गया। ह 

ऊपर वर्णित गणराज्यों में से अधिकांश मूलतः पंजाब के ही थे । सिकन्दर 
महान्‌ के नेतृत्व में यवन जाक्रमण के सबल विरोध के पश्चात्‌ वे झुके अवश्य 
पर इस आक्रमण के बाद भी जीवित रहे । तथापि शीघ्र ही बाद में वे मौर्य 
और शुझ्झों के साम्राज्यॉ-वाहीक के यवनों के नवीन आक्रमणॉ-द्वारा हस्तगत 
कर लिये गये । उन्हें अच्छी तरह दबा दिया गया । किन्तु यह स्वतन्त्नता-प्रेमी 
जाति भूप्रदेश के अधिकार की अपेक्षा स्वतन्त्रता को अधिक पसन्द करती थी । 
अतः वे अपने मूल निवासस्थान पंजाब को छोड़ कर दृक्षिण-पू्व॑ चले गये 
तथा उपयुक्त जषेत्रों में नये वासस्थान का निर्माण किया । वे राजपूताना के चारों 
ओर श*टंखलाबद्ध हो गये । शुज्धों की अवनति के पश्चात्‌ जिस समय टिमटिमाते 
हुए मगध साम्राज्य पर काण्वों का शासन था, इन गणतन्‍्त्रों को अपनी शक्ति 
को पुनः आ्राप्त करने का सुन्दर अवसर ग्राप्त हुआ । वे राजपूताना, मध्यभारत, 
मालवा, सौराष्ट्र तथा सिन्ध में एक सुदृद शटछुछा बनाने में सफल हुए। ये 
गणतन्त्र विदेशी आक्रमणकारियों के सबसे बड़े शत्रु थे। जिस अकार से पंजाब 
के गणतन्त्रों ने सिकन्दर के नेतृत्व में होनेवाले यवनों के भाक्रमण का सबक 
विरोध किया था उसी प्रकार छगभग ढाई सौ वर्षों के पश्चात्‌ भारतवर्ष के 
एक भिन्न प्रदेश में श्कों के भी दाँत खट्टे कर दिये थे। शर्कों का भय, भारत में 
प्रथम और द्वितीय यवन आक्रमण से भी अधिक गम्भीर था। कई श्रकार से 
इन गणतन्त्रों द्वारा किये गये कार्य पंजाब में इनके पूव॑र्जों द्वारा किये गये 
कार्यों से भिन्न थे । 


४. संघ-निर्मोण 

भारतवर्ष में शर्कों का प्रथम आक्रमण एक झ्ंझावात जैसी घटना थी तथा 
अकस्मात्‌ घट गई। गणराज्य अपनी रक्षा के लिए संघ का निर्माण न कर सके । 
अतः इन परिस्थितियों के .कारण सिन्ध व सौराष्ट्र को पराजित और अधिकृत 
होना पड़ा तथा उजयिनी में मालवों के गदभिन्न शाखा को तो अत्यधिक क्षति 
का सामना करना पड़ा | इसे छिल्न-भिश्न कर दिया गया । निःसन्देह यह गदे- 
भिन्नों के लिए बहुत ही बड़ी आपत्ति थी, किन्तु साथ ही यह एक आँख खोलने- 
बाली घटना तथा पड़ोसी गण-राज्यों के लिए एक चुनौती थी। 

गणतन्त्नों के सदस्य कितने ही घीर तथा स्वतन्त्रताप्रेमी क्यों न हों लेकिन 
अलूश-अछरग रूप से गणतन्श्र छोटे राज्य थे और एक संगठित और विस्तृत 


० विक्रमादित्य [ ४० आ० | 


विदेशी या सांम्राज्यवादी आक्रमण से टक्षर लेने योग्य न थे। यह सिन्‍्ध तथा 
सोराष्ट्र के समपंण और अबन्ती के गर्दभिज्नों की पराजय से सिद्ध हो चुका था । 
इससे एक बड़े उपदेश का काम किया गया। शणतन्त्रों के पास रक्षार्थ 
एक सुन्द्र उपाय भी था। उनके लिए किसी भी बाह्य भय के विरुद्ध संघ-निर्माण 
कर लेना नियम-सा हो गया था। प्राचीन काल में इस प्रकार के संधों के 
बहुत से उदाहरण हैं। मगध के अजातशत्रु के साम्राज्यवादी युद्ध में वज्ि 
तथा मल्लों ने संघ का निर्माण किया था ।* सिकन्द्र के आक्रमण के विरुद्ध 
मालवों तथा चुद्कों ने अपना संघ बनाया था । विक्रमादित्य ने इस पुरातन 
परम्परा से छाभ्न उठाया | अपने माछबगण के संगठन के साथ ही साथ उन्होंने 
शर्कों के विरुद्ध राजपूताना, सध्यभारत, पूर्वी पंजाब के गणतन्त्नों का भी एक 
सुदृढ़ तथा सफछ संगठन किया। यह विक्रमादित्य के लिए अद्भुत सफछता 
थी जिसकी प्रतिध्वनि अभिज्ञानशाकुन्तलः में मिलती है, जहाँ उन्हें सो 
गणों ( गणशत ) का, जिसका: अभिप्राय बहुसंस्यक गणतन्त्र है, नेता 
कहा गया है। 

५. शकों का निष्कासन 


विक्रमादित्य ने संगठित संघ का नेता बन कर अवन्ती की ओर भ्रस्थान 

किया जहाँ घृणित शर्कों ने उजयिनी को अन्याय से अधिकृत कर लिया था । 
शर्कों तथा गणतान्त्रिक सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ किन्तु उसका विस्तृत 
विवरण नहीं ग्राप्त होता। प्रभावकचरित मेँ प्राप्त काछकाचार्य-कथा के अनुसार 
शर्को के उजयिनी पर अधिकार करने के कुछ ही कार पश्चात्‌ श्री विक्रमादित्य 
ने शर्कों के वंश का उन्मूछन कर दिया तथा विश्वव्यापी सम्राट की भाँति 
चमक उठे । मेरुतुंगाचार्य की विचारश्रेणी में रगभग वैसा ही वर्णन मिलता 
है--कुछु कार बीत जाने पर शक वंश का उन्मूछन करने के पश्चात्‌ , विक्रमा- 

दित्य नाम का एक सालवग्रसुख होगा” ।” इन अभिलेखों की पुष्टि पद्दावलियों 
. इकपूत्र (९८।......्््््ः_.ः7 
२. कर्टियस, भाग ९, अध्याय ४; मैक्रिण्डल : इड्न० इण्डि० बाई एलेग्जाण्डर, पृ०२३४। 
- अंक्र '७, ३१४ | 
४. शेकारनां वंशमुच्छेध काढेन कियताइपि हि! 

राजा ओविक्रमादित्यः सावभौमोपमो८भवृत ॥ ६, ९० । 
' कालान्तरेण कवणि उप्पाडित्ता सगाण त॑ बंसं । 

दो ही मालवराया नामेण विक्कमाइश्चो ॥ 

पट्टावलिस॒मच्चय में उद्घूत परिशिष्ट, सी, १५९ । 


0 


र्ज् 


अबन्ती की पुनप्रोप्ति: मालब गण की स्थापनां ८ 


से होती है जिसके अनुसार गद्दभिज्ञ ( महेन्द्रादित्य ) के शासन के पश्चात्‌ 
शक शासन उज्जयिनी में चार व रहा, तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र पिक्रमादित्य 
गद्दी पर बंढा । 


& राष्ट्रीय संवत्‌ का प्रवर्तन 

देश के बहुरंगी इतिहास में शर्कों का पराजय एक ऐतिहासिक महत्त्व की 
घटना थी । विदेशी शर्कों के भव्याचारपूर्ण शासन से देश मुक्त हो गया । इंस 
सफलता का श्रेय कई गणराज्यों के सम्मिलित अयास को था जिसमें मालवों ने 
प्रमुख रूप से भाग लिया था। विक्रमादित्य को शर्कों पर विजय के कारण 
'शुकारि'की उपाधि मिली । इस घटना ने देश में शान्ति तथा समृद्धि के युग 
का प्रारम्भ किया जिसे आलंकारिक भाषा में कृत ( सत्यथुग ८ स्वर्णयूग ) 
कहा गया । भारतीय इतिहास की इस राष्ट्रीय महत्त्व की घटना की स्मृति में 
एक संबत्‌ की स्थापना की गई। प्रारम्भ में इस संवत्‌ का नाम 'कृत” था क्योंकि 
इसने शर्कों के निष्कासन के पश्चात्‌ मालव-गण की सुदृढ़ नीव के समय 
आलंकारिक भाषा में कृतयुग ( स्वणंयुग ) का प्रारम्भ किया। बाद में यह 
संवत्‌ 'मालबगण-संचत?, 'मालवों का संवत?, 'मालवेशों का संबत्‌! कहा 
गया । अन्ततोगत्वा नचीं शती के मध्य से इस संबत्‌ को विक्रम-संवत! 
या राजा विक्रम संवतः कहा जाने छगा। इस बात की व्याख्या पहले की 
जा चुकी दै कि संवत्‌ के नाम में किस अकार परिवततन हुए" । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि संवत्‌ की स्थापना का प्रमुख उत्तरदायित्व विक्रमादित्य को ही 
था। सभी लोकप्रिय तथा जेन अनुश्वुतियाँ इस बात पर सहमत हैं। 
काककाचाय-कथा के अनुसार 'उसने € विक्रमादित्य ) एक उच्च तथा महत्वपूर्ण 
सफलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्रथ्वी को भारमुक्त करके भपना संवत्‌ चलायाओं ।? 
वर्तमान ज्योतिष की परम्परा विक्रमादित्य को भारतीय संवत्सरों के संस्थापकों 
की श्रेणी में रखती है” । किन्तु गणतन्त्र के नेता होने के कारण, राज्य के लिये 


०३3 क-+ -«« 8५००३७० “के फक्‍क>->प»तक-3७+ कक >> 2पकीनातकली जनम क ५ हभ++ आज» पाप अजना--पन«-शन++अक ५ का 23» न +-+-323++3+०-+कना क्र... + ह+-+-+इ>-+ अध्जफेककण 5 सके॥+ है कर कक. तक कैम नकनभननन»स्‍न्‍नीन पजशानअलमनकतः 


न्‍ 


१. 'शकारि! का अथं हैं 'शर्कों का शब्ु!। यह विक्रमादित्य का बहुत महत्त्पूण. 
विरुद था । 

२, देखिये, पीछे अध्याय १ । 

३, स॒ चोन्नतमहासिद्धिः सौवर्णपुरुषोदयात्‌ । 
मेदिनीमन्‌णां कृत्वाउवीकरद वत्सर निजम्‌ ॥ प्रभावकचरिंत, ४, ५-१ | 

४. युपिष्ठिरों विक्रमशालिवाइनो नराधिनाथों विजयामिनन्दनः । 
इमे तु नागाजैनमेदिनीविभुबंकी क्रमाद पद शककारकाः कछी ॥ 


६० विक्रमादित्य [५० श्० ] 


विधान के अनुसार संवत्‌ को अपना नाम नहीं दे सकते थे यद्यपि छोगों द्वारा 
इस संवत्‌ के सम्बन्ध में उनका नाम बराबर स्मरण किया गया। भारतवर्ष से 
गणतन्‍्त्रों की परम्परा के मिट जाने के बाद भी विक्रमादित्य का नाम कृष्ण 
और बुद्ध की भाँति जीवित रहा तथा दशम शत्ती के पश्चात्‌ राजकीय कार्यों 
में भी उनका नाम संबत्‌ के साथ जुट गया । 
७, विजय-मुद्राओ का प्रवर्तन 

गणराज्यों के शकविजयरूप इस सहती सफलता को चिश्स्मरणीय बनाये 
रखने के लिए उन्होंने विजय-मुद्राओं का प्रचकन किया। ये 'स्मारक मुद्राय 
थीं किन्तु बाद में भी उनका अनुकरण होता रहा। बहुत से सिक्कों का पता 
लगा है जिन पर 'जय मालवानाम”, 'मालवानां जयः, अथवा 'मालवगणस्थ 
जयः” ( मालवों का विजय या माल्वगण का विजय )। मालवों के सहधर्मी 
देशभक्तों--राजस्थान, मध्यभारत और पंजाब के अन्य गणतन्नत्नों--ने भी 
मालवों का अनुगमन किया तथा विजय मुद्राओं का भ्रचकतन किया? । 


१. वी० ए० स्मिथ : कैटालॉग भाफू क्ायन्स, इृण्डियन स्थूजियम भाग १, द्वाश्वल 
क्ायन्स । 


पष्ठ अध्याय 


राज्यारोहण तथा उपाधियाँ 


१. विक्रमादित्य का नेतृत्व 

शर्कों के पराजय तथा उजयिनी की पुनर्माप्ति में महत््वपूषं भाग लेकर 
विक्रमादित्य ने माऊव गणतन्त्र के नेतृत्वपद्‌ के छिये अपने को पूर्ण योग्य बना 
लिया था तथा उन्हें नेता अथवा प्रमुख ( अध्यक्ष ) ठीक ही बनाया गया। 
तथापि उनके सिंहासनारोहण का वर्णन कथासरित्सागर में भिन्न प्रकार 
से दिया हुआ है। उससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय उनके पिता 
महेन्द्रादित्य जीवित थे तथा उन्होंने अपने पुत्र को युवा, जनप्रिय तथा 
प्राज्यविक्रम ( अतिपराक्रमी ) देखकर विधिवत्‌ राज्यतिरुक किया? । इसमें 
महेन्द्रादित्य का समावेश राज्यारोहण को अगणतान्त्रिक अथवा राजतान्त्रिक बना 
देता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि कथासरित्सागर के निर्माता 
सोमदेव की शेली तथा विचारधारा स्वकालीन राजतान्त्रिक व्यवस्था्ों से 
प्रभावित रही तथा विक्रमादित्य का राज्यारोहण कुछुअस्पष्ट तथा घुँधछा हो गया 
है । तथापि इंस तथ्य को भी ध्यान सें रखना चाहिये कि पंजाब के गणतांत्रिक 
मालव परिवर्तित एवं परीक्षा की घड़ियों में अभिजान-तांन्रिक हो गये थे। नेता 
का निर्वाचन तथा चुनाव कुछ ही कुट्स्बों में सीमित रह|गया था । अन्ततोगत्वा 
यह आनुवंशिक हो गया, यद्यपि नेता भब भी गण के प्रति उत्तरदायी और 
अधीन था तथा सिद्धान्ततः जन-सम्मत होता था। यह न केवल जैन तथा 
पौराणिक साचय से ही किन्तु नंदुसा-यूप केख जेसे आमभिलेखिक साध्यों से 
भी सिद्ध होता है जिसमें दो-तीन पीढ़ियोँ तक मारलूव गण का नेतृत्व पिता 
से पुत्र को मिलना वर्णित है । 

१, ततश्व यौवनस्थ त॑ विछोक्य प्राज्यविक्रमम्‌। 

अमभिषिच्य झुतं राशे यथाविधि जनप्रियम्‌ ॥ १८, १-५५ । 
२, एपि० इ०, भाग २७ | 


६३ विक्रमादित्य [ ष० अ० ] 


२. राजतान्न्रिक उपाधियाँ निषिद्ध 

यद्यपि गणतान्त्रिक विधान में नायक की शक्ति तथा सम्मान बढ़ गया था 
किन्तु फिर भी दुर्पपूर्ण राजतान्त्रिक उपाधियों को धारण करना गण को स्वीकृत 
नहीं था। कौटिश्य से हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण तथा पश्चिम के गणतन्त्र 
राजतान्त्रिक उपाधियाँ नहीं धारण करते थे यद्यपि उसी काल में पूर्वी गणतमन्त्र 
'राजा' की उपाधि घारण करते थे जो सामान्यतः राजतान्त्रिक उपाधि थी । दक्षिण 
तथा पश्चिस के गणतन्त्र बार्ताशस्त्रोपयोगी ( आर्थिक तथा सेनिक औचित्य 
पर आधारित विधान से सन्बन्धित ) थे)। अतएव विक्रमादित्य अपने नाम 
के आगे कोई उपाधि नहीं छगा सकते थे। इस तथ्य की पुष्टि अभिज्ञान- 
शाकुन्तठ की एक हस्तलिपि' से होती है | इस हस्तलिपि के अनुसार सूत्नधार 
नाटक का परिचय देते हुये अपने आश्रयदाता का नाम श्रीविक्रमादित्य 
बताता है। निस्संदेह उसी हस्तलिपि से हमें ज्ञात होता है. कि विक्रमादित्य ने 
साहसाड़ उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की यह उपाधि भोजदेव ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सरस्वतीकण्ठाभरण'* में दी है। कथासरित्सागर के अनुसार वे 
विषमशील कहे जाते थे । विक्रमादित्य का सर्वाधिक छोकप्रिय तथा प्रसिद्ध 
विरुद शकारि' था जिसके रुपान्तर 'शकाराति! तथा “शकान्तक' भी 
पाये जाते हैं? । ध्यान देने की बात यह है कि ये उपाधियाँ राजतान्त्रिक नहीं 
थीं किन्तु विक्रमादित्य द्वारा रणक्षेत्र तथा शासन|में कुशलता द्वारा अजित थीं । 
जैन लेखक भी, जो उनकी सफलताओं और पौरुष का उल्लेख करते हैं, उन्हें 
सम्राट नहीं कहते । वे केवछ इतना ही कहते हैं, वे सावभौम सम्राट की तरह 
चमक उठे ।? अन्तिम पद इस बात का संकेत करता है कि विक्रमादित्य ने 
कोई राजतान्त्रिक उपाधि नहीं धारण की । 


३. विक्रमादित्य को उपदेश 
जिस प्रकार मालवों में नेता के पद को भानुवंशिक बनाने की अवृत्ति थी 


कक हे क्कक कर रू अल बल कलम 
लक आओ शा ि- हट ल+ 3००->+ कल अत पे कनलन++« । 


2, अअथंशास्र, ११, १०१६५ | 

२. देखिये, पीछे अध्याय १। ! 
३. काले भीसाइसाइस्य के न संस्क्ृतवादिनः । 

४, १८, १। 

५, अभिनन्दनकृत रामचरित २, <, २ पर क्षीरस्वामी की टीका । 

६. प्रमावकचरित । 


राज्यारोहण तथा उपाधियाँ ६३ 


उसी प्रकार राजतान्त्रिक उपाधियाँ धारण करने की ओर भी उनका झुकाव 
बढ़ता जा रहा था । जन गअन्धथ अबन्धकोश' में एक बड़ी मनोर॑जक कहानी 
है। इससें यह कहा गया है कि एक बारे विक्रमादित्य गर्वाभिभूत हो 
राज़तान्त्रिक शासक की तरह व्यवहार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें 
एक बहुत बड़ा प्रतिघात सिछा और वे विनम्र पड़ गये । कहानी उद्छत 
करये योग्य है। यह इस प्रकार है : 


पजिस समय विक्रमादित्य उजायिनी में राज्य कर रहे थे एक समीपचर्ती 
ग्राम में रहनेवाले ब्राह्मण ने हुल चछाते समय चमकीली मणि पायी। उसका 
मूल्यांकन करने के लिए यह उजयिनी के जौहरी के पास गया। जौहरी उस 
मणि को देखकर आश्रर्यान्वित रह गया और परखने में अपनी अयोग्यता 
बताकर ब्राद्मण को विक्रमादित्य के पास जाने की राय दी। विक्रमादित्य भी 
उस रत्न का मूल्यांकन करने में असफल हुए । वे ब्राह्मण से रत्न छेकर बलि के 
बासस्थान की ओर चले जो विश्व में सबसे बड़े मणि-पारखी समझे जाते थे । 
बलि के द्वार की रक्षा नारायण कर रहे थे जिनको विक्रमादित्य ने नमस्कार 
किया । नारायण ने पूछा, 'किस लिए यहाँ आये हो ९! विक्रमादित्य ने उत्तर 
दिया कि जाकर उनसे ( बलि से ) कहिये कि राजा एक अत्यावश्यक कार्यवश 
आये हैं तथा उन्हें कुछ कहना है।! नारायण बढि के पास पहुँचकर बोले, 
(राजा जाये हैं तथा द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं” बलि ने चोंक कर पूछा, 
तारायण ! जाकर पूछिये तो क्‍या वे राजा युघिष्टिर हैं ?” विक्रमादित्य ने 
उत्तर दिया, "नहीं, रगता है वे केवछ युधिष्टिर को दी अपना राजा समझते 
हैं। उनसे जाकर कहिये कि माण्डलिक आये हैं ।! ऐसा बताये जाने पर बलि 
ने पुनः पूछा, 'माण्डलिक ? क्‍या वे रावण हैं ९? नारायण द्भुतगति से 
विक्रमादित्य के पास पहुँचे और वही प्रश्न किया। विक्रमादित्य अपनी 
स्थिति को दुहराते हुए बोले, 'उनसे जाकर कहिये कुमार आये हैं ।” बलि ने 
नवीन उपाधि सुनकर पूछा, क्या वे कार्तिकेय, छक्षष्ण था नागपुत्र 
धवरूचन्द्र हैं?” नारायण ने इस श्रक्न को विक्रमादित्य से दुहराया। 
विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि जाकर कहिये कि वण्ठ आये हैं ।! नारायण के 
द्वारा ऐसा ही कहे जाने पर वलि ने घुनः पुछवाया, क्या वे हनुमान हैं? 
नारायण विक्रमादिष्य के पास वापस चले आये तथा उनसे यह प्रश्न किया 


0. २-० केक टी“ + कप परनकान पाक >+भ2-७ > हलक“ अनक तन हकननन के को “लत तक ननभत-+ हक नननकमालन- न पका नन्‍ ता ता ओला कक के लत--जकक०+ 455७ कान... 3 नमन डक अमन ॥. 83३ -फुकरनाना जफ+ के पान इन 


२, १७, १० ( विक्रमादित्यप्रबन्ध ) | 


६९ विक्रमादित्य [ ष० झ० ] 


जिसका उत्तर उन्होंने बड़ी निराशा से दिया, 'ज्ञाइये” उनसे कह दीजिये कि 
'तलारक्ष) भाया है ।? नारायण झट से विक्रमादित्य के पास पहुँचे तथा कह्दा, 
क्या तुम विक्रमादित्य हो ?! उत्तर मिला हाँ! 


हमें उपयुक्त कथा का विश्लेषण करना चाहिए और उसमें प्रयुक्त विभिन्न 
उपाधियों में निहित अथथ भी देखना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि 
अन्तिम उपाधि के अतिरिक्त अन्‍य उपाधियाँ क्यों नहीं उपयुक्त हुईं। उपाधियों 
की निश्चलिखित व्याख्या हो सकती है : 


( १) राजा--साधारण तौर पर इस शब्द का अर्थ शासक अथवा राज्य 
करनेवाछा है। अमरसिंह अपने शब्दकोश में 'राजन! शब्द से व्युस्पन्न 
विशेषणों में बहुत सूक्ष्म अन्तर करते हैं । उनके अनुसार 'राजन्वत्तः का अथे 
है उत्तम व न्यायप्रिय व्यक्ति द्वारा शासित प्रदेश” ।* कारिदास अपने रघुव॑ंश 
में' इस भाव में कि 'प्ृथ्वी इस राजा के कारण ही राजन्वती कही जाती है! 
यह सूचम अन्तर दशाे हैं। सम्भवतः इस अन्तर को मस्तिष्क में रखकर 
विक्रमादित्य ने सोचा कि वह एक उत्तम भर न्यायप्रिय शासक होने के 
कारण बलि से राजा कद्ूकर अपना परिचय दे सकता है। बलि ने उन 
नीचा दिखाने के लिए स्मरण दिलाया कि वे राजतान्त्रिक उपाधि 'राजा? नहीं 
धारण कर सकते और यह उपाधि युघिष्टिर जेसे घुण्यात्मा शासकों के 
ही योग्य है । 


(२) माण्डलिक--इस शब्द का जर्थ है, 'द्वादश राजाओं के समूह का 
अधिपति) ।! विक्रमादित्य संघ के अधान थे और उन्होंने अपना प्रभाव बहुत्त 
से समकालीन शासकों पर पीछा दिया था। उन्होंने समझा कि यह पूर्ण- 
रूपेण उचित ही है यदि वे अपना परिचय माण्डलिक के रूप में दें। तथापि 
बलि ने विक्रमादित्य द्वारा धारण की गयी इस राजतान्त्रिक उपाधि को तिर- 
स्कारपूवंक अस्वीकार कर दिया और साम्राज्यवाद के वास्तविक स्वरूप की 
ओर संकेत किया जिसे रावण जेसे शक्तिशाली तथा आसुरिक राजा ही प्राप्त 
कर सकते थे । 


७७७७७४७एए"एाणण रण. ना मम अशी लक की अल 


१, सुराशि देशे राजन्वान्‌ स्थात्ततोन्यन्न राजवान्‌ । अमरकौश २, १३ । 
२, कार्म हुपाः सन्तु सहद्तशो5न्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिस्‌ । ६, २२। 
है, अमरकोश, ८, ३ । 


राज्यारोहण तथां उपाधियाँ ६५ 


(३ ) कुमार--साधारणतया राजनीतिक अर्थ में इसका तात्पय है, 'राज- 
कुमार! या 'युवराजकुमार”” तथा सेनिक (पौराणिक ) अर्थ में इसका तात्पय है 
युद्ध के देवता 'कात्तिकेय! ।* कालिदास रघुवंश में इस शब्द का श्रयोग दूसरे 
अर्थ में करते हैं। कुमार की उपाधि उपर्युक्त अन्य उपाधियों की अपेक्षा कुछ 
निम्न श्रेणी की थी। किन्तु यह विक्रमादित्य की सेनिक योग्यता दिखाने के 
लिए सार्थक थी । बलि इस उपाधि को भी स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं थे 
क्योंकि यह सेनिकता और रक्तप्छावन से सनी हुईं थी । एक सच्चें गणतान्तच्रिक 
नेता से यह आशा नहीं की जाती कि वह केवछ सेनिक विभव के छिए युद्ध 
छेड़े । युद्ध लड़ने के लिए. विक्रमादित्य बाध्य थे तथा उन्होंने अपने को एक 
सफल सेनानायक सिद्ध कर दिया था । किन्तु अपनी सेनिकता पर गव॑ करना 
तथा उसकी डींग हॉकना बलि के प्रतिकूल था विशेषतः विक्रमादित्य जैसे 
गणतंत्र के नायक के लिए और भी । 


(४ ) चण्ठ--वण्ठ शब्द का अथ है “स्वामी की सेवा में पूर्वरूप से रत 
सेवक! ।* गणतन्त्र के नेता ने सोचा कि चूंकि जनता की सेवा में उसने अपने 
को उत्सर्ग कर दिया है अतः वण्ठ की उपाधि बलि से परिचय देने के उपयुक्त 
होगी । बलि को पूण विश्वास नहीं हुआ कि विक्रमादित्य का अहं पूर्ण रूप से 
समाप्त हो गया है अते; उन्हेंने इस उपाधि पर भी आपत्ति की । 

(५ ) तलारक्ष--इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'पृथिवी का रक्षक! । 
विक्रमादित्य की यह नीरस और कतंव्यपरक उपाधि बलि के लिए सन्तोष- 
जनक थी । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय नरेशों के 
द्वारा यह उपाधि कभी भी धारण नहीं की गई। वस्तुतः यह राज़तान्त्रिक 
उपाधि थी भी नहीं । 


उपयुक्त कथा से यह संकेत मिलता है कि मालवों के गणतान्त्रिक विधान 
में अध्यक्ष अथवा नेता राजकीय अथवा राजतान्त्रिक उपाधि नहीं धारण कर 
सकते थे । संभव है गणतन्त्र के कुछ महत्त्वाकांत्षी सदस्य राजकीय उपाधियों 
के लिए लछुभायमान हो गये हों । केकिन गण सम्मिलित रूप खे व्यक्तियों से 
अब भी प्रबल था तथा व्यक्तिगत सदस्यों को इस तरह की उपाधियाँ धारण 


१, युवराज्यश्व कुमारों, बद्दी ७, १२ । 
२. ३, ५; अमरकोश १, ४० | 
३. 'वढि चर्यायाम्‌! | पाणिनीय व्याकरण, सिद्धान्तकौमुदी, भ्वादिप्रकरण । 


६६ विक्रमादित्य... : [ष० अ० ] 


करने की स्वीकृति नहीं भी। आठवीं अथवा नवीं दाती के पश्चात्‌ प्राचीन 
भारतीय परम्पराओं में श्रानिति उत्पन्न हो गयी तथा विक्रमादित्य का जीवन 
जनता के सम्मुख समय के अनुसार प्रस्तुत किया गया | हिन्दू तथा जेन दोनों 
ही अनुश्नुतियाँ विक्रमादित्य तथा गदभिन्न को भूश्ठत्‌, राजा, नृपति, देव, आदि 
उपाधियों से विभूषित करती हैं जिनमें सभी का अथथ राजा है। इस आन्ति के 
होने का कारण यह है कि विक्रमादित्य के बारे में अनुश्रुतियों को उन छोगों 
मे लिपिबद्ध किया जो अब गणतान्त्रिक नहीं रह गये थे तथा जो जनतान्च्रिक 
अनुश्रुति के प्रति उदासीन हो गये थे। उन्होंने विक्रमादित्य की सेनिक, शासन- 
सम्बन्धी तथा सर्वहितवादी गुणों की प्रशंसा की क्‍योंकि थे अब भी उनसे 
परिचित थे। किन्तु वे जनतन्न्न के विधारनों को एकदम भूलछ गये थे । कृष्ण 
तथा बुद्ध के समानान्तर उदाहरण वर्तमान हैं। पुराविदों के अतिरिक्त जाज 
कौन इस बात को जानता है कि कृष्ण एक गणसंघ के नेता थे तथा बुद्ध गण- 
तन्‍्न्र के अध्यक्ष के पुत्र थे ? 


70575 68860 0५ +8]69#॥ 7५8 - ७रगंधाथां 


सप्तम अध्याय 


युद्ध तथा प्रभुत्व 


१. शक आक्रमणों से युद्ध अनिवाये 

विक्रमादित्य के नेतृत्व में गणतान्त्रिक माछवों ने जो थुद्ध किये सच 
पूछिये तो वे भारतवर्ष में शर्कों के प्रथम भ्राक्रमण के परिणाम थे। अबस्ती 
से शर्कों का निष्कासन ही पर्याप्त नहीं था। विशेषतः मध्य भारत, 
तथा राजस्थान भौर साधारण तौर से सम्पूर्ण भारत तब तक सुरक्षित नहीं था 
जब तक शक अपराब्त ( उत्तरी कोॉंकण ), सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) भौर सिन्धु 
( सिन्ध ) अथवा भारत के पश्चिमी सीमान्त के सामीपवर्ती भागों में ठहरे हुए . 
थे। भारत तब तक भी सुरक्षिव नहीं था जब तक वह दविल्छिन्न अथवा 
राजनीतिक रूप से असंगठित था और देश के भिन्न-भिन्न राज्यों को संगठित 
करने का उपाय शीघ्रातिशीध्र नहीं निकाछा जाता। प्रथम कार्य विदेशियों 
के विरुद्ध कठोर युद्ध का था । दूसरा आन्तरिक समस्याओं का समाधान या तो 
अनुनय से किया जा सकता था था बकप्रयोग से । विक्रमादित्य के सम्मुख 
सौ्यों का प्राचीन उदाहरण था। मौय गणतान्त्रिक ज्ञाति के थे किन्तु चन्द्रगुप्त 
मौय के नेतृत्व में उन्होंने युद्ध तथा विजय का जीवन बिताया। तथापि 
विक्रमादित्य तथा चन्द्रगुत्त मौर्य के जीवनचरित में काफी विभिन्नता थी । 
शक्ति तथा भूअदेश की वृद्धि के साथ मौय गणतन्त्र दी मूलभूमि समाप्त हो 
गयी क्योंकि चन्द्रगुप्त मौय ने असुरविजयी ८ साम्राज्य-विस्तार करनेवाले ) 
की भाँति विजयग्राप्ति की थी तथा अन्ततोगत्वा वह सम्राट यना था। दूसरी 
ओर विक्रमादित्य राज्य-विस्तार कर लेनेवार्छों में ( असुरविजयी ) नहीं, किन्तु 
घर्मविजयी' ( वह विजेता ज्ञो केवल अपना प्रभुस्थ स्थापित करने के छिप्‌ 
न कि अन्य राजाओं अथवा राज्यों के भूप्देश को अपने राज्यों में सम्मिकित 


.._ ३, इससे स्पष्ट हो जाता है कि विक्रमादित्य को भारतवासी क्यों स्मरण द्वरते दे जब 
कि जन्द्गुप्त मौय को छोग भूछ गये हैं ! . 
ज बिफक्र० ह 


ध्प विक्रमादित्य [स० आ० | 


करने के लिए विजय करता है ) थे । मारव गणतम्त्र नष्ट नहीं हो सका अपितु 
उसका पुनः इृढ़ संगठन ( मारूबगणस्थिति ) हुआ तथा विक्रमादित्य 
गणतान्त्रिक ही रहे, यद्यपि उनमें कुछ राजतान्त्रिक ग्रश्षत्ति आ गईं थी। 
समय की माँग के अनुसार विक्रमादित्य को, प्रथम तो शर्कों को निकाछ कर 
भारत को मुक्त करने और सम्भव विदेशी आक्रमणों से देश को रक्षा करने 
के लिए तथा दूसरे, जेसा कि उनके युद्धों के वर्णनों से प्रतीत होता है, अपने 
प्रभुत्व तथा ख्याति के लिए युद्ध करना पढ़ा । 
२. युद्ध तथा विजय के साहित्यिक वर्णन 

बृहस्कथामंजरी में विक्रमादित्य के सैनिक पराक्रम के उल्लेख बिखरे हुए हैं 
जिनको निम्नलिखित प्रकार से रखा जा सकता है : 

( ३ ) 'राजा विपमश्ीर ( विक्रमादित्य ) ने जो एक महान्‌ घनुधेर थे 
और स्लेच्छोन्मूलन की कढा में दीक्षित थे, अपने पिता के निधन के वाद 
पृथ्वी का शासन किया ।”* 

(२) है देव ! दक्षिणापथ के भ्रुपतियों ने कत्तमी-रत्ता में महोषधि-तुल्य 
आपके शासन की मालिका को अपने किरीटकोटि पर धारण कर लिया ॥* 

(३ ) 'सच है, त्रिजगजयी श्रीविक्रमादित्य विजय प्राप्त करते हैं ।?? 

(४ ) तत्यश्नात्‌ थे पापी ग्लेच्छु नरेश मार डाले गये ।”* ह 

(५) विक्रमादित्य ने बड़ी सरलता से सब पर विज्ञव पायी । स्लेच्छो, 
कम्बोजों, यवरनों ( यूनानियों ), बर्वरों सहित नीच हूर्णों, तुपारों, पारसीकों को, 
जिन्होंने अपने जायाचार का त्याग कर दिया था तथा ज्ञो (सांस्कृतिक रूप से) 
पतित हो गये थे, भ्रूमंग मात्र से मारकर विक्रमादित्य ने प्रृथ्वी का भार 
उतार डाछा ।* 


+ ++ करी फरम>-न्‍>» भी मे वा मा भर] सके 
४ मन फेक न. 2०.3 .७+/क+०+क 3 जन. +५५७».३००जे «या ४-०५७, ३५७०जर७> ०. सकता कमा०- मन +हक हक २०१०० +क कैजल्फजप+ जग 


१, राजा विषपमशीछो5थ॑ जनके प्रश्ञर्भ स्थिते । 
शशास बह्षपां पन्‍्वी स्लेब्सरेच्दादनदीक्षितः ॥ १०, १, २२ ) 
२. देव दक्षिणदिग्भूपयुष्मच्छासनमभालिका. । 
किरीथ्कोटी निश्चिप्ता लक्ष्मीरक्षामहौपि; ॥ १०, १, १५ । 
३, सत्य श्रीपिक्रमादित्यी जयति भिजंगज्जयी | १०, १, १९ । 
४, भन्रान्तरें महतास्ते पापा स्लेच्छशकाधिपा[ः । १०, १, १७४ । 
५. अथ ओऔविक्रमादित्यों देंलया निर्मिताखिछः । 
स्लेच्छान्कन्बीजयवनाज्नीचा-हूणन्सबर्धरातू.. ॥ 
तुषारान्पारसीकांश त्वक्ताचारान्विशहुलान्‌ । 
इत्वा अभंवमानैण भुवों भारमवारयत्‌॥ १०, १, २८५-श८६ । 


युद्ध तथा प्रभुत्त ६६ 


(६ ) सिंहलेश्वर” तथा विद्भेराज' के भी प्रशुत्व स्वीकार करने का 
उल्लेख है । 


वाथासरित्सागर में विक्रमादित्य के युद्ध तथा चिजर्यों का विस्तृत 
विवरण है : | 


(१) है देव! आपने अपरान्तसहित दक्षिणापथ को, सौराष्ट्रसहित 
मध्यदेश को ओर अंग-बंग-सहित पूर्वी प्रदेश को जीत किया; कश्मीर पुवे 
काष्ठटासहित उत्तरी प्रदेश को करद बना लिया तथा विभिन्न दुगां थ द्वीपों को 
जीत छिया; स्लेच्छ-चुन्दों को मार डाला और शेष को बचश सें कर लिया । बहुत 
से नरेश ( विक्रमादित्य के सेनानायक ) विन्ध्यशक्ति के शिविर में जा घुसे ।* 


(२) उन विशिष्ट राजाओं का भी उद्देख हुआ है जिन्होंने विक्रमादित्य 
के सेनानायक विन्ध्यशक्ति के शिविर में प्रवेश किया था : 


प्रभो ! यह गौडाधिराज शक्तिकुमार हैं जो अपना सम्मान आपको समर्पित 
करने आये हैं। यह कर्णाटक के राजा जयध्वज हैं, यह छाट के राजा 
विजयबर्मन हैं, यह कश्मीर के सुननन्‍्दन हैं, यह सिन्धुराज गोपाल हैं, यह 
भिज्नराज चिंध्यवक हैं और यह पारसीकों के राजा निर्मुक है? ।7 


(३ ) प्रेम तथा युद्ध की सौन्दर्यमूलक कहानियों में सिंहरूनरेश* तथा 
कहिंगराज* का उल्लेख विक्रमादित्य के सम्मुख समपंण के प्रसंग में हुआ है । 
उन्होंने अपनी कनन्‍्याओं को भी, राजनीतिक सम्बन्धों को मधुर बनाने 


के लिये, दिया । 


न लेन अब कल अल के अधक-क |» ७ जन अल 203 4 न कहने जीन कान कजणकानान»+ा॥२+कमम्फनकक> 3 के. ४४. ऑन“ बचक 340. 2कज मन डे नमीयोन अन««लफन्‍»-+ल+-3 >3+4443++ कक अत 3-44 +-+3“30 जब नत५त---कीन *+ननननमन-«<-रम मनन. कमाक ५० कक ५५3०५ कप. 


, क्रमेणाम्वुधिमुत्ती्य यातो5ह सिंदुलेश्वरम | १०, १, २३ । 
२, तती विदर्भरालिज्ष्‌ १३ र७+ ०७५ ० ९ ०० । १०, £, १०० | 
, सापराम्तश् देवेन निजितो दक्षिणापथः । मध्यदेशः ससौराष्ट्रः सवन्नाज्ञा च पू्॑दिक्‌॥ 
सकदमीरा थे कौवेरी काष्ठाश्ष करदीक्षता:) तानि तान्यपि दुर्गाणि द्वीपानि 
विजितानि च॥ स्लेच्छसंघाश्व निदता शेपाश्र स्थापिता वश । ते ते विक्रमशक्तेश्व 
प्रविष्ठा: करके नुपा:॥ २१, १, ७६-७८ । 
४. गौड़शक्तिकुमारोध्य॑ कर्णांटेड्य॑ जयध्वज: । 
छाटी। विजयवर्मार्य काइ्मीरो४वय॑ सुनन्दनः ॥ 
गोपाल: सिन्धुराजोध्यं मिक्लो विन्ध्यवलोडप्यथम, । 
निर्मुक: पारसीकोइ्यं सृपः प्रणमति प्रसो ॥ ६८६ ई, २४ । 
"५-१, १८, २, ८३ और आगे ३ । 


न 


श्ण 


१७०० विक्रमादित्य [ स० आ० ] 


हे. विखित प्रदेशों और लोगों का समीकरण 

(१) दक्षिणापथ : यह प्रदेशवाचक शब्द है जो नर्मदा के दक्षिण में 
स्थित भारत के भू-भाग का निर्देश करता है। इसमें सम्पूर्ण दक्तिण ( दकन 
और सुदूर दक्षिण समाहित है ।* 

(२ ) अपरान्त $ इसका शाब्दिक अर्य है पश्चिमी (अपर) सीमा (अन्त) 
क्र्थात्‌ देश का पश्चिमी सीमान्तप्रदेश । विस्तृत रूप में इस पद का अथे है 
कॉकण तथा माछावार सह्दित पश्चिमी तठ ।* सीमित अर्थ में इससे “उत्तरी 
कॉकण? का बोध होता है जिसकी राजधानी शूर्पार ( आधुनिक सोपारा ) थी। 

(३ ) मध्यदेश : कुछ पुराणों) के अनुसार मध्यदेश में पाश्चाऊ, कुरु, 
मत्स्य, यौधेय, पतच्चर, कुन्ति तथा शूरसेन के प्रदेश सम्मिलित भे; कुछ 
के अनुसार इसमें पूर्व में प्रयाग तक को प्रदेश सम्मिलित भे। बौद्ध अन्ध 
मध्यदेश का पर्याप्त विस्तार प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार भध्यदेश की 
सीमा 'पूर्व में कजंगल नगर तथा उसके बाद मदहाशारू ( मोदे तौर पर राज- 
महल फी पहाड़ियाँ ) तक, दक्षिणएवं में सालवती नदी, दक्षिण में सेतकण्णिक्क 
नगर, पश्चिम में थूण नगर व जिले तक तथा उत्तर में उल्ीरध्वज पर्वत तक 
थी"। कथासरिप्सागर में इसके उल्लेख से ऐसा जान पड़ता दे कि इसमें 
उत्तरापथ ( पंजाब और पश्चिमी सीमा प्रान्त ) तथा सुराष्टू ( काठियाबाड़ और 
उत्तरी गुजरात ) को छोड़ कर सम्पूर्ण उत्तरी भारत था जाता दै। 

(४ ) सोराष्ट्र: साधारणतः इसका तात्पय है गुजरात या काठियाबाड 
प्रायद्वीप । किन्तु कभी-कभी गुजरात, कच्छु और काठियावाड़ के सम्मिलित 
भू-प्रदेश के अथ में भी अयुक्त हुआ है । 

(५) पूर्वदिकू: इसका अर्थ है 'आची? अथवा यूनानी लेखकों का 
प्रसाई जो मध्यप्रदेश के पूर्व में पड़ता है । यह अस्पष्ट रूप से भारत के पूर्ची 
भाग का निर्देशक है । 

(६) अंग : मौटे तौर पर इसमें विहार का पूर्वी भाग, दरभंगा, सुंगेर 
सथा भागलपुर के जिले आते हैं । बौद्ध साहित्य” के पोडश सहाजनपदों 
में यद्ट एक है । ह 

१. मत्स्थपुराण, अध्याय ११४; राजशेखरकृत बालर।मायण । 
२. मार्बाण्डेयपुराण, अध्याय ५८ | 

१. गरडपुराण, अध्याय १। 

४. महावगा, ५, १५, १३ । 

५, अंगुत्तरनिकाय १, ४ । 


थुद्ध तथा प्रभुत् १०१ 


(७ ) बंग : इसमें बंगाल का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिछित है। बुकानन 
के अनुसार इसका अर्थ पूर्वी बंगाल है', जब कि भाऊदा जी के अनुसार 
ब्रह्मपुत्र और पश्मचा के मध्यवर्ती भाग को बंग कहते हैं | 

(८ ) काश्मीर : मोदे तौर पर आधुनिक काश्मीर उसका अ्रतिनिधित्व 
करता दे । कभी यह गन्धार-राज्य सें भी मिछा लिया गया था । 

(५ ) कोबेरी : इस शब्द का पौराणिक अर्थ है “उत्तरी प्रदेश” अतः यह 
सीमित अर्थ में उत्तरापथ का निर्देश कर सकता दे जिसमें पंजाब तथा पश्चिमो- 
पत्तर सीमाआन्त सम्मिलित थे । 


( १० ) काह ४ संस्कृत से 'काष्ठा' शब्द का अथ है छोर, सीमा आदि । 
इससे सुदूर उत्तरी पश्चिमी सीमा का अर्थ छगाया जा सकता है । 


(११ ) सिंहल ; ढंका का जव्यन्त प्रसिद्ध द्वीप है| 

(१२ ) द्वीप; ये भारतमहासागर में स्थित थे । कभी-कभी द्वीप का भर्थ 
प्रदेश भी होता है । 

(१३ ) कलिंग ; महानदी तथा गोदावरी के बीच का भ्रु-प्रदेश कर्तिंग 
नाम से अभिद्वित किया जाता है। महाभारत के अनुसार बेतरणी नदी तक 
उड़ीसा का एक बड़ा भाग इसमें सम्मिछित था। तथापि काढिदास* उत्कक 
का किंग से ४थक्‌ उल्लेख करते हें । 


(१४ ) विद्‌र्भ : यद्द ज्ाघुनिक बरार है । । 

( १५ ) म्लेच्छ : यूनानियों के 'बबरों! की भाँति पलेच्छु” शब्द का अर्थ 
“विदेशी' था । किन्तु प्रथम शताब्दी ई० पू० के संदर्भ भें यह विशेष रूप से 
शर्को के किए प्रयुक्त होता था। बहत्कथामंजरी में एक स्थान पर स्लेच्छु-शका 
शब्द जाया द जो इस समीकरण की पुष्टि करता है । 


( १६ ) कम्बोज् ; इस भू-प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी कश्मीर, सीमाग्रान्त 
का उत्तरी सीमानत तथा पामीर के पठार का दक्षिणी भाग सम्मिलित था । 


के ३४३५ “सतत कन-केल न जन पाना कीमत 3  र+ न न फ-ीनननजननन-ान+ “नल. ५५ 3 नमन»«क ताज मनन जम ज्काताननकनमआक- पथ. यम... 3मकानाभ नरक ७ फटभ फरमान फम..3«क “कलम के चना ज«+-++>नमननम4.3 फनी न पिटाज अनयनननीननमनव-»-+>नपभक ४०. रभमकमीफ, ऑितंफनाा कर»-नक खनन के 


१. विवरिजकृत बुचननारेकार्डल! कलकत्तारिव्यू १८५४, ए. २। 
२. दे० उनकी पुस्तक 'छि०्रेरी रिमेन्स? 

है, कुमारसम्भव हें, ३५ । 

४, आदिपबं, अध्याय २१५। 

७, रघुवंश, सर्ग ४ । 

६, १०, १, २५० | 


१०२ विक्रमादित्य [ स॒० #० ] 


( १७ ) यवन | . (१९ ) तुघार । 
(१८ ) हण । (२० ) पारसीक ।' 


४. विस्तृत विजय की सम्भावना 

इसके पहले कि हस ऊपर वर्णित विक्रमादित्य की व्यापक विजय या उसकी 
सम्भावना पर विचार कर, प्रथम शती ई० पू० में भारत की राजनीतिक 
अवस्था पर विचार कर लेना अच्छा होगा। उत्तर में मगध का विद्याल साम्राज्य 
भप्म हो चुका था तथा कण्वों के दुबंठ हाथों में वह एक साधारण राजशक्ति बन 
कर रह गया था। बहुत से गणतन्त्र मगध के साम्राउ्यवादी दबाव से मुक्त हो 
गये थे, जो पूर्वी पंजाब, राजस्थान, 'मध्यभारत व भालवा, सुराष्ट्र तथा सिन्ध 
में अपना अधिकार जमाये हुए थे और सम्मान एवं शक्ति के साथ शासन कर 
रहे थे । सुदूर पश्चिमोत्तर सीमा में वाह्वीक-यवन ( बेक्ट्रियन भीक ) हुबंछ हो 
गये थे | वे गणतन्त्रों के पुन्नाबत तथा पश्चिम से शक एवं पहुवों के दबाघ 
से झ्तप्राय-से हो गये थे । शक्तिशार्ली कृुषण अभी राजनीतिक मंच पर नहीं 
आये थे। दक्षिण में साम्राज्यवादी आन्ध्र भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त होकर 
भान्ध, विदर्भ और कर्णाटक में शासन कर-रहे थे। किंग, सुदूर दक्षिण, 
सिहर तथा अन्य प्रदेशों में केवछ दुर्बह शासक रह गये थे । यह राजनीतिक 
विष्छव और विच्छिन्नता का युग था | इस परिस्थिति में किसी भी महत्वाकांक्षी 
तथा साधनसम्पन्न शासक के लिए, जो संगठित सेना का संचाकम कर सकता 
हो, सम्पूर्ण देश पर सफल अभियान करने का सुन्दर अवसर था। इंसके 
अतिरिक्त विक्रमादित्य का प्रभुत्व तथा प्रभाव वस्तुतः युद्धों और शख पर ही 
निर्भर नहीं था। उन्होंने प्रभुता के संघर्ष में समझोते कूटनीति, और धमकी 
के प्रभावशाली आयुर्धो का भी प्रयोग किया था । कालिदास रघु की दिग्विजय 
फी नीति का वर्णन करते हुए अपने आश्रयदाता की ही बिजय-नीति का वर्णन 
करते हैं : 'उसकी सेना चतुर्धा संविभक्त होकर अभियान करती थी । सबसे भागे 
प्रताप रहता था तत्पश्रात्‌ शब्द, तदनन्तर पराग ( घूछ ) और फिर सबसे बाद 
में रथ चछता था ।” जो कुछ भी अब तक हमने देखा है उससे स्पष्ट है कि 


नी लिन मे की किलालि- न >न की चलननल, दा 


किलर नकन “लक के अफन ननान मनन" 


१. संख्या ६७ से २० तक का सुविख्यात जातियाँ थीं। उनमें से प्रथम ४ मध्यएशिया 
तथा पामौर के समीपवर्ती प्रदेश पर अधिकार किये हुए थीं । चतुर्थ फारस नामक 
देश के रहनेवाले थे । 

२. प्रतापोध्य ततः शब्द: परागस्तदनन्तरम । 
ययौ पश्चाद्रधादीति चतुष्कन्धेन सा चमूः॥ रघुबंश ४, ३० । 


युद्ध तथा प्रभुव्व १०३ 


विक्रमादित्य जेसे योग्य और महत्वाकांक्षी नेता के किए, देशव्यापी आक्रमण 
के संगठन के लिये तथा सम्पूर्ण देश पर पभ्भता स्थापित करने के छिए 
पर्याप्र जबसर था । 


७, भारत के बाहर आक्रमण 


भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लेने पर प्रभुशक्ति के ऊपर एक बड़ा उत्तर- 
दायित्व आ पढ़ा और बह उत्तरदायित्व था एक ओर सिन्ध पार और मध्य- 
एशिया की छोभी और लड़ाकू जातियों से और दूसरी ओर पारसीक साम्राज्य 
से भेद्य उत्तर पश्चिमी सीसाग्रान्त की रक्षा करने का ।. इन जातियों का निष्कासन 
और उन पर प्रभुत्व-संस्थापन भारत के किसी भी परम्परागत दिग्विजय के 
महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं। बृहत्कथामंजरी तथा कथासरित्सागर में वर्णित थे सभी 
विदेशी जातियाँ प्रथम शती ६० पृ० भारत के समीप ही स्थित थीं। उनका 
अस्तित्व विक्रमादित्य के लिए एक चुनौती ही था । थे उनसे छुटकारा पाने के 
लिए उन्मूकन, निप्कासन और अश्लता-स्थापत इस तीन नीतियों का 
अनुगमन करते हुए बढ़े । 


5, अभियान-पथ 
शर्कों के निष्कासन के पश्चात्‌ विक्रमादित्य के सम्मुख सर्वत्रथम प्रश्न सिन्धु- 
सहित सीराष्ट्र का था, यद्यपि कथासरित्सागर में इसका उल्लेख भध्यदेश क 
विस्तृत विजय के छघु परिशिष्ट के रूप में हुआ है। शक अब भी सौराष्ट्र और 
सिन्ध में जमे हुए थे। अतः विक्रमादित्य के लिए. यह नितान्त आवश्यक 
था कि वे पहले इस चेन्नों पर ध्याव देते तथा उनको यहाँ से निकार बाहर 
करते । इस दिल्ञा सें विक्रमादित्य के अभियान का परिणास यह हुआ कि 
अधिक संख्या में शर्कों का उन्मूछन कर दिया गया ।* सुराष्ट्र तथा सिन्‍्ध 
विदेशी प्रश्नत्व से सुक्त हो गये तथा कुछ गणतन्त्रों ने भी, जिनको शाकों ने 
कुचल डाला था, पुनर्जीवन प्राप्त किया । 
विक्रमादित्य के सम्मुख दूसरा भ्श्न था मध्यदेश में शक्ति का विस्तार 
तथा संगठन जो आगे चछकर उनकी शक्ति के विकास के लिये स्थिर आधार 
बन सके । मध्यदेश का सेंनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भाग गणतन्त्रों द्वारा पहले 
से अधिकृत कर लिया गया था जो विक्रमादित्य के नेतृत्व में संघटित हुए थे । 


न +क० «टन ननमननग-ग>न्‍परनम.जीपननसकीत कल ता “कनरीकानफीनान 4 >»«4-मना न+४नर«क्‍म+न नल नना43 9 0454) कबक ७५) कक. "न अनरगननकनकाकट.. ऑफ 4 +>ल>+-- कक की अब के ५ समन न +नकत-ज>अर+++७७०॥ २३००क०८०»०२००७+ प्मा नानक 


१. म्लेडछसंधाश्व निदहताः शेषाश्व स्थापिता वशे । कधासरित्सागर १८, १, ७८ । 
२, कर्तनपग, कायस्स आफ एंदयेण्ट इण्डिया, पू, ६६-६८ । 


ता 


१०४ विक्रमादित्य [ स० अ० ] 


कण्वों के शासन में मध्यपूर्व कुछ भी अवरोध न डाछ सका। प्रारम्भिक 
अवरोध के पश्चात्‌ अक्ढ ( उत्तरी-पूर्वी बहार ), गौड़ ( उत्तरी बंगाल ), वंग 
( पूर्वी बंगाछ ) तथा कलिंग मे समपंण कर दिया |: कलिंगनरेश द्वारा अपनी 
कन्या कलिंगसेना को विक्रमादित्य को दे देने का वर्णन मिलता है। 


उत्तर में अपनी स्थिति को सुद्दद करके विक्रमादित्य दुक्षिण ( दक्षिणापथ » 
सथा अपरान्त ( उत्तरी कॉकण ) पर विजय प्राप्त करने चछे । अपरान्त सुराष्ट्र 
से पश्चिमी समुद्र ( जिसे थुरोपीय अब अरवसागर कहते हैं ) का तथ्वर्ती प्रदेश 
था जहाँ शक निविष्ट थे । इसलिये इस प्रान्त से शकोन्मुठन आवश्यक था । 
ऐसा वर्णन मिलता है कि समीपवर्तो छाट का राजा भी विक्रमादित्य की 
विजयवाहिनी में सम्मिलित हुआ । इस नरेश ने अपरान्त के पूर्व ही आत्म- 
समर्पण किया होगा। सोमदेव ने दुक्षिणापथ में किसी वास्तविक युद्ध का 
वर्णन नहीं किया । किन्तु इसना ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य के एक सेना- 
' नायक विक्रमशक्ति ने दक्षिण में? कहीं अपना डेरा डाछा था और कणटिक- 
नरेश जयध्वज उसके शिविर में आकर मिला था। इस समय आम्ध् से छेकर 
कर्णाटक परयन्त सम्पूर्ण दक्षिण पर आन्झओं का आधिपत्य था। कुछ काछ 
के बाद आन्ध्र सातवाहनों के दक्षिगापथ के पश्चिमी भाग में उदय होने से 
इसका स्पष्टीकरण दो जाता है। ज्यध्वज् सम्भवतः प्राक-भन्ध्रकाछीन साम्राज्य- 
वादी नरेश था ( जिसका वर्णन घुराणों में नहीं है )। ऐसा जान पढ़ता दे कि 
जयध्वज प्रथम शक आक्रमण से भयभीत हो ऋर तथा भावी चिदेशी आक्रमण 
की सम्भावना से डर कर स्वेच्छापू्वक विक्रमादित्य के दिग्विजय अभियान 
में सम्मिलित हो गया तथा उसने अपनी विजयवबाहिनी को विक्रमादित्य के 
उद्देश्य की पूर्ति में छगा दिया। सम्भवतः दक्षिण के अन्य आमन्ध्र भरेशों ने 
भी वही नीति अपनाथी।! उनसें बिदर्भ का राजा भी था जिसका प्रथक्‌ 
उस्लेख हुआ है। 
सिंह ने भी इसी नीति का अनुगमन किया | उसने बिना किसी प्रकार 
फा युद्ध किये विक्रमादित्य का भाधिपत्य स्वीकार कर लिया और भ्षपने सेनापति 
के द्वारा उसे अपनी कन्या प्रदान की । भारत महासागर के अन्य द्वीपों ने भी 
आत्मसमपंण किया। विजयवर्णन के इस भाग की कथा पूर्णरपेण काब्य- 
मूठक हो गई है जो अपनी प्रामागिकता को कम कर देवी है । किन्तु जब दस 
सुनते हैं कि चार शतियों के बाद सिंहछ तथा अन्य द्वीपबासियों ने 


१, कथासरित्सागर १८, १, ८६-८७ । 
| 


युद्ध तथा प्रभु १०४ 


समुद्गगुप्त की अधीनस्थ मिन्नता स्वीकार कर छी तथा कन्योपायन भी किया", 
विक्रमादित्य का भारत महासागर की कोर अभियान असम्भव नहीं 
जान पढ़ता । 

उत्तरी अद्ेशों का अभियान इसके पश्चात्‌ हुआ। वैयक्तिक रूप से 
पंजाब तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के राजाओं का उर्लेख नहीं हुआ है । 
आंशिक रूप से इन जोन्नों पर गणतास्त्रिक राज्यों का आधिपत्य था जो 
विक्रमादित्य के द्वारा संगठित संघ में सम्मिलित होने के लिये अत्यन्त उत्सुक 
थे, तथा कुछ भाग वाह्वीक-बवरनों ( बेक्टयन ग्रीक ) के अधिकार में थे जो 
अब पीछे खिसक रहे थे | काश्मीर के राजा का नाम सुनन्‍्दन विया हुआ दै । 
सुदूर प्रत्यन्त देशों पर पहाड़ी जादियोँ का अधिकार था। काश्मीर ने बढ़ी 
सरलता से समर्पण कर दिया किन्तु पहाड़ी जातियों ने बल-अयोग के पश्चात 
आधिपत्य स्वीकार किया । । 

विदेशी जातियों में, जिनसे शर्कों को पराजित करने के पश्चात्‌ विक्रमादित्य 
द्वारा युद्ध करने और विजय प्राप्त करने का वर्णन आता है, पारसीक हैं । प्रथम 
शती ई० पू० के शक इतिद्दास से हमें ज्ञात होता है. कि शर्कों का अधिपति 
कोई पहुव राजा था। बुहत्कथामंजरी तथा कथासरित्सार में उद्धचिखित 
पारसीक पहुव ही थे | थे शर्को द्वारा शासित भूअदेश के अधिपति थे। सिंध 
के शर्कों के निष्कासन के पश्चात्‌ विक्रमादित्य का पहल्रों से संघर्ष हुआ होगा। 
शर्कों के पराजित करने के पश्चात्‌ उनकी स्थिति प्रतिरोधात्मक नहीं थी बहिक 
वे इदतापूर्वक आक्रमण करते तथा परंपरागत विश्वविजेताओं की नीति का 
अनुगमन करते चले जा रहे थे । वे स्थलूमार्ग से बोछून दर्रा होते हुए फारस 
की स्वाभाविक सीमा पर पहुँच गये होंगे तथा पह्ुवों को उचित सीमा तक पीछे 
ढकेल दिया होगा । हम निश्चयपूत्रक नहीं कह सकते कि उन्होंने फारस को 
रौंद दिया तथा पहवराज को उसके देश में पराजित किया | सोसदेव ने 
केवठ एक ही निर्मूक राजा ( न बोलनेवाले ) अर्थात्‌ जिसकी भाषा भारतीयों 
की समझ में नहीं आती थी, का उद्चेख किया है । केवछ यही एक पारसीक नरेश 
जिसका सोमदेव की तालिका में उल्लेख दे विक्रमादित्य की विजयवाहिनी में 
सम्मिलित हुआ था । यह बहुत संदेहास्पद है क्योंकि अन्य कोई भी विदेशी 
राजा उब्विलित नहीं है यथपि पराजित विदेशी जातियों का उदलेख हुआ 
है। यदि यद्द मान छिया जाथ कि काकिदास रघुवंश में अपने आश्रयदाता 


!*, सेंड्लकादिमिश्व सबद्वापवासिमि''"** ! पछीट : भुप्तकेख, संख्या १! 


है 


१०६ विक्रमादित्य [ स० अं? | 
के दिग्विजय की झलक देते हैं, तो में ज्ञात होता है कि 'रघु ने स्थरूमार्ग 
से पारसीकों को जीतना प्रारंभ किया ।? कालिदास ने उनके देश में पारसीकों की 
हार का वर्णन नहीं किया । पारसीकों के पश्चात्‌ जिस विदेशी जाति ने 
विकमादित्य का ध्यान आकर्षित किया थे यवन थे | हमें अशोक के अभिलेखों 
से ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमोचर सीमा पर एक योन (यवन) 
नामक प्रांत था जहाँ भायोनियन ( यूनानी ) बस गये थे । फिर दूसरी शत्ती 
हईं० पू० में भारत में बाख्म्री यवरनों का आक्रमण हुआ था तथा उन्होंने योन, 
कंबोज भौर गंधार के भ्रांदों को जीत लिया था | वे भ्रव दुर्बल हो चुके थे 
और काबुछ की धाटी में दुबकते चले जा रहे थे । विक्रमादित्य के उत्तरी प्रदेशों 
( कौबेरी ) के विजय में यवनों से भी संघर्ष हुआ जिनको देश से निकाल 
दिया गया थाःकिंतु उन्हें काचुल की घाटी में रहने दिया गया। वहाँ उनका 
पीछा अथवा उन पर विजय नहीं किया गया। यह अंतिम आक्रमण पहुवों के 
पराजय के पश्चात्‌ किया गया जिसको पहले स्थगित कर दिया गया था। इस 
क्रम की पुष्टि कालिदास से होती द्वै जिन्होंने पारसीकों के पराजय के पश्चात्‌ 
यवनों के पराजय का वर्णन किया है। पिक्रमादित्य ने काबुल की घादी से 
हिंदुकुश पवेत पार करते हुए नीच तथा बर्बर हुणों को मध्य-एशिया के 
दक्षिणी भाग में पराजित किया। यहाँ दक्षिण-पूष की ओर जाते हुए विक्रमा- 
दित्य ने कंबोजों तथा तुपारों पर विजय प्राप्त किया जो नंगरापवंत के उत्तरी 
भूपदेश ( उत्तरी-पश्चिमी काश्मीर ), भुताब ओर कराकोरम की शद्भुलाओओं पर 
अधिकार जमाये हुए थे । 


७. विक्रमादित्य के विज्ञय-स्कंधाबार पर टिप्पणी 

कथासरित्सागर के उस अवतरण पर, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि 
विक्रमादित्य के विजयी शिविर में गोड के शक्तिकुमार, कर्णाटक के जयध्वज 
तथा छाट के विजयवर्मा, काश्मीर के सुनंदन, सिंध के गोपाछ तथा भिन्नराज 
विन्ध्ययक आदि सम्मिक्तित हुए थे, विष्पणी करते हुए बहुत से विद्वानों का 
मत है कि चूँकि इन नरेशों का नाम इन भ्रांतों के वंशेतिहास में नहीं उपलब्ध 
होता अतः उक्त वर्णन काद्पनिक तथा ऐतिहासिक रूप से महत््हीन हैं । 
इस संबंध में इतना निवेदन किया जा सकता है कि उन राजाओं की वंशा- 
वली जिन्होंने इन प्रांतों पर अ्रथम्र शती ई० पू० में शासत किया, किसी 
भी ज्ञात स्रोत में संचित नहीं है और न उनकी पुष्टि का कोई प्रमाण ही है। 
काश्मीर ही केवछ एक अपवाद है जिसका इतिहास १४ वीं शाती ई० पू० 


युद्ध तर्था प्रभुत्त (०७ 


में लिखा गया । राजतरंगिणी में संचित नरेशों की वंशाकी में प्रथम शत्ती 
ई० पू० के पहले सुनंदन के नाम का उल्लेख नहीं है । भारतीय कथाकारों के 
संभुख वास्तविक कठिनाई यह थी कि एक ही राजा के विभिन्न अभिधान और 
अनेक चविरुद थे तथा वे कोई भी परिचित नाम रख छेते थे। तथापि यह 
असंभव नहीं था कि बृहत्कथा के मूछ ठेखक गुणाह्य इन प्रांतों के नरेशों के 
( जिन्होंने प्रथम शती ई० प्‌० में राज्य किया ) वासर्तविक्र नाम न जानते 
रहे हों और उन्होंने संभव और उपयुक्त नाम का निर्माण कर लिया हो । किंतु 
इससे विक्रमादित्य के विजय-वर्णन के तथ्यों का अवमृल्यन नहीं होता । 


८. रघु के द्ग्विजय से तुलना 

यह देखना नितानत आवश्यक है कि विक्रमादित्य के राजकवि कालिदास 
से अपने आश्रयदाता के दिग्विजय पर कुछ प्रकाश डाला है या नहीं। 
रघुवंश' में कालिदास ने रघु-द्ग्विजय का वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कवि समकाछीन राजनीतिक तथा सेनिक 
घटनाओं का वर्णन नहीं कर रहद्दा है किन्तु यह अपने महाकाब्य में उन 
घटनाओं का वर्णन कर रहा है जो बहुत पहले घटी थीं। एक सफल कवि की 
भाँति कालिदास अपनी कलात्मक शक्ति तथा अपने ज्ञान पर उस अति प्राचीन 
काऊछ को सच्चाई के साथ चित्रित करने का प्रयास कर रहे थे । थे अधिक से 
अधिक अपने समकालिक इतिहास से प्रेरित हुये होंगे तथा अस्पष्ट रूप से 
अपने समय की घटनाओं को भी प्रतिबिश्बित किया होगा । इस काव्य-सिद्धांत 
को दृष्टि में रखकर रघु के .ब्रिजयों से विक्रमादित्य के विजयों का समीकरण 
नहीं कर सकते ! रघु के दिग्विजय में हम अधिक से अधिक इतनी आशा रख 
सकते हैं कि विक्रमादित्य के बिजयों को भ्ज्ञात तथा अस्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित 
किया गया द्ोगा । 

रघु अयोध्या के राजा थे । न तो कभी विदेशियों ने उनकी राजधानी पर 
अधिकार किया था भौर न उन्हें विदेशी आक्रमण का भय ही था। ये ज्षत्रियों. 
के परम्परागत साथ भीम प्रभुता के आदर्श से प्रेरित हुये थे । उन्होंने दिग्विजय 
आरम्भ किया। किन्तु थे सर्वप्रथम सुराष्ट्र तथा अपरान्त की ओर नहीं दौड़ पड़े, 
जिनसे विक्रमादित्य को सर्वप्रथम निपटना था क्योंकि वहाँ शर्कों का जोर था । 
वे धीरे- धीरे पूर्व की ओर बढ़े ( स ययौ प्रथम श्रायीम )। पूर्वी जातियों पर 


अनक नाक 5 आन विफल डी टला चना लिन: 


न, 


१, सगे ४ इलॉक 3२-८४ । 


१०८ है विक्रमादित्य [ स० श्र० ] 


विजय का वर्णन करते हुये कालिदास अंगविजय का वर्णन नहीं करते जिसका 
उढलेख विक्रमादित्य के अधिक्ृत क्षेत्रों में हुआ है, किन्तु रघु के सम्मुख सुझ्ष 
(पश्चिमी बंगाल ) तथा घंग ( पूर्वी बंगाल ) के पतन का वर्णन करते हैं। इसके 
बाद रघु उत्कछ सथा कलिंग का विजय करते हैं। विक्रमादित्य के इस ओर के 
विज्ञय में केवक किंग का उद्चेख् हुआ है। महेन्द्र पंत के नरेश को पराजित 
करके रघु ने बड़ी सरछता से दज्षिणापथ में भ्रवेश किया तथा कुछ काझू तक 
भलयगिरि पर शिविर डालने के पश्चात्‌ पाण्ठथ राजकुमारों को हराया, जो 
उसकी शक्ति को न रोक सके । विक्रमादित्य के दृक्षिणापथ-विजय के वर्णन में 
पांड्य तथा मल्य का व्यक्तिगत रूप से उल्लेख नहीं है। रघु सिंहल तथा 
भारत महासागर के अन्य द्वीपों में नहीं गये । पांड्य देश तथा मरूय पर्वत से 
वे सहा की ओर भुड गयें तथा केरल ( मालवार ), केरछ के समीप मुरक 
( जिसकी सिंचाई मुरछा नदी से होती थी ) तथा अपरांत ( उत्तरी कॉक्रण ) 
को जीत लिया । भपरांत में शकों के प्रभाव के कारण विकमादित्य को भपरांत- 
विजय बहुत कठिन पड़ा किंतु उन्होंने केरह तथा मुरछ को अछग-अभछ्ग जीतने 
की बात नहीं सोची । रघु ने सुराष्ट्र तथा सिंध के शत्रुओं से छोहा नहीं 
लिया जो विक्रमादित्य के युद्ध के महत्वपूर्ण स्थक बने थे | यहाँ यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि विक्रमादित्य के शक अथवा स्लेच्छ रघु को नहीं तंग कर 
रहे थे । अतः कालिदास ने उनका उल्लेख नहीं किया है। तथापि रघु अपने 
द्ग्विजय को पूरा करने के लिये स्थरूमार्ग से पारसीकों के जयद्वेतु चल 
पढ़े । विक्रमादित्य मे भी यही किया । फारस से रघु उत्तर दिल्ला ( कौबेरी ) 
की और गये । किंतु विक्रमादिष्य की कौबेरी ( उत्तर दिशा ) कश्मीर के पास 
भारतवर्ष में है। उत्तर में रघु के द्वारा पराजित जातियों में यवन, हुण, कंबोज, 
किरात, उत्सवरसंकेत और प्राग्य्योतिष तथा कामरूप के राजा थे। किंतु 
विक्रमादित्य द्वारा पराजित जातियों में ग्लेच्छ, शक, पारसीक, यवन, हूण, 
कंबोज तथा तुपार थे । किरात ( हिमालय की मंगोलियन जाति ), उत्सव- 
संकेत, भाग्ज्योतिष तथा कामरूप के नरेशों का उदलेख विक्रमादित्य द्वारा 
पराजित छोगों की तालिका में ( यदि वे काष्ठाओं में समाद्वित नहीं हैं ) नहीं 
हुआ है। यह तुलना इस बात को स्पष्ट कर देवी है कि रघु के दिग्विजय से 
विक्रमादित्य के दिग्विजय का समीकरण नहीं क्रिया जा सकता, यद्यपि रघु के 
द्ग्विजय-वर्णन में अवश्यमेत विक्रमादित्य के दिग्विजय का ग्रतिबिंब दै । 


कुछ लेखकों का मत है कि रघुवंश में कालिदास द्वारा पर्णित रघु के 


युद्ध तथा अभुत्व १०६ 


वंश का इतना चेभव तथा उनके दिग्विजय गुप्तों के वैभवशाक्ी इतिहास और 
समुद्रशुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किये गये विस्तृत विजयों पर भधाधारित 
है। हमें रघु के दिग्विजय की गुर्तों के दिगिजय से तुलना करके देखना 
चाहिये कि रघु के दिग्विजय में कहाँ तक शुर्तों के दिग्विजय प्रतिनिंबिंत हुए 
हैं । समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रस्तर-स्तंभ-अभिकेख” और चंद्रगुप्त के मेहरौली-छौह- 
स्तंभ-अभिलेख' में गुप्तों के विजय का वर्णन है। समुद्गगुप्त के दिग्विजय में 
पूर्ण उत्तरापय छूठ जाता है। केवक शक-मुरुंडों से उसका कूटनीतिक संबंध 
था। पारसीकों, यवनों, हों, कंबोजों, किरातों, उत्सचसंकेतों तथा प्राग्ज्यो- 
तिष व कामरूप के राजाओं से, जिनका वर्णन रघु द्वारा पराजित जातियों के 
रूप में हुआ है, उसका कोई संबंध नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय 
का वर्णन बहुत ही अस्पष्ट है, केवछ यंग ( बंगाल ), उत्तरापथ तथा वाह्हैक 
देश के ही युद्ध का व्यक्तिगत रूप से उदलेख हुआ दे । उसके दिग्विजय का 
चित्र उसके मध्यभारत, माछवा तथा सुराष्ट्र के युद्धों के उस्लेख से पूर्ण हो 
जाता है। फिर भी उसके दिग्विजय का विस्तार रघु के दिग्विजय से बहुत कम 
पड़ता है | समुद्रगुप्त या चंद्रगुप के विजयों के विस्तार की अपेक्षा कथासरि- 
व्सागर तथा बुहस्मथामंजरी में वर्णित विक्रमादित्य के दिग्विजय का विस्तार 
रघु के दिग्विजय के विस्तार से अधिक मिकता दै। अतपुव इस परिस्थिति 
में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि रघु के दिग्विजय गुप्तों के दिग्विजय 
के प्रतिबिंब हैं। यदि अस्पष्ट और अ्पर्याध समानता ही समीकरण का 
प्रमाण माना जाय तो बहुत से मत गढ़े जा सकते हैं और हम सत्य तक नहीं 
नहीं पहुँच सकते । अतएव रघु के दिग्विजय का ज्ाघार गुर्पों का विजय 
मानना ठीक नहीं है । 


९. विक्रमादित्य के व्ग्विजय के समानांतर उदाहरण 


पिछुने पृष्ठों में हमने इस ब.त की स्थापना की है कि प्रथम शत्ती 
ई० पू० की राजनीतिक परिस्थितियों में अचन्तिपति विक्रमादित्य के छिप सफल 
अभियान संगठित करना तथा अपना प्रभाव बढ़ाना पूर्णतः संभव था। तथापि 
यद्द प्रक्ष किया जा सकता दे कि क्‍या प्राचीन भारत में इस प्रकार के 


१, पकीट८ गुप्तकेख संख्या १ | 
२. वही संख्या १२ । 
१. देखिये पीछे प० १०५-११२॥ 


११० विक्रमादित्य [स० ञ्र० ] 


बहुत से ऐतिहासिक समानांतर ज्ञात हैं? उत्तर है, हाँ। छुठी शत्ती में 
मंद्सोर-स्तंभलेख' के अनुसार यशोव्धन ने बहुत विस्तृत विजय किया, 'लौहित्य 
( ब्ह्मपुत्र ) की उपकंठभूमि से उड़ीसा के महेंद्र पंत तक और गंगा से 
आहशिष्ट शिखर वाले हिमालय से लेकर पश्चिम समुद्र तक के भूमिभाग जिसके 
( यशोधमन्‌ के ) बाहुबछ से गवहीन किये गये खामंतों द्वारा ( उसके ) 
घरणों पर अवनत होने से ( उनके ) चूडारत्ों की भाभा से शवलतित हो जाते 
हैं|! दूसरा प्रसिद्ध समानांतर कान्यकुब्न, का यशोवर्मन है जिसने सातवीं 
शी के अंत में राज्य किया । वाक्पतिराज के गौडवहो के अचुसार यशोवर्मन्‌ 
ने देश के अधिकांश भाग को जीता तथा पारसीकों को भी अधीन किया। 
उसके विजयों की संभावना पर वि० एु० स्मिथ की यह टिप्पणी है; 'इस 
अनुमान में कुछ भी अविश्वसनीय नहीं है कि कन्नौज में अच्छी केंद्रीय स्थिति 
को धारण करनेवाले शक्तिशाली नरेश ने पूर्व में बंगाल, दक्षिण में नमंदा और 
उत्तर में पर्चतों की तछहटी तक अपने हाथ बढ़ाये हों' । 


१०, विक्रमादित्य के युद्धों का स्वरूप 


यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि विक्रमादित्य के युद्धों का रूचय 
साम्राज्य-विस्तार नहीं था और न छोगों का उन्मूछन ही। मौयों की भाँति 
उनकी क्षाकांज्ा केन्द्रीय साम्राज्य स्थापित करने की भी नहीं थी और न गाछ्तों 
की भाँति संघात्मक साम्नाज्य स्थापित करने की। उनका एकमान्न रूचय था 
देश के राजनीतिक संगठन के लिए अधिकृत राज्यों को किसी प्रकार की चोट 
पहुँचाये बिना मारत के बहुसंख्यक छोटे छोटे राज्यों पर राजनीतिक प्रभुता 
स्थापित करना | उनका यह प्रयास साज्नाज्यवादियों के प्निक-अभियान तथा 
गणतन्त्रों की ज्षेत्रीय परम्परा का समन्वय था । इससे यह भली भाँति स्पष्ट हो 
जाता है कि भारतीय जनता उन्हें आदर्श दिग्विजयी क्‍यों मानती है और अब 
भी उन्हें स्मरण करती है जब कि पराजित राज्यों को हस्तगत करनेवाले. 
साम्राज्यवादी मोय और गुप्त विस्मृत हो चुके हैं। कथासरिस्सागर? के अनुसार 
वे पराभूत भूपाछ जो विक्रमादित्य की विजयवाहिनी में सम्मिलित हो गये 
थे, विक्रमादित्य से उचित सम्मान पाकर अपने-अपने राज्यों की चापस परे 


+े अजनन की अकाल +&++ » ॥ै+ 2४५ से बनननथज कप ॑ तन अजआ 3 ऋा-++ 3. ह >>रननफना तन नि फीफा फलमनने संभन-ममकनननना नस 32 क-९ ७०७० ०3.५ +कम- जन >> +3न3-+नम»क८न«+-+ मन ममम++क ५८ ना जनम ननमनन ५3५3 6.3 १३-3७+५-%8-०४५ ७-जन्कक + “कनपा- 


फ्लीट गुप्त लेख १३। 
ले० आर० ए० एस० १९०८, ४० ७०७। 
2. सम्मानितविस्ृष्टेषु । १८, शृ८। 


युद्ध तथा प्रभ्नत्त ५११९५ 


गये । कालिदास रघु के दिग्विजय का इन शब्दों में वर्णन करते हुये निस्‍्सन्देह 
विक्रमादित्य के दिग्विजय की प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं--धर्मचिजयी राजा 
(रघु ) ने महेन्द्रनाथ का, जिसे उसने पकड़ कर मुफ्त कर दिया था, धन 
(ओ स्वतन्त्रता का व्यर्थ वैभव है) तो छीन छिया किन्तु भू-प्रदेश नहीं छीना??। 
विक्रमादिष्य के दिग्विजय की दूसरी विशेषता यह हे क्रि इसके उपलदय सें 
उसने अश्वमेघ यज्ञ नहीं क्रिया। वह सम्भवतः इसकछ्िए नहीं हुआ कि 
यह राजनीतिक आडम्बर विक्रमादित्य जैसे गणतन्त्र के नायक के लिए उपयुक्त 
नहीं था । 


न वेक 2००+ $ं०--ज रे वलक3 334. क-न++ ७७-१७ ७483 ०++०3न-+3९५॥९३-#०५3५५+4५% ७ सन» कननवनन+ ५४3५4.» ५.०५. ७ डक +नक /मकानन4क कमी ५२०५; तौर. ५6 -नमफतनन तक उमपक०«-- अकक - ध 030 क 3॥ ५. 3३४ कक 3३ #क0 जतक3०3-446 किन... 37. ५ अलप०-+क जत- आकर कब. 3 ७.7 कनमन.. इृठकम की, फकनन 


१. गुहीतप्रतिमुक्तसत्य स॒धर्मबिजयी नृपः। 
श्रिय॑ महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीस्‌ | रघुवंश ४, ४ूर£े । 


अषट्टम अध्याय 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य 


१. गणतान्च्रिक रिकक्‍्थ 

अवस्ती में स्थापित मालव राज्य गन्धर्वसेन गदंभिन्न तथा उसके पुत्र 
विक्रमादित्य से भत्यन्त अभावित प्रादेशिक रूप में एक नवीन सृष्टि थी | 
किन्तु इसके पीछे एक रूम्बी परम्परा थी। मालव मूछतः पंजाब के निवासी थे 
तथा वहीं उन्होंने गणराज्य की स्थापना की थी। पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक 
वातावरण ने उन्हें पंजाब छोड़ने के किए बाध्य किया तथा उन्हें एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ज्ञाना पड़ा । उनका मूछ प्रदेश उनके हाथ से निकल गया 
किन्तु उन्होंने अपनी गण-परम्परा को अकछ्ुण्ण बनाये रखा। जय वे अवन्ती 
पहुँचे ये एक नवीन स्थायी राज्य के निर्माण में समर्थ थे। इन नवीन परिस्थि- 
तियों ने जिनका उन्हें सामना करना पड़ा राज्य के विधान को प्रभावित किया 
किन्तु राज्य के मूछाधार गणतान्त्रिक ही रहे । 


२. राज्य के मूलाधार 
पंजाब में ही माठटव अपना जातिगत स्तर पार कर चुके थे तथा उन्होंने 
प्रादेशिक आभाधार पर एक राज्य की स्थापना की थी जो विभिन्न तत्तों का 
समुच्चय था । पराणिनि अपनी “अष्टाध्यायी”' में इस तथ्य का उद्लेख करते हैं : 
आलूव संघ का आहाणेतर और जत्रियेतर व्यक्ति सालब्य कहा जायगा जब कि 
भ्॒त्रिय की संज्ञा मालव ही होगी । किन्तु दोनों दुशाओं में बहुबचन “मालवा! 
होगा ।” व्याकरण का यह नियम स्पष्टतः विभिन्न सामाजिक तत्वों से निर्मित 
और प्राथमिक असभ्य जातिगत स्वर से भिन्न उन्नत प्रादेशिक राज्य के स्तर 
की ओर संकेत करता है। मालव अपनी परम्परा को नवीन यासस्थान 
राजस्थान तथा अवन्ती में भी छाये। बाद को परम्पराय विक्रमादिष्य को एक 
राजतांत्रिक शासक के रूप में प्रस्तुत करती हैं जो प्रादेशिक था न कि जातिगत । 
दृष्षिणी राजस्थान में प्राप्त नंदसा यूप अभिल्ेखों से प्रमाणित होता है कि 
१५, ७ ११४५)... ए्णणए 


हि विक्रमादित्य के समय मालच राज्य ११३ 


तृतीय शती ई० तक माऊव राज्य का जभाधार भौमिक्र था तथा मालवगण 
राज्य के विभिन्न सामाजिक वर्गों से निर्मित था ।* 

भूप्रदेश के अतिरिक्त मारंब राज्य का दूसरा आधार स्रनिक था। राज्य के 
विधान में सदस्यों की सेनिक योग्यता का विशेष महृत्त्त था। सिकन्द्र के 
शिविर के लेख इस बात का साचय उपस्थित करते हैं. कि पंजाब के राज्यों. में 
मालव और छुद्॒रक अपनी सेनिक कुशरूता के छिये अत्यन्त प्रसिद्ध थे |. उनके 
अनुसार मालवों की सेनिक शक्ति १००००० थी तथा उनका राज्य- सेनिक 
था । मकदूनियावा्कों ने इस सेना को देखते ही अपना साहस खो दिया। 
'जब उन्हें पता चछा कि अभी एक युद्ध और लड़ना है जिसमें भारतवर्ष की 
सबसे बड़ी लड़ाकू जाति उमकी विरोधी होगी बे" एक अप्रत्याशित भय से 
भयभीत हो गये तथा अपने राजा को संचुब्ध शब्दों में फटकारने लगे” | 
यूनानी लेखकों के मारूव राज्य की सेनिक-स्वरूप के प्रति ये विचार पाणिनिर 
के आयुधजीवी संघ ( शर्त्रों पर अपनी जीविका चलानेबाले ) तथा कौटिक्य 
के शख्रोपजीची संध से मिलते-जुलते हैं । ये शब्द राजशब्दोपजीबी ( राजा की 
उपाधि धारण करनेवाले ) के विरोध में प्रयुक्त किये गये थे। मालवों ने 
राजस्थान तथा अवन्ती चके जाने के पश्चात्‌ भी राजा की उपाधि का प्रयोग 
नहीं किया तथा शर््रोपजीवी बने रहे । मालय राज्य का सेनिक आधार इसके 
सम्पूर्ण अस्तित्वकाछ में तब तक बराबर बना रहा जब-तक गुप्तों के साम्राज्यवाद 
ने उसे निगल नहीं लिया । 


9, रॉज्य का संविधान 

पंजाब में माठव राज्य का विधान गणतान्त्रिक था । इसके अनुसार राज्य 
के प्रत्येक सदस्य को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इसमें कोई निर्वाचित राजा 
नहीं अत्युत निर्वाचित सद॒स्यों का समूह होता था। यहाँ तक कि राज्य के 
सेनिक अधिकारी भी निर्वाचित होते थे। यूनानी लेखक कर्टियस कद्दता है 
कि मालवों तथा छुद्रकों की सेना का संचालन करने के छिये एक अनुभवी 
नेता निर्वाचित हुआ था । सिकन्द्र के साथ शान्तिवार्ता के समय उन्होंने 


१. एपि० इण्डिका, भाग २७ | 

२. कर्टियस, भाग ९, अध्याय ४, मैक्रिण्डिल १, १ ए०, पृष्ठ २१४ । 
३. अष्टाध्यायी ५-३ । 

४. अर्थशासत्र ९ । 


८ विऋ० 


११५४ . विक्रमादित्य. [ आऋ० अआ० ] 


अपने राजदूतों को भेजा था जो नगरों तथा प्रदेशों के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें 
सन्धि करने का सम्पूर्ण अधिकार दें दिया गया था" । 

अपने नये राज्य अवन्ती में असाधारण परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने 
गणतन्त्रीय विधान को परिवर्तित करना पढ़ा । विदेशी भ्ाक्रमणों तथा युद्धों के 
काछ में पुराना पूर्ण छोकतन्न्रनात्मक विधान उन्हें अन्ुुकूछ नहीं जंचा । उसी 
समय मालव-गण के विधान में अभिजात तत्तवों का समावेश हुआ । इस विद्या 
में पहिला परिवततन आनुवंशिक सिद्धान्तों के आधार पर कुछ ही कुट्टस्बों 
को राज्य-प्रबन्ध का अधिकार सौंपना था, यद्यपि अभिजात शासक गणतन्त्र से 
बेंधे थे | दूसरा परिवर्तन अभिजात घरानों से एक श्रेष्ठठम नेता का निर्वाचन था 
जिसके हाथ में राज्य-प्रबन्ध की शब्ति थी। यह प्रक्रिया गन्धवंसेन तथा 
विक्रमादिश्य तक भनुवंशिक नेतृत्व में परिवर्तित हो गई, क्योंकि हम उनके 
कुदुग्ब को कई पीढी तक राज्य करते हुये पाते हैं।। किन्तु इसका यद्द अर्थ नहीं 
कि गणतन्त्र का विकयन हो गया अथवा नेता जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं 
था। इतना हम निश्चित रूप से जानते हैं कि तृतीय शती के अन्त तक 
मालव-गण दक्तिणी राजस्थान में मालवगण-विषय ( मालवों के द्वारा अधिकृत 
भू-प्रदेश ) नाम से जीवित था | यह हमें नंदसा यूप अभिलेखों से ज्ञात होता 
है? । थे अभिलेख मालवों के विधान पर प्रकाश डालते हैं । उनसे ज्ञात होता 
है कि भारवों की सोगी उपजाति के नेता श्री सोम थे । उनके पिता जयसोम 
तथा पितामह ग्रभाग्रवर्धन भी मालवों के नेता थे। ये नेता बहुत ही 
शक्तिशाली थे । उनके अधिकार तथा प्रभाव विस्तृत थे। किन्तु उन्हें राजतान्त्रिक 
उपाधियों के धारण करने की आज्ञा नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि मालच 
विधान गणतन्त्र तथा अभिजात शासन का सम्मिश्रण हो गया था। नेता 
उम्बकुछ का होता था किन्तु फिर भी मालवों को गण कहते थे तथा उनके 
सिक्के गण के नाम से ही चलते रहे”। समुद्रगुप्त की प्रयाग अशस्ति में उन्हें 
सीमान्त नरेशों के विरुद्ध प्रत्यन्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है । 


उपयुक्त सम्मिश्रित संविधान केवल राजस्थान तथा अबन्ती के किए 


१, कंटियस, भाग ९, भध्याय ४-७, मैक्रिंडल १, १, ए० पृ० २४८-५१ | 
२. देखिये--जैनपद्टा व लियाँ । 

३. एपि० इण्डिका, भाग २७ । 

४५ वही ! 

५, आर्केलॉजिकल सर्द ऑफ इण्डिया रिपोर्ट, भांग ६ । 


विक्रमादित्य के समय मालब राज्य .. ११४ 


ही सीमित नहीं था। भारतीय इतिहास में ऐसे अन्य उदाहरण भी पाये 
जाते हैं। पालि म्रंथों में हमें पेह्निकों का उल्लेब मिलता है जो आनुवंशिक 
शासक थे?। भारत में सिकन्दर के आक्रमण के समय यूनानियों ने व्यास 
नदी के किनारे यदि इससे अभिन्न नहीं तो बहुत-कुछ मिलते-जुलते राज्य 
को पाया था*। महाभारत में हमें ऐसे राजकु्ों का उल्लेख मिलता है जो 
गणतन्त्रात्मक थे । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में संघ्मी ( गणतान्न्रिक ) राजकुछों 
( शासक परिवारों ) का उल्लेख किया है। पूर्णरूप से राजतन्त्रात्मक प्रवृत्ति 
की अभिवृद्धि को रोकने के लिये मालवजन शासककु्छों को परिवर्तित कर दिया 
करते थे” । टेसिटस ने जर्मन जातियों के प्राचीन इतिहास में उनके सम्मिश्रित 
संविधान का, जिसमें लोकतन्न्रीय और अभिजाततन्त्रीय दोनों तत्वों का 
समावेश था, उल्लेख किया है । 


७. गणतन्न्नों का संघ 


मालव जाति अनेक. उपजातियों में विभक्त थी। अधिकतर विदेशी आक्रमणों 
के भय से उन्होंने अपने अन्दर तो संघ बनाया ही, अन्य गण-राज्यों के साथ 
भी संघ स्थापित क्चिया । हमें उनके संघ के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है 
किन्तु अधिक सम्भव है कि उनका स्वरूप पहले तत्कालीन उत्तरी भारत क्रे 
बौद्ध गणराज्यों के संघों से मिलता'जुरूता रहा हो जो अत्येक सदस्य" की 
समान स्थिति तथा संघ के प्रत्येक घटक से प्रतिनिधियों की समान संख्या पर 
आधारित था । संघ-राज्यों के नेता का निर्वाचन राज्यों के सदस्यों में से होता 
था" । प्रस्तुत उदाहरण में विक्रमादित्य गणराज्यों ( गणशत ) के संघ के नेता 
थे । महाभारत में प्राचीन यादवों का इससे कुछ मिरता जुछूता संघ उल्लिखित 
हैं।। मेसॉन-उरसेल आदि यादव गणतन्त्रों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, 

१, फ्लीट, कॉरपस श्न्‍्सक्रिप्शनस्‌ इण्डिकेरस , भाग ३ । 

२. मेक्रिंडल १, १, ए० पू० १२१। 

३, शान्तिपव, अध्याय १०७ | 

४. अध्याय ११ | 

५, नंदसा यूप अभिलेख, भाग २७ । 

६. टेसिटस भाग २, पृ० ३१८ ( एबरीमेन्स छाश्म्ेरी सीरीज ) | 

७. कब्पसूत्र, १९८ । 

८, भभिज्ञानशाकुन्तल ७, ३४ | 

५, प्॑ १०, अध्याय १०७ । 


१५: ० ' विक्रमादित्य. : [ अब अ० . 


“हमें इस ग्रन्थ ( महाभारत ) से पता चलता है कि यादव छोटी छोटी जातिये 
के संघ थे । प्रत्येक में आनुवंशिक प्रमुख होता था ओर स्वंसामान्य समस्याओं 
का समंधधान निर्वाचित सदस्यों का समूह करता था । पेसा प्रतीत होता है कि 
यहाँ प्रत्येक राज्य राजतन्त्रात्मक थे किन्तु संघ गणतान्त्रिक ।!! .संघ से 
सम्बन्धित उपयुक्त उदलेख समीचीन है किन्तु केखक को नायकत्व में आनुवंशिक 
राजत्व की आल्ति हो गई है । 
७५. राज्य के अंग 

विक्रमादित्य के समय में राज्य (राजतांन्रिक भथवा गणतान्त्रिक) को सात 
भंगों से संघटित समझा जाता था । विक्रमादित्य के समकालीन कालिदास" अपने 
रघुवंश में राज्य के अंगों का उल्लेख करते हैं । विक्रमादित्य के दूसरे समकालीन 
अमरसिंह अपने कोश में राज्य के अंगों को इस प्रकार गिनाते हैं : स्वामी, 
अमात्य (उच्चाधिकारी), सुहत्‌ (मित्र), कोश, राष्ट्र, दुग तथा बल ( सेना »* | 
इस धारणा ने राज्य में अज्ञांगी सम्बन्ध का भाव स्थिर कर दिया था। राज्यांगं 
की यह कव्पना अथंशासत्र'ं तथा मनुस्खति” से ली गयी है जिनकी रचन! 
क्रमशः मौर्य और शुंगकाल में हुई थी। 
६. राज्य-भसमुख 

हम पहले ही देख चुके हैं कि राज्य का प्रथम तथा सर्वाधिक महत््वपुण 
अंग स्वामी था, जो राज्य का प्रमुख होता था। नंदसा यूप-भभिलेखों के 
अनुसार उसे नेता” कहते थे | मालवा में आनुर्घशिक नेतृत्व की प्रवृत्ति से 
राज्य-अम्मुख की स्थिति को इृढ कर दिया था, यद्यपि गण का अस्तित्व समाप्त 
नहीं हुआ था । परिस्थितियों के अनुसार बहुत कुछ नेता के व्यक्तित्व और 
कार्यों पर ही निर्भर था। माछूव राज्य के नेता विक्रमादित्य को शासक के 
सर्वोत्कृष्ट आदर्श जनसेवा से अधिक प्रेरणा मिली थी । उनके चरिन्न की कुछ 
विशेषतायें कथासरिश्सागर से स्पष्ट हो जाती हैं । यद्यपि वे बहुत कुछ शक्ति 
शाली जननायक थे किंतु उन्हें परकोक का भय था, वीरयोद्धा होने पर भी 


.............. नमन कन०न१4ननन कप निननानकनननननकननन-नननननननननननननननननिननन न कननाकनत_- कप धन न नह लक नमन न न न 4 ++ ९०4 कमी रन क+ 3 ननननन जन लाने “+क निनननन-नत++. आ्क्िकिजल-+ +जत++ +तपत्तनन हट 5 ्क्‍ून्ाभपन। ता हा जा हा 


१. एंड्येण्ट शण्डिया एण्ड इट्स सिविलीजेशन, प० ९० । 

२. सप्तस्वज्षे पु'*"** | १, ६०; ४, १२; ८, १०६ १२, १२; १३१, ६८ । 
३, स्वाम्यमात्यमुडवत्की शराष््रदुबबलानि च । 

४. ६, ?, राज्याज्ञानि प्रकतयः--''५ अमरकोश २, 4, १७। 

७५, ९, २९४६४ १५६ | 

६, एपि० इंडि० जिलद २७। 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य ११७ 


उनका हाथ कठोर न था"''*** वे पितृहीनों के पिता, मिन्नहीनों के मित्र, 
निराशञ्नयों की शरण तथा अपनी प्रजा के क्‍या नहीं थे? ?? प्रबंधकोश सें अंकित 
अनुश्वुति के अनुसार विक्रमादित्य ने राम को अपना आदशे बनाया था। वे 
यह कहते हुए वर्णित हुए हैं, 'जिस अकार से राम ने अपनी भ्जा को अपने 
व्यवहार से प्रसन्न किया उसी प्रकार में भी करूँगा ।? उन्होंने दान देने, 
स्मारक निर्माण करवाने, सामाजिक मर्यादा को दृह रखने तथा बड़ों का 
सम्मान करने में राम का अनुसरण किया | उन्हें अभिनव राम ( नवीन राम ) 
कहलछाने में आनंद मिक॒ता था? । 


७. आदर्श 

विक्रमादित्य के राजकथि कालिदास अपने साहित्यिक पंथों में चरितना- 
यकों के चित्रणों को आदर्श बनाते हुए स्वभावतः अपने>आश्रयदाता के 
उच्चादर्श को प्रतिबिंबिंत करते हैं । 'रघु त्याग तथा भोग के अपूर्व सामझर्य 
को व्यक्त करने वाले उच्चक्रोटि के निस्वार्थ राजा हैं ।” काछिदास के राम रद 
नेतिक पवित्नता के मूर्त्तिमान स्वरूप थे जिन्होंने अपने जीवन में राजोचित' 
विकास और वासनाओं तथा अपनी प्रजा की मलाई और संतुष्टि के लिये प्रत्येक 
वस्तु का परित्याग करके राजा के कठोर कम का पालन करते हुए एक उच्च 
आदर्श उपस्थित किया। उत्तरकालीन कोई भी राजकीय आदश इससे 
अधिक भर्यादा का उदाहरण नहीं दिखा सका और इस परिस्थिति में यह 
बिलकुल समुचित है कि रामराज्य छोकजीवन के छिए सामान्य अभिव्यक्ति 
बन जाय जिसमें जनता का स्वार्थ शासक के पहले रखा जाता है ।“ भारतवर्ष 
में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि का रहस्य इस आदर्श के सल्निकट पहुँचना था। 
दुष्यन्‍्त का चरित्रांकन करते हुए कालिदास कहते हैं कि झासक के कार्य के 
अंतर्गत सतत सावधानता और प्रयक्शीलता आती हैं । इसमें विश्राम का स्थान 
नहीं । उसे भारी तथा कठोर उत्तरदायित्वों को अहण करना पड़ता है। कवि 
ने आगे कहा है कि शासक सूर्य, जिसके घोड़े एक बार ही हुतना जानते हैं, वायु 


+. से परकनमत«ा पनातनकशगाजगान बतनननकानापाएए का ना लक जकी-ी तीन करे नमन ननमननकना के. न हम मल कम नल. पमा4333७-33«..ह जय पन+"अ+न++न अनमकनम-ंफान्कानमन»्कानन। 


१, विक्रमादित्यप्रबंध न० १७ । 

२. वही | 

३. विक्रमादित्य प्रबन्ध सं० १७ 

४, ए. बी. कीथ : ए हिस्दी ऑफ संस्क्षृत छिटरेचर । 

५, वही, ए० ९२। 

६. अविश्वामोधयं लोकतन्त्राधिकार:ः | अभिश्चानशाकुन्तल, ५ । 


हा 


श्श्ष विक्रमादित्य [ अ० श्र० ] 


जो अहर्निश प्रवहमान रहता है और शेष जो सबंदा अपने आभोग पर प्रथ्वी का 
भार वहन किये रहता है, के समान होता है । 
८. युग-निर्माता 

राज्यप्रमुख इन उच्चादर्शों को धारण करने तथा तदनुसार जीवन व्यतीत 
करने के कारण अपने युग का निर्माण कर सकता है। उसे अपने युग का 
वास्तुकार कहना चाहिए । यह तथ्य कालिदास के ग्रंथों में म्तिबिश्बित हुआ 
है । यह विक्रमादित्य की सजनात्मक प्रतिभा तथा उच्चादर्श का साहित्यिक 
प्रलम्बन प्रतीत होता है और उनके द्वारा प्रवर्तित संवत्‌ का निदश्शन करता है । 
९. कर्तव्य 

राज्यप्रमुख को साधारण तौर पर तीन काम करने पड़ते थे-सेनिक, न्‍्याय- 
सम्बन्धी तथा शासनसम्बन्धी । वह युद्धकाछ में सेन्य-संचालन, प्रशासन के 
विवरण का निरीक्षण, राज्यशासनों का प्रवर्तन और न्याय के अध्यक्ष पद को 
सुशोमित करता था । कथासरित्सागर में विक्रमादित्य के बहुविध कार्यों की 
परम्परा निम्नलिखित शब्दों में है : “तथा विक्रमादित्य'''समय पाकर उसी प्रकार 
प्रकाशमान हुए जिस प्रकार से सूर्य मध्याह्न में होता है। अहंकारी राजा भी जब 
उनके आनमित धनुष की डोरी कसी हुई देखता है, उस अख से एक शिक्षा ग्रहण 
करता है और प्रत्येक दिशा में उसी प्रकार झुक जाता है| देवी शक्ति की तरह 
वेतालों, रात्लसों तथा अन्य पिशा्चों को अपने शासन में छाते और कुकर्मियों और 
कुपथगामियों को धर्मानुसार दण्ड देते थे । विक्रमादित्य की सेनाओं ने शान्ति 
फैलाते हुए उसी अकार प्रथ्वी का अ्रमण किया जिस प्रकार रविरश्मियाँ प्रत्येक 
दिशा में प्रकाश फेलातीं हैं?! । बहुत-सी साहित्यिक अनुश्रुतियों तथा छोक- 
कथाओं में विक्रमादित्य अपूर्व न्याय करने, सत्कर्मियों को पुरस्कृत करने और 
कुकर्मियों को दण्ड देने में अत्यन्त प्रसिद्ध थे । अतः प्रजा को प्रसन्न रखना उनका 
आवश्यक कतंब्य था)। द्ासक का दूसरा महत्त्वपूर्ण करतंव्य था बाह्य एवं 
आभ्यन्तरिक संकर्तों से अपनी प्रजा की रक्षा करना । इसके लिए कवि के 
ह्वारा वह गोपता ( रक्तक ) कहा गया है। शासक का एक अन्य महत््वपू्ण 
कतंब्य यह था कि जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बह 


१. विक्रमोवशी । 

रु १८, ५१, ६१-६४ | 

३, राजा प्रकृतिरज्षनात्‌ | रघु० १७, ६५, शकुन्तला ५, ४। 
४. रघु० १७५, ४४ । 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य ११६ 


अपनी ग्रजा का पोषण करे! । शासक के इन कतंव्यों में राज्य के आवश्यक 
छे हे इन्हें 

काय आ जाते हैं और आदश शासक को इन्हें यथासाध्य उत्तम रीति से करना 

पड़ता था । 


१०. भन्त्रि-परिषद्‌ 
एक तांत्रिक राजा की भाँति गणराज्य के शासक विक्रमादित्य को भी मन्च्रि- 
परिषद्‌ ग्राप्त थी जो उन्हें राज्यप्रमुख के कर्तव्य में सहायता पहुँचाती थी। 
विक्रमादित्यसम्बन्धी साहित्यिक अनुश्वुतियों से हमें ज्ञात होता है कि 
उनके सुमति .नामक महामन्त्री तथा बचत्नायुध नामक प्रतिहार थे! । मालवों 
में आनुवंशिक झासकत्व की बृद्धि के साथ सम्भवतः मन्त्रियों का पद भी 
आनुवंशिक हो गया था । यह इस बात से अ्रमाणित होता है कि विक्रमादित्य 
' के राज्यकाल में सुमति का पुत्र मह्यामति महामंत्री तथा वज्नायुध का पुत्र 
भद्रायुध अ्रतिहार था? । यह कोई आश्रयजनक बात नहीं है जेसा कि हम 
परवर्ती साचयों से जानते हैं। मन्त्रित्व बहुधा आनुवंशिक ही था! । ह 


जहाँ तक परिषद्‌ के संगठन का अश्व है निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । विक्रमादित्य के समकालीन तथा उनकी सभा में रहनेवाले अमर- 
सिंह ने” निम्नलिखित्र मन्त्रियों का उल्लेख किया है: 

(१ ) महामात्र अथवा प्रधान ( प्रधानमंत्री ) 

( २ ) मंत्री, धीसचिव अथवा अमात्य ( परामशंदाता मंत्री ) 

( ३ ) कर्मंसचिव ( शासनमंत्री ) 

(७ ) पुरोधा अथवा पुरोहित ( धर्मचिभाग का मंत्री ) 

(५ ) आडविवाक ( विधिसम्बन्धी मंत्री ) 

(६ ) अक्षदृशंक ( प्रशासकीय लेखों का मंत्री ) 


११, केन्द्रीय शासन का संगठन 


चूंकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत थोड़े हैं अतः यह कद्दना अत्यन्त 
कठिन है. कि विक्रमादित्य के केन्द्रीय शासन का संगठन किस प्रकार होता 


०० >-ननटल्क ० >प कर जजअम॒न«५+णने कलममजज«जजक, 8-ममममकजनम». ५०० '९०)+कन> कर 


१, प्रजानां वृत्ते स्थितः | वही, ५, ३३ । 

२, कथासरित्सागर १८, १, १४ | 

8, वही ५२-५४ । 

४, अन्वयप्राप्तताबिब्यः । फ्लीट : गुप्त अभिलेख, सं० १० । 
५ अमरकोश २, ८, ४, ५ । 


१२० विक्रमादित्य «...' [ ञझ० अ० ] 


था। अमरसिंह अपने कोश में कुछ विभागाध्यक्षों का उल्लेख करते हैं. जिन्हें 
अध्यक्ष! अथवा अधिकृत” कहते थे। कालिदास ने उन विभागाध्यक्षों को 
तीर्थ' कहा है । तत्कालीन साचयों से विभिन्न विभागाध्यक्षों के अभिधान ज्ञात 
नहीं होते । किन्तु विक्रमादित्य के कुछ शतियों पूचे- कोटिल्य ने १८ विभा- 
गाध्यक्षों' के अभिधान बतलाये हैं। हम बड़ी सरलतापूर्वक स्वीकार कर 
सकते हैं कि माकूवगणतन्त्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल कुछ आव- 
श्यक परिवतनों के साथ वेही विभागाध्यक्ष विक्रमादित्य के समय तक रहे होंगे । 


(१ ) मन्‍्त्री और पुरोहित ( वे सम्मिलित रूप से राज्य की धार्मिक और 
उम्नप्रकार की नीति के लिए उत्तरदायी थे । ) " 


( २ ) समाहर्ता ( राजस्वमंत्री ) 

( ३ ) सन्निधाता ( अर्थमंत्री ) 

( ४ ) युवराज 

( ७५ ) सेनापति ८ सेना का मंत्री ) 

( ६ ) प्रदेश ( शासन-न्यायाकय का प्रधान न्यायाधीश ) 
( ७ ) व्यावहारिक ( व्यवहार का प्रधान न्यायाधीश ) 

( < ) नायक ( सेना का अध्यक्ष ) 

( ९ ) कर्मान्तिक ( उद्योग-व्यवसाय का मंत्री ) 

( १० ) मन्त्रिपरिषद्ध्यक्ष ( सन्त्रिपरिषद्‌ का अध्यक्ष ) 

( ११ ) दण्डपाल ( जिस पर सेना के पोषण का भार था ) 
( १२ ) अन्तपाछ ( सीमाप्रान्तों का मंत्री ) 

( १३ ) दुर्गपाल ( सुरक्षासचिव ) 

( ३४ ) पौर अथवा नागरिक ( राजधानी का शासक ) 

( ३५ ) अशास्त ( मशासकीय विधि का मंत्री ) 

(१६ ) दीवारिक ( राजभवन का अध्यक्ष ) 

( १७ ) अध्तवशिक ( राजरक्ष्कों का अधिकारी ) 

( १4 ) आटविक ( वनविभाग का मंत्री ) 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त १८ विभागाध्यक्ष मौयों 


१, भमरकोीश २, ८, ६ । 

 रेघुबंश १७, ६८ । 

, अथशासत्र, भाग २ । 

' अमरकोश २, ८, ५ में हमे पुरोधा शब्द मिलता है । 


० ७ ९१ 


विक्रमादित्य के समय मालब राज्य १२९ 


के समान विज्ञाक सांम्राज्य के लिए आवश्यक थे। जहाँ तक विक्रमादित्य के 
अन्तर्गत मारवराज्य का सम्बन्ध है, ७, १६, १७ संख्याओं के विभागाध्यक्ष 
व्यर्थ प्रतीत होते हैं । किन्तु चूँकि मारवों में आनुवंशिक नेतृत्व को प्रवृत्ति बढ़ 
रही थी अतः सम्भव है कि वे भी रहे हों । 
१२. प्रादेशिक विभाग 

मालवों का उन ज्षेत्रों पर अधिकार था जिन्हें आज मालवा तथा दक्षिणी 
पूर्वी राजस्थान कहते हैं। मीयों के समय में ये भूप्रदेश अवन्तिराष्ट्र के अंग थे? । 
तृतीय शती ई० में इन प्रदेशों का उत्तरी-पूर्वी भाग 'मालवगण विषय” नाम 
से अभिहित था। परवर्ती ग्रन्थों में मालवा के अधिक्रत चेन्न को अचन्ती क्षथवा 
माकव कहते थे7ं। मारूव राज्य किन प्रशासकीय घटकों में विभक्त था यह 
स्थिर करना अत्यन्त कठिन है। अधिक सम्भव है कि बड़े-बड़े विभागों का 
आधार मालवों की विभिन्न उपजातियोँ द्वारा अधिकृत भूपदेश थे । अमरसिह' 
आमप्रमुख को स्थायुक और ग्रामसमूह के अधिकारी को गोप कहते हैं' । वे 
प्रेणयः अथवा नगरनिणशर्मो" का सी उल्लेख करते हैं। ऐसा जान पड़ता है 
कि ग्रा्मों तथा नगरों में स्वायत्त शासन था । 


१३. राज्यकर-सम्बन्धी प्रशासन 

सरकारी राज्य करके बहुत तथा विभिन्न प्रकार के साधन थे। सम्भवतः 
वही साधन राजतान्त्रिक या गण-तान्च्रिक दोनों कोशों की पूर्ति करते थे। 
कालिदास निम्नक्तिखित अवतरण में आय के विभिन्न साधनों का जो राजा के 
लिए छाभकारी थे उद्लेख किया हैं--प्ृथ्वी ने उसके द्वारा रक्षा के अनुपात 
में पारितो पिक दिया । उसके किए उसने खानों से रत्न, क्षेत्रों से सस्य और वनों 
से हाथी उत्पन्न कियें"। अमरसिंह करों तथा आय के अन्य साधनों को निम्न 
अकार से गिनाते हैं । 


उर अलपरनननाजन सनक के तामान नमन हवलीनाओट कर पकीताी. सिक33+>>७नन-%+ तानकभ- ले अमन क की 


१. सहावोधिवश ९५९८ | 

२, नंदसा यूप-अभिलेख, एपि, इडिका, जिल्‍द २७ । 

- प्रभावकचरित, ४ । 

४. अमरकीश २, ८, ७। 

७५. गोपो गामेपु भूरिषु । वही. । 

&, पौराणां श्रेंगयो5पि थे | वही २, ८, १८। 

७. खनिभिः सुपुवे रलं क्षेत्रेः ससय॑ वनैगेजानू । 

दिदेश वेतन तस्मे रक्षासद्शमेव भूः ॥ रघु० १७, ६६॥। 
» अमरकोश २, <, २७-२८ । 


किन ऑ़ि?ओओओलजओजंििििि>िििनीण।जडयइल्‍क अबक्‍्ल्‍चडड पक बज 5 अजित है  ै ++० न 


शी 


७ 


१२२ विक्रमादित्य | आ० आ० | 


( १ ) भागधेय ( उपज में राज्य का भाग ) 

( २ ) बलि ( राज्य के ग्रमुख अधिकारी अथवा भमात्य के भारामों के 
लिए अधिक कर ) 

( दे ) शुल्क ( घुंगी ) 

( ४ ) उपायन ( अधिकृत अथवा संघरथ घटकों से कर ) 

(५ ) उपहार । 


उपयुक्त साधनों के अतिरिक्त व्यापार अथवा व्यवसाय भी राज्य की आय 
का एक महत्वपूर्ण खोत रहा है। कालिदास के अंथों में हमें सामुद्विक व्यापार 
का उल्लेख मिलता है। “धनमित्र नामक व्यापारी समुद्रों में व्यापार करते 
समय पोत भप्न हो जाने से जलूमस हो गया था? ।? काछिदास “चीनांशुक 
( चीनी रेशम ) का भी उल्लेख करते हैं जिसका आयात चीन से होता रहा 
होगा | कालिदास के ग्रंथों तथा विक्रमादित्य-सम्बन्धी साहित्यिक भनुश्लुतियों 
में बहुत से औद्योगिक व्यवसायों का उल्लेख होता है जिससे राज्य को कर 
प्राप्त होता रहा होगा'। मदिरा, धुतक्रीड़ा और वेश्याओं पर राज्य का नियन्त्रण 
था तथा उन पर कर लिया जाता था। शख्नासत्रों के निर्माण, मुद्रा, वन, खार्नों 
आदि पर राज्य का एकाघिकार था | न्यायकर तथा जुर्माना भी आय के अन्य 
साधन थे | पुन्नहीन व्यक्ति के मर जाने पर उसकी सम्पत्ति भी राज्य की 
हो जाती थी*। 


भारतचर्ष का यह परम्परागत सिद्धान्त कि राज्यकर राज्य को रक्षा करने 
के बदले में दिया जाता है विक्रमादित्य के काल में ही स्वीकार कर लिया 
गया था। कालिदास राज्यकर को राज्य द्वारा की गयी प्रजा की रक्षा के 
अनुपात में प्राप्त वेतन ही मानते हैं ।” उन्होंने परम्परानुमोदित उत्पादन के 
पष्ठांश का ही कर की दर के रूप में उल्लेख किया है ।” फिर भी यह द्र सभी 


प्रकार के करों पर नहीं, केवछ भूमि-उत्पादन पर ही छागू होती थी। कर- 


१, समुद्र॒व्यवहारी साथथवाद्दी नमित्रों नाम नौ व्यसने विपकन्नः। शाकु० ६; रघु० 
६, ५७, २७, ८१। 

२, कुमारसम्भव ७-३, शाकु० १। 

३. अनपत्यः किल सः । राजगामी तु स्थादर्थसन्नयः । शाकुन्तछ, ६ । 

४. दिदेश वेतन तस्मे रक्षासद्शमेव भू: । रघु० १७-६६ । 

५, वही, १७, ६५, शाकुस्तल ५६ । 


. विक्रमादित्य के समय मालव राज्य १२३ 


सम्बन्धी प्रशासन का अध्यक्ष समाहर्ता होता था जिसकी सहायता अन्य बहुत 
से अध्यक्ष यथा कनकाध्यज्ष, रूप्याध्यक्ष आदि करते थे? । 
१७, नयाथ का प्रशासन 

विक्रमादित्य के समय न्याय का कार्य राज्य के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों 
में एक था तथा उनकी लोकग्रसिद्धि न्‍्यायज्ञमता और सजनों को पारितोषिक 
एवं दुजनों को दण्ड देने पर अधिक निर्भर थी। छोकप्रिय-कथाओं ' तथा 
साहित्यिक अनुश्वुतियों में उनकों अपराध का पता लगाने तथा उनके शानदान 
और उनके निष्पक्ष न्यायालय की कथाओं का प्रचुर वणन है। प्रचलित भाषा 
में विक्रमादित्य न्याय का ही दूसरा नाम है । 


न्याय निम्नलिखित नामों से जाना जाता था ; 


(१) अभञ्रेश (६ ) युक्त 

(२) न्याय ( ७ ) औपायिक 
(३ ) कल्प (८ ) छभ्य 

( ४ ) दशरूप ( ९ ) भजमन 
(५ ) समझस (१०) अभिनीत 


अभियोग के प्रश्न को (विवाद! तथा विधिसंबंधी कार्यवाही को व्यवहार” 
कहा जाता था । आचीन बौद्ध साहित्य) के अनुसार शुद्ध गण-तान्त्रिक संविधान 
में न्‍्यायारूय का काय या तो गण-मुख्य की अध्यक्षता में लोकसभा में होता था 
या विनिश्चय महामात्रों द्वारा निर्मित सभा में होता था । आनुवंशिक नेतृत्व 
की वृद्धि के साथ मालवा में यह स्थिति बदल गयी तथा राज्यप्र्रुख न्‍्याय-कार्ये 
में भी अपना महत्त्वपूर्ण तथा विशिष्ट कार्य करने छगा”। किन्तु उसका पथ- 
प्रदर्शन साधारण तौर से अमात्य, मंत्री तथा पुरोधा करते थे । कभी-कभी 
अमात्य ही वादों को सुलझा देते थे ।* 


तत्कालीन ग्रंथों से हमें उत्तराधिकार, चोरीसंबंधी नियमों और न्‍्यायाकय 


१, भमरकोश २, ८, ७। 

२, अमरकौश २, ८, २५ | 

३, दि डायलॉग भँक बुद्ध, १, ११३ ॥। 

४, देखिए टनेर जे० ए० एस० बी० ७ पृ० ९९३-४ | 
७५, अभिज्ञानशाकुन्तलू, ६ ! 

६, अभिज्ञानशाकुन्तल ६ । 


१२४ ' विक्रमादित्य [ ञ्र० ञअ० ] 
में उन अपराधों के निर्णयों के किए अपनायी गयी विधि की कुछ झलक मिल 


जाती है। अभिन्नानशाकुंतछ” नाटक में उत्तराधिकारसंबंधी न्याय के एक 
विवाद को मंत्नीगण ने तय किया और उसकी सूचना राजा के पास भेज 


दी जो निम्न प्रकार है: 


'घनमित्र नामक व्यापारी समुद्र सें व्यापार करते हुए पोत के भग्न हो 
जाने से भर गया । उस बेचारे के पास कोई संतान नहीं है इसलिए उसकी 
संपत्ति विधानतः राजा की हो जाती है। राजा उस सूचना पर निमश्चवलिखित 
व्यवस्था देते हैं-- 

यदि वह धनी था तो उसके जनेक पत्नियाँ होंगी । पता छगाया जाय कि 
उनमें से किसी से संतान होने की आशा है'**''“गर्भ के बाहूक को पिता की 
संपत्ति का अधिकार है ।? 

उपयुक्त उद्धुत अवतरण से ज्ञात होता है कि तत्कालीन विधान के 
अनुसार विधवा अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं थी यद्यपि 
संरक्षण तथा निर्वाह का अधिकार उसे प्राप्त था। तथापि विधान यह स्वीकार 
करता था कि गर्भ के बाछक को उसके पिता का उत्तराधिकारी समझना 
चाहिए। संतान चाहे (पुरुष हो या खत्री इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा 
जाता था । किंतु विधवा स्त्री होने के नाते उसके लिए अथोग्य समझ्नी जाती 
थी । यह विचिन्न बाव थी। परवर्ती हिंदू विधान के अनुसार विधवा को 
अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होने का सीमित अधिकार था । 


जहाँ तक लोभ तथा हिंसामूछक वादों का प्रश्न है अभिज्नानशाकुन्तर में 
ही एक उदाहरण प्राप्त होता है । राजधानी के दो आरक्षकों ने नगर के एक मछुए 
को एक हीरे की जैंगूडी लिए हुए पकड़ा । उसे हिरासत में ले छिया गया 
तथा सिपाहियों ने अंगूठी के बारे में उससे पूछा । तत्पश्चात्‌ उसे नगराध्यक्ष 
के पास पहुँचाया गया जिसने अच्छी तरह परिश्रश्न किया | अंततोगत्वा निर्णय 
के लिए उसे राजा के पास भेज दिया गया। पुलिस के उन दो सिपाहियों ने 
जिनके अधिकार में चोर था अनुमान गाया कि अपराधी को प्राणदंड दिया 
जायगा ।* इससे यह पत्ता चलता है कि चोरी राज्य के विरुद्ध एक गुरु 
अपराध था और इसके लिए विधानतः झूत्युदंड दिया जाता था। 


१. भभिज्ञानशाकुन्तल, ६ । 
२. यृश्रवलिभंविष्यसि शुनों मुखं वा द्रक्ष्यसि । वही । 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य १२४ 


विक्रमादित्य संबंधी साहित्यिक अनुश्रुति में हमें लड़कियों के चुरा ले 
जाने के कुछ उदाहरण मिलते हैं?- (तब रांजा विक्रमादित्य'**'*“उस स्थान 
पर आये जहाँ थे कुमारियाँ थीं « »-»८ तब राजा ने हम लोगों ( अपराधियों ) 
को अपनी दशाक्ति से देखकर और उसने हम लोगों को अप्रसन्न देखकर, क्योंकि 
हमछोग प्राणदुंड होने की आशंका से भयभीत थे, आज्ञा दी, ओ दुष्टो ! एक 
बर्ष तक अंधकूप में रहो तब तुम लोग मुक्त कर दिये जाओगे । किंतु मुक्त होने 
पर कभी ऐसा अपराध न करना और यदि करोगे तो में तुम्दें प्राणदंड दूँगा |? 
उपयुक्त अबतरण से हम अनुमान लगा सकते हैं क्रि रूड़कियों के अपहरण के 
लिए रूप्युदंड नियत था किंतु यदिं शासक चाहे तो उस प्राणदंड को काराचास 
दंड में भी परिवर्तित कर सकता था । अपराध की पुनराक्त्ति होने पर अपराधी 
को प्राणदंड अवश्य मिछ्ता था । 

सभी प्राप्त उदाहरणों से यह निष्कष निकाला जा सकता हे कि राज्य- 
प्रमुख का ही निर्णय अंतिम होता था | उसे बन्दी को कुछ शुभ अवसरों पर 
अवधि के समाप्त होने के पू् ही मुक्त करने का अधिकार था। “जब परीक्षक 
को ऐसे वन्दी नहीं मिले जिनको वह अपने पुत्र के जन्म से हर्षित होकर मुक्त 
कर सके, उसने अपने पूर्वजों के बंधत से जो ऋण के नाम से प्रसिद्ध था अपने 
को ही मुक्त कर लिया ।॥!* 
१५. सेनिक प्रशासन 

भारतवर्ष में गणतन्त्रों की असिद्ध सेनिक परंपरा थी। क्योंकि वे गणतंत्र 
भूविस्तार की दृष्टि से छोटे होते थे उनको अपनी रक्षा के छिए अपना सेनिक 
संगठन पूर्ण बनाना पड़ता था । कभी-कभी साम्राज्यवादी शक्तियाँ उनका सहयोग 
प्राप्त करती थीं तथा उनकी शक्ति पर गव भी करती थीं। यह स्वीकार किया 
* जाता था कि उत्तरी-पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत के गणराज्य सनिक दृष्टि से 
भारतवर्ष के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थे तथा उन्हें पूणरूप से 
जशखस्रोपजीबी' ( शर्तों पर ही जीवन बितानेवाले ) कहा जाता था। सच 
कहिये तो समूचा राष्ट्र ही सशा्र था) | माछव उसमें से एक था। जिस समय 
वे पंजाब में रहते थे और सिकंदर का आक्रमण हुख्वा उन्होंने बहुत विशाल 
संगठित सेना इकट्॒ठी की तथा युद्धक्षेत्र में विदेशियों के संमुख एक कठोर 


काला न++ 


१, कथासरित्सागर, १८ । 
२. अभिन्वानशञ्ाकुन्तलू, ६ ! 
३, तुलनाथ, अरथशासत्र । 


१२६ ४ विक्रमादित्य, [ झ० अ० ] 


अवरोध उपस्थित किया ।" उन्होंने अबंती पहुँचने पर उसी परंपरा का पाछन 
किया | उनका युद्ध-कौशल तथा सेनिक-संगठन एक बार पुन परीक्षा की 
कसौटी पर कसा गया जिस समय शर्कों के विरुद्ध, जिन्होंने प्रथम शती ई० पू० 
आक्रमण किया था, धावा बोलना पड़ा था। विक्रमादित्य की सभी सेनिक 
सफलतायें मालवों की शक्ति तथा सैनिक-संगठन पर ही निर्भर थीं । 
तत्कालीन राजनीतिक दबाव के कारण मालवों को आतव्मसुरक्षा तथा 
आक्रमण के लिए अपने सेनिक विभागों का पुनः संगठन तथा विस्तार करना 
पड़ा । राजधानी, राज्य की सीमा तथा देश के पाश्वे के विशेष सन्दर्भ में ही 
यह सब हुआ | यह प्रक्रिया कालिदास" के निश्नलिखित अवतरण में अतिबिंथित 
हुई है। 'जब रघु दिग्विजय के लिये निकले उन्होंने इस बात का पूरा विश्वास 
कर लिया था कि उनका मूल ( राजधानी ), सीमाप्रान्त € प्रत्यन्त ) तथा 
पाश्व॑ ( पार्कि ) पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं।” हम सम्पूर्ण सेनिक-संगठन को 
तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं--( १ ) राजधानी तथा सेनिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण अन्य स्थानों की किलेबन्दी, ( २ ) शख्रास्नों का निर्माण व संभ्रह 
और (३ ) सेना की भर्ती तथा उसका पोषण । 
दुर्ग राज्य के भड्ढों में से एक प्रभुख अज्ग माना जाता था ।? यह सेनिक 
दृष्टि से विशेषकर रक्षा के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण था | तस्कालीन साहित्य में 
विभिन्न प्रकार के दुर्गों का वर्णन नहीं मिलता किन्तु चूँकि किलेबंदी की कछा 
मौर्यों के काल ही में पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, निर्भय होकर हम कह 
सकते हैं कि निम्नलिखित परम्परागत चारों प्रकार के दुर्ग विक्रमादित्य के काल 
में भी पाये जाते थे ; 
(१ ) स्थरुद्ुगं, (३ ) जलदुर्ग और 
(२ ) गिरिदुग, ( ४ ) धन्वन दुग्ग ( मरुस्थल दुर्ग )। 
मालवों के द्वारा अधिकृत भू प्रदेश में स्थछ, जल, पहाड़ियाँ तथा मरुस्थल 
भे । अतः भिन्न-भिन्न प्रकार के दुर्ग बनाने की सेनिक दृष्टि से भी आवश्यकता 
थी। विशेष रूप से पश्चिमी सीमाप्रान्त की किलेबन्दी विदेशी आक्रमणकारियों 
की रक्षा के लिये बहुत दृढ़ रूप से होती थी । 
सन लय 
१, क्थियस भाग ९, अध्याय ४ । 
२. रघुवंश, ३, २० । 
३१. अमरकोश, २, ८, १७। 
४. तुलनाथ, अर्थशास्त्र | 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य ... ९२७ 


गणतान्त्रिक मालवों के विकसित सेनिकीकरण ने शखस््रात्रों के निर्माण 
तथा उनके संग्रह की आवश्यकता उत्पन्न कर दी थी। उनके आश्रय तथा 
प्रेरणा से लिखित साहित्य में बहुत से शर्त्राखों के नाम पाये जाते हैं जो 
उस समय के युद्धों में प्रयुक्त होते थे। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा 
सकता है? । 


( १ ) धनुष तथा बाण, (८ ) भिदिपाल, 
(२ ) शक्ति, * (५९ ) परिध 

( ३ ) परश, (१०) छुरिका, 

( ४ 2) असि, (११) शंकु 

(५ ) प्रास, (१२) शव्वंल, 

( ६ ) मुद्‌गर, (१३) तोमर और 
( ७ ) ईकि अथवा करवालिक, (१४) चम । 


राजकीय कारखानों में शख्तराखों का निर्माण होता था, यद्यपि जनता के 
द्वारा साधारण अख्रों के निर्माण पर कोई रोक नहीं छगाईं गई थी । सेना के 
लिए शर्त्रों की अनवरत पूर्ति कं छिए शखशालाओं की व्यवस्था राज्य रचय॑ 
करता था । 

तत्पश्चात्‌ सैनिक-संगठन के तीसरे विषय की बारी आती है। इसके 
चार परम्परागत अंग थे--(१) गज (२) बाजि (३) रथ और (४) पदाति' । 
स्पष्टठः यह भारतीय राज्य की स्थल सेना थी। यह सेनिक आक्रमण तथा 
प्रदेशीय अधिकार में महत्वपूर्ण भाग छेती थी। तथापि हाथियों का भयोग 
नदी के युद्धों में भी होता था । वे जल-सेना को बड़ी सरलतापूर्वक कुचल 
डालते थे । कालिदास रघु के बंगारू के अभियान का वर्णन करते हुए लिखते 
हैं; अपनी दाक्ति तथा पराक्रम से वंग के राजाओं को पराजित करके, जो 
अपने जहाजी बेड़े से सामना करने के लिए प्रस्तुत थे, उस नेता ने गंगा 
की धाराओं के बीच हाथियों का एक विजयस्तस्भ खड़ा कर दिया”?। 
समुद्र के कितारे रहने के कारण वंगों ने बेड़ा तैयार कर लिया था। 
अवन्ती और पंजाब में मालर्बों को स्थलों से ही घिरे रहने के कारण जलछसेना 
की आवश्यकता नहीं पढ़ो, यद्ववि नदियों के युद्ध के छिये बेढ़े की आवश्यकता 


१, अभरकोश २, ८, ६७। 
' २, बही २, ८, हैहे । 
३. रघुवंश, ४, २८ | 


श्श्द् : विक्रमादित्य [ ञआ्र० अ० ] 


थी.। यह स्थिंति शर्कों के निष्कासन के पश्चात्‌ बदछ गयी जब वे .अपरान्त, 
सिन्धचु और सौराष्ट्र तथा पश्चिम पयोधि की. सीमावाले प्रदेशों के सम्पक में 
आए । मालवों के तत्कालीन झात्रु शर्कों ने अपने युद्ध में जहाओं का प्रयोग 
किया । सालवों ने इस तथ्य को भुला नहीं दिया तथा उन्हें भी पाश्चात्य समुद्री 
आक्रमण का सामना करने के लिए जहाजी बेड़ा रखना पड़ा । 


सेना में भरती होने के भिन्न-भिन्न साधन थे। कालिदास के अनुसार 
सेना को चतुरंगिणी कहने के साथ साथ 'पंडविध बलस्‌” भी कहा जाता था । 
कवि 'षड़विधं! की व्याख्या नहीं करता किन्तु कोशकार अमरसिंह' सेना के 
छुः अंगों को निम्न प्रकार से गिनाते हैं ह 


(१ ) मौल ( सेनिक श्रेणियों से जिनकी भर्ती होती थी । ) 
(२ ) ग्वृतक ( भाड़े पर रखे हुए जिनका देश भारत नहीं था और जो 
 केचछ वेतन के लिए लड़ते थे । ) 
(३ ) श्रेणिबल ( सेनिक श्रेणियों से जिनकी भर्ती होती थी । ) 
(४ ) सित्रवल ( मिन्रराष्ट्री की सेनायें ) 
(५ ) अरिबल ( शन्रुओं की सेनाये ) 
( ६ ) आटविकबल ( जिनकी भर्ती जंगली जातियों से होती थी ) 
विक्रमादित्य के कार में भारतवर्ष में सिन्धु, गान्धार तथा कम्बोज के 
अतिरिक्त घोड़ों की कोई अच्छी जाति नहीं थी। अतः उनका भआायात प्रचुर 
मात्रा में विदेशों से होता था। सेवा के लिए घोड़ों की पूर्ति करने वाले देशों में 
चनायु (अरब), पारसीक (फारस) तथा वाह्यीक ( पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान ) 
भैे) । सर्वोत्तम हाथी हिमालय तथा आसाम के वर्नों से प्राप्त होते थे । घटिया 
प्रकार के हाथी विन्ध्य, पारियात्र तथा सुराष्टू के वर्नों से आ्राप्त कर लिये जाते 
भै। सालवों को विन्ध्य, परियात्न तथा सुराष्ट्र के हाथियों पर ही निभर रहना 
पड़ता था । 
सेना का संगठन वर्ग-क्रम से होता था। छोटे घटक का नाम पत्ति था । 
इसमें एक हाथी, एक रथ, त्तीन घोड़े तथा पाँच पदाति होते थे । इस प्रकार 
तीन पत्तियों से 'सेनामुख' बनता था, तीन सेनामुख से गुल्म, तीन गुल्मों से 


१. रघुवंश, ४, ३० । 
२. अभरकीश २, ८ । 
३, वही २, 4, ४५ । 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य १२६ 


एक गण, तीन गर्णों से एक चाहिनी, तीन वाहिनियों से एक पृतना, तीन 
प्तनाओं से एक चमू, तीन चमुओं से एक अनीकिनी तथा दस अनीकितियों 
से एक अक्तोहिणी बनती थी। इस प्रकार का संगठन परम्परागत था तथा 
भारतवर्ष में कम से कम महाभारत काछ तक पुरान। था । 

सेना तथा उसके भिन्न-भिन्न घटक विभिन्न अधिकारियों के अधीन थे । 
उनमें सबसे बड़ा महासेनापति था? । उसके अधीन सेनापति अथवा सेनाधिप 
थे। युद्धक्षेत्र में सेना का संचाभ करते हुए राज्यप्रमुख को नेता अथवा 
गोप्ता) कहते थे । सेला के अन्य घटकों कें अधिकारी इस प्रकार थे : 


( १ ) पत्तिपाल (५ ) शतनिक 

( २ ) सेनानी ( ६ ) जनुशतिक 
( ३ ) गौल्मिक (७ ) साहसिक 
( ४ ) वाहिनीपति ( ८ ) आयुधिक 


सेना-विभाग का दूसरा प्रमुख अधिकारी अन्तपाल होता था । उसके 
अधिकार में सीमान्त अदेश होते थे जो कि सैनिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण 
समझे जाते थे । अधिकारियों में परिधिस्थ, परिचर आदि थे। सेना की रक्षा 
करने वालों का नाम सेनारक्षक अथवा सेनिक था* । 

विक्रमादित्य के समकालीन साहित्य में उनसे सम्बंधित युद्धों के निर्देश 
और वर्णन पाये जाते हैं। शत्रु के विरोध में सेना के बढ़ने को अभिषेणन 
अथवा अभिगमन” कहते थे । रघुवंद" में हमें इसकी झलक मिछती है जिसमें 
रघु की दिग्विजय का वर्णन हुआ है। भारतवर्ष में युद्ध सामान्यतः चतुर्मास के 
बाद ही आरम्भ होता था। विजयवाहिनिथों का सश्चारून स्वयं राजप्रमुख 
करते थे । सेना के राजधानी छोड़ने के पूर्व प्रधान को एक धार्मिक संस्कार करना 
पडता था जिसका नाम जयस्नान था तथा शख्रा्ों को पविन्न मन्‍्त्रों से 


१. मालछविकाभसिमित्रभ १, विक्रमोबंशीयम्‌ ५ । 
२, र॒घुवंश ४, १६ | 

३. माकवरिकारिनभिनत्रम १। 

४. अमरकोश २, ८, ६२ ! 

« मालविकाम्निमित्रम्‌ १। 

६. अमरकोश २, ८, ६२ | 

७. ब्रह्मे २, ८, ९५ । 

८. रघुवंश ४ । 


६ विक्र० 


82 


जी 


१३० विक्रमादित्य [ झ० आऋ० ] 


अभिमन्त्रित किया जाता था । सेनिक कवच तथा हदिरखाण धारण करते थे। 
घुड़सवार सेना में सबसे जारी रहते थे। गमनशीर सेना के पएृष्ठभाग का नाम 
सेन्यप्रष्ठ भथवा अतिग्रह था । चछना आरम्भ करने के पश्चात्‌ सेना को 'चढितः 
अथवा 'प्रचक्र' कहा जाता था । इसका विस्तार असार अथवा प्रसरण कहलाता 
था) सेना के युद्धक्षेत्र में निभय चछने को जभिक्रम” कहा जाता था | जब 
सेना युद्धक्षेत्र में प्रवेश करती थी तब उस समय बहुत से व्यूहों में सजा दी 
जाती थी । अमरक्रोश' उन्हें दण्ड आदि कहकर गिनाता है। अर्थशार्तर के 
अनुसार निम्न प्रकार के घ्यूह होते थे : 


( + ) समव्यूह ( १३ ) स्थूछकर्णव्यूह 
( २ ) विषमब्यू ह ( १४ ) चिशरक-विजयब्यूह 
( ३ ) द॒ण्डब्यूह ( १५ ) चमूसुखव्यूह 
( ४ ) प्रकृतिष्यूह ( १६ ) भाषासख्यव्यूह 
(५ ) भोगव्यूद ( १७ ) सूचीच्यूह 
( ६ ) असंहतव्यूह (१८ ) बलूब्यूह 
( ७ ) प्रवरष्यूह ( १९ ) दुलयब्यूह 
( ८ ) इधकब्यूह ( २० ) शकटब्यूह 
( ९ ) असरयब्यूह (२१ ) भकरव्यूह 

( १० ) श्येनव्यूह ( २२ ) भण्डलब्यूह 

( ११ 2 संखयब्यूह ( २४ ) सबंतो भद्दव्यूह 


( १२ ) विजयब्यूह 


युद्धक्षेत्र में कमबद्ध सेनिक लड़ने की इच्छा का प्रदर्शन करने में एक दूसरे 
से स्पर्द्धा करते थे । इस अक्रिया का नाम” 'अहस्पूर्विकाः ( पहले में ) तथा 
आहोपुरिषिका ( लड़ने को उच्यत भनुष्य में हूँ')। बीरता की अभिव्यक्ति को 
विक्रम अथवा पराक्रम कहते थे*। अधीर सैनिक युद्ध के पूर्व तथा पश्चात्‌ मदिरा 
4 ली अल जिमक मे कलम अमल कि 26 डे कक आप कि आकर 

१. अभरक्ोश २, ८, ९६ । 

२, बी ! 

१. वही ९६ । 

४. वही २, ८, ७९ | 

०, ३१०, ५७४६ | 

६, अमरकोश २, ८, १०२ ) 

७. वही २, ८, १०१ । 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य १३१ 


पीकर भक्त हो जाते थे। चारणों के द्वारा भी उन्हें प्रेरणा मिकती थी जो 
उत्तेजक तथा प्रोभक शब्दों सें युद्ध की प्रशंसा करते थे । स्वयं विक्रमादित्य 
द्वारा छड़े गये युद्ध का भी वर्णन प्राप्त होता है। 'राजा ! तब तुरन्त, सेना में 
नगाड़ों की जावाज सुनाई दी और तुरन्त शत्रु राजाओं का समूह सलेच्छों 
के साथ वहाँ दिखाई पड़ा। तब हमारी तथा शत्रुओं की सेना एक दूसरे को 
देखकर क्रुद्ध होकर झपाटे के साथ गुथ पढ़ी और युद्ध आरम्भ हो गया । ३८ )८ 
और भयानक युद्ध का तूफान खड़ा हो गया और सेना के द्वारा उड़ाई हुईं घूछ 
के बादलों पर छा गया जिसमें तलवारें वर्षा की तरह गिरने छगीं तथा चीरों 
की गरज होने छगी । हम छोरगों के शच्चुओं के शिर उठकर € क्योंकि वे कट 
गये थे ) और फिर गिरकर मानो यह प्रकट कर रहे थे कि हम छोगों की 
जय छतक्त्मीः कन्दुक-क्रीड़ा कर रही है। एक ही क्षण में उन नरेशों ने जो 
हृत्याकाण्ड से बच निकले थे, किन्तु उनकी सेना का पीछा किया गया था, 
अधीनता स्वीकार कर छी और रक्षार्थ आपके सामन्त के शिविर में आत्म- 
समपंण कर दिया? । 

सेनिकों को स्कन्धावारों में रहना पड़ता था। उनका जीवन कठिन और 
. संकटमय था। फिर भी उन्हें उत्सव तथा भोज करने के पर्याप्त अवसर थे। 
कालिदास" कहते हैं कि रघु की विजयबाहिनी में सैनिक मद्रिा पीकर 
प्रफुल्नित होते थे ( रचितापानभूमयः ) | विजयोत्सव भी “मधु? सें मस्त होकर 
ही मनाया जाता था | द्वाक्नाछताओं से चलयित भूप्रदेश पर झगचर्म विछाकर 
बंठे हुए सेनिकों ने आसव पी पीकर विजय में होने वाली थकावट 
को हल्का किया 


१६, आरक्षक प्रशासन 


विक्रमादित्य के समय सेना की सहायता दक्त आरक्षक करते थे । इस 
तथ्य का अनुमान हम अभिज्ञानशाकुन्तल'” से बड़ी आसानी से कर सकते 
हैं। जहाँ तक राजधानी का प्रश्न है, पुलिस का प्रशासन नगरक करता था 
जिसके अधिरक्षण में कार्य होता था। घुलिस के सिपाह्दियों को रक्तिण कहते थे 
जो नगर की बराबर चौकसी किया करते तथा चोरी जादि के मामलों का पता 


१. कथासरित्सागर १८, २। 
१. रघुवंश ४, ४२ | 

३. वही ४, ६५ । 

४. अक्ु, ६ । 


१३२ '... विक्रमादित्य [ अ० आअ० ] 


लगाया करते थे। उस विभाग का सम्पूर्ण वर्ग ही 'रक्षितवर्ग! ( पुलिस के 
सिपाहियों का बर्ग ) कहछाता था। जो नगर के लिये था वही गाँव के लिये 
भी था। प्रकट पुलिस के अतिरिक्त एक गुप्त पुलिस भी थी जिसके सदस्यों को 
चर या गृठपुरुष कहते थे? । 
१७. राज्य की वेदेशिक नीति 

भारतवर्ष में अधिक संख्या में राज्यों का होना तथा विदेशी आक्रमण का 
भय ही विक्रमादित्य की विदेशी नीति की पीठिका थी। इसमें से कई राज्य 
दुर्ब थे। कण्वों के भाधिपत्य में मगध साम्राज्य पर्याप्त रूप से क्षीण हो गया था 
तथा अपनी संकटमय स्थिति के बीच गुजर रहा था | इसके अतिरिक्त उत्तर में 

अन्य गणतान्त्रिक तथा राजतान्त्रिक राज्य थे। उसी भ्रकार दक्षिण भी छोटे- 

छोटे एकतांम्रिक राज्यों में विभक्त था । इनमें से कुछ राज्य विक्रमादित्य के मित्र 
थे, कुछ शत्रु और कुछ उदासीन । मौयकाछ सें विकसित भारतीय परम्परा 
के अनुसार अन्ताराज्यसरबन्ध की मण्डक रूप में कहपना की गयी थी, 
जिसका उल्लेख कालिदास अपने रघुवंश में करते हैं'। अमरसिंह अपने कोश 
में मण्डल का उल्लेख नहीं करते किन्तु वे चार प्रकार की शक्तियों का उल्लेख 
( एककेन्द्रीय बृत्तों पर आछ्त ) विजिगीषु के सम्बन्ध में करते हैं। वे 
इस प्रकार हैं) : 

(१ ) शत्र ( निकटतम पड़ोसी राज्य ) 

(२) मिन्न ( शत्रु के बाद स्थित राज्य ) 

(३ ) उदासीन € मित्र के बाद स्थित राज्य ) 

(४ ) पाण्णिग्राह ( पीछे का निकटतम शत्रु राज्य ) 

रघुबंश की दीका करते हुए मन्लिनाथ मण्डऊक की व्याख्या करने के लिये 
कामन्दक का उद्धरण देते हैं जो कौदिल्य का अनुगमन करते हुये अधोलिखित 
१२ प्रकार के राज्यों से निर्मित मण्डल की कल्पना करता हैं; 

( $ ) भरि 

(२) मित्र 

१. अमरकोश, २, ८, १३ । 

२. उपगतोी5पि तर मण्डलगामितामनुदितान्यसितातपवारणः । ९, १५ । 

३. विषयानन्तरों राजा शुमित्रमतः परस्‌ | 


उदासीनः परतरः पाष्णिग्राइरतु पृष्ठतः ॥ अमरकोश, २, ८, % । 
४, रघुवंश ४-१५; तुलनाथ अथशासत्र । 


विक्रमादित्य के समय मालव राज्य १३३ 


(३ ) भरिमिन्र 

(४ ) मिन्रमिन्न ( मित्र का मिन्न ) 

(५ ) अरिमिन्नमित्र ( शत्रु के मित्र का मिन्र ) 

(६ ) पा््णिग्राह ( पीछे का शत्रु ) 

(७ ) आक्रन्द्‌ ( पीछे का मिन्न ) 

( ८ ) पार्ष्णिआ्नाहसार ( पीछे के शजन्रु का मिन्न ) 

(९ ) आक्रन्दसार ( पीछे के मिन्न का मित्र ) 

(१०) मध्यम ( तटस्थ ) 

(११) उदासीन ( नगण्य ) 

(१२) विजिगीघषु ( विजेता ) 

समस्त राजनीतिक सम्बन्धों का केन्द्र विजिगीषु था। उसी के संदर्भ में 
अन्य राज्यों की कल्पना की गयी थी। उपयुक्त तालिका को निम्वरूप से सरल 
किया जा सकता है? : 

( १ ) भरि (३ ) मध्यम 

(२) मिन्न (४ ) उदासीन 


इन राज्यों से सम्बन्धित नीति का संचाऊन चार प्रकार की नीतियों से 
होता था* : ( १ ) साम ( २) दान (३ ) भेद और ( ४ ) दण्ड ( युद्ध ) । 
इस बात का प्रबकत समर्थन किया गया था कि शासक को यथासंभव युद्ध मोल 
नहीं लेना चाहिये। क्रम से प्रथम तीनों श्रेणियों ( सीढ़ी ) पर प्रयास करके 
असफल होने पर चौथी श्रेणी पर पग बंढ़ाना चाहिये । काछिदास के अनुसार 
शक्ति के बिना नीति कायरता है किन्तु बिना नीति के शक्ति पशुकर्म है? । 
शक्ति को न केवक शारीरिक ही समझा गया था प्रत्युत इसमें ( १ ) प्रभाव 
(२) मन्त्र और (३ ) उत्साह भी समवेत माने गये थे । ,राजनीति तथा 
कूटनीति में सफर होने के लिए शासक को निम्नकिखित छः ग्र॒र्णों को 
धारण करना क्षावश्यक" है: 


, अर्थशशाख ७-१ । 

, रघुबंश, ११-५५; अमरकोश २, <, २० । 

, कातयय केबला नीति; शौर्य श्वापदचेष्टितम । रघु० १७-४७ । 
, शक्तयस्तिस्नः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः। भअमरकोश २, ८, १९ | 
५, अमरकोश २, ८, १८ । 


_( ०0७ 0 ७ 


१३४ द विक्रमादित्य [ झ० अ० ] 


(१ ) सन्धि ( शान्ति ) 

(२ ) विग्नह ( युद्ध ). 

(३ ) आसन ( तटस्थता ) 

(४ ) यान (ग्रयाण )._ 

(५) संभ्रय ( मिन्नता ) 

( ६ ) ह्धीभाव ( दोहरी नीति* ) 

कूटनीति का रूचय यह होता था कि समीपचर्ती : राज्यों में शक्ति का 
सन्तुलून समान हो अर्थात्‌ एक दक्ष कूटनीतिज्ञ उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली तथा 
दुबछ कभी नहीं होने देता था। कालिदास' कहते हैं कि “मित्रों को निम्न स्थिति 
में रखने से वे कभी पत्त नहीं ग्रहण कर सकते | जब उन्हें उच्च स्थिति में 
रखा जाता है तो वे शर्जुवत्‌ व्यवहार करने लगते हैं । इस कारण उसने अपने 
मित्रों को मध्यम स्थिति में रखा ।! आक्रमण की नीति राजनीतिक ज्ञान और 
चातु्य के आधार पर ही ग्राह्य है। “अपनी तथा गाज्जुओं की सेनिक शक्ति, 
परिस्थिति, समय तथा अन्य वस्तुओं का ठीक अन्नुमान करने के पश्चात्त्‌ यदि 
उसने अपने को शत्रु से बलवान समझा तो उस पर आक्रमण कर दिया 
अन्यथा चुप ही बेठा रहा)” सन्धि तथा मित्रता -एक बार होने पर उन्हें 
विश्वासपू्वंक निभाना चाहिये । 

राज्य की बेदेशिक नीति को बहुत ही गुप्त रखा जाता था। पड़ोसी 
राज्यों को अपने सम्बन्ध तथा इप्टिकोण का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन 
हो जाता था। उत्तम राजदूतों के द्वारा विदेशी नीति का पालन किया 
जाता था । 


"०“ग्दीपीटजीन्ट 0-० 


न 
१, तुलनाथे अरथशासत्र ७-१ । 
२. रघुवंश्ष, १७-५८ | 
३, बही, १७-५५ | 


नवम अध्याय 


सामाजिक जीवन 


१. सामाजिक संगठन 

चर्ण-व्यवस्था ही विक्रमादित्य के समय में सामाजिक संगठन का आधार 
थी । जैन तथा बोद्ध घर्मों ने सिद्धान्ततः इस व्यवस्था को ढीछा अवश्य कर 
दिया था किन्तु उन्होंने वर्णचतु्टय के धार्मिक-सामाजिक विभाजन पर कोई 
गुरुतर क्षति नहीं पहुँचाई । यहाँ तक कि बौद्ध लेखक असमरसिंह को भी यह 
तथ्य स्वीकार करना पड़ा। अपने कोश" में वे समाज के चार विभाजन 
करते हैं--( १ ) बआह्वण वर्ग ( २ ) क्षत्रिय वर्ग ८३ ) वैश्य वर्ग (४ ) शूद्र 
वर्ग । जेन लेखकों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया । ब्राह्मण धर्म के छेखकों 
के किए तो यह स्वयंसिद्धि थी । कालिदास" के अनुसार समाज चार वर्णों में 
विभक्त था तथा शासक का यह कर्तव्य था कि वह इस वात का निरीक्षण करे 
कि तत्सम्बन्धी नियमों का पाुम होता है या नहीं ।३ यह ध्यातव्य है कि 
उत्तरी भारत के अधिकांश राज वंश जब बौद्ध अथवा जैन हो गये उस समय भी 
पंजाब, राजपूताना, सिंन्धु, मध्य भारत तथा सौराष्ट्र ब्राह्मण-धर्मावरूस्बी ही 
बने रहे तथा उनके गणतन्चन्रिक विधान के होते हुए भी उन्होंने उसी सामाजिक 
पद्धति का अनुसरण किया | जहाँ तक समाजरचना का प्रश्न था उसका राज्य के 
प्रकार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। पम्पूर्ण सामाजिक जीवन वर्ण के ही चारों 
ओर घूमता था । 


(१) ब्राह्मण 

सामाजिक अजुक्रम में ब्राह्मण ही सर्वोच्च माने जाते थे जिन्हें 'द्विज', 
(जिसका दो बार जन्म हो), अग्नजन्मन्‌ ( जिसका जन्म सर्वप्रथम हुआ हो ), 
भूदेव ( पृथ्वी के देवता ), वाडव ( इन्द्र से सम्बन्धित ८ चैंदिक यज्ञ ), विप्र 
( कबि ), तथा ब्राह्मण ( ब्रह्म को जानने वाछा ) कहा जाता था । उनके छिए 

१, अमरकोश, २, ७, ८, ९, और १० । 

२, चतुबंणंमयों लोकः । रघु० १०-२० । 

३, नृपस्य वर्णाअ्रमपालन॑ यत्स एवं धर्मों मनुना प्रणीतः । रघु० १४-६७ | 

४. अमरकोश, २, ७, ४ । 


१३६ विक्रमादित्य [ न० ० ] 


निन्नलिखित विशेषण' प्रयुक्त होते थे जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज 
उनसे क्या चाहता था; 


( १ ) विद्वान ( ९ ) मनीषी (१७) कृति 

( २ ) विपश्रित्‌ (१०) श्ष ( १८ ) कृष्टि 

( ३ ) सत्‌ (११ ) प्राक्ष ( १९ ) लब्धवर्ण 
(४ ) सुधी ( १२ ) संख्यावानू (२० ) दूरदर्शी 
(५ ) कोचिद्‌ (१३ ) पण्डित (२१ ) दीघंदर्शी 
(६ ) बुध ( १४ ) कवि (२२ ) भ्रोत्रिय 
( ७ ) दोषज्ञ ( १७ ) धीमान्‌ ( २३ ) छान्दस 
(८ ) धीर ( १६ ) सूरि (२४ ) विचक्षण 


ब्राह्मण छः परम्परागत कर्मों को करते थे--( १) अध्ययन 
(२ ) अध्यापन ( ३ ) यजन ( ४ ) याजन (७) दान और ( ६ ) प्रतिग्रह । 
अध्यापन-व्यवसाय पर उन्होंने छगभग एकाधिकार कर छिया था तथा वे 
गुरु, आचाय, आदेश, अध्यापक तथा उपाध्याय नामों से प्रख्यात थे । 
तत्कालीन साहित्य में मन्न्नी, प्रशासक, साधु तथा ऋषियों के रूप में ब्राह्मणों का 
चित्रण हुआ है” । कभी-कभी अपवाद के रूप में वे परम्परानुगत व्यवसायों से 
इतर व्यवसायों को भी अपना छेते थे। कभी-कभी कुछ बाह्यण राजसभा में 
विदूषक के रूप में नौकरी कर छेते थे, उदाहरणा्थ--भप्नमिमित्र की राजसभा 
का बिदूषक बड़ा पेट था?। तथापि ब्राह्मणों का वर्ण अब भी पविन्नता, 
तपस्या, अध्ययन एवं करुणा के छिये प्रसिद्ध था। अभिज्ञानशाक्ुतक सें कण्व 
तथा मरीचि आदर्श ब्राह्मणों के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ।* हैं 


(२) क्षत्रिय 


ब्राह्मणों के बाद॑ सामाजिक अनुक्रम में ज्त्रियों का स्थान था। वे 
निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध थे ; 


१, वही, २, ७, ५-६ । 

२. असी पट्कर्मा यागादिभिदवतः । भमरकोश, २, ७, ४ | 
३, वही, २, ७, ७-८ । 

४, रघुवंश । 

५, मालविका०, अंक २ | 

६, अंक ४ तथा ७। 

७. अमरकीश, २, ८,१ । 


सामाजिक जीवन १३७ 


( १ ) मूद्धांसिषिक्त ( जिसका शिर राजतिलक के समय पविन्न जल से 
सिश्चित हो जाता था ) यह नाम राजवर्ग का सूचक था । 

(२ ) राजन्य ( राजवंश से उत्पन्न )। 

(३ ) बाहुज ( पौराणिक रूप से परमपुरुष की बाहु से उत्पन्न )। 

(७ ) चात्रिय ( क्षर्तों से रक्षा करने वाछा )। 

: (५ ) विराज ( चमकने वारा ) | 

क्षत्रिय शब्द अधिक लोकप्रचलित था तथा यह उस वर्ग के आधारभूत 
कार्यों का प्रतिनिधित्व करता था, यथा, समाज को ज्षर्तों से बचाना। 
कालिदास" रघुवंश में कहते हैं, 'निस्सन्देह क्षतों से रक्षा करने के कारण ही 
चत्र दाब्द विश्व में रूढ़ हो गया ।” जिसका कतंब्य इसके विपरीत होता है 
उसके छिये करलंकपूर्ण जीवन था राज्य से क्‍या छाभ ? दइतन्निय छोग शासक, 
प्रशासक, सेनानायक, सेन्‍्यसंचालक, सैनिक तथा पुलिस के सिपाही हुआ 
करते थे ।* निस्संदेह यह चित्रण परम्परागत है किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं 
कि क्षत्रिय समाज का केन्द्रीय तथा अतिशक्तिशाल्ली वर्ग था और उनकी 
राजनीतिक महत्ता के कारण सामाजिक जीवन उन्हीं के चारों ओर घूमता था। 


(३) वेश्य 


सामाजिक संगठन में चेश्यों का तीसरा स्थान था । अमरकोश में उनके 
समाजप्रचलित निम्नलिखित विशेषण दिये गये हैं? ; . 

(१ ) ऊरव्य ( विराट पुरुष के ऊरु से उत्पन्न ) 

( रे ) जऊरूज ५ हि] ११ १9१ ) 

( ३ ) अर्या ( व्यापार तथा व्यवसाय सें अ्रमण करनेवाले ) 

( ४) वैश्य ( जीवन के विभिन्न चेन्नों में वेश करनेवाले ) 

(५ ) भूमिस्ववश ( भूमि को स्पश अर्थात्‌ जुताई करनेवाले ) 

( ६ ) धविशाः ( प्रजा ) 

उपथुक्त शब्दों में प्रथम दो उनकी पौराणिक उत्पत्ति को व्यक्त करते हैं, 
तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम उनके कार्यों को और अन्तिम शब्द समाज में इनकी 

स्थिति को व्यक्त करता है। चूँकि वेश्य समाज के आर्थिक आधार थे इसलिए 


१. क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः ॥ २-५३ | 
२. रघुवंश तथा कालिदास के नाटक । 
३, २, ९, १। 


११८ विक्रमादित्य [ न० अ० ] 


अमरकोश" ने पोषण की भावना से ही उनका सम्बन्ध बताया है जो भाजीव, 
जीविक, वार्ता, वृत्ति, वर्ततन तथा जीवन आदि शाब्दों से व्यक्त होता है। 
वैश्यों द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय तीन थे---( १ ) कृषि, ( २) पशुपालन 
तथा ( ३ ) वाणिज्य ।* किसान की ज्षेन्नाजीव ( खेतों में जिंदगी बिताने- 
वाला ), कषक ( हल जोतनेवारा ), कृषक तथा क्ृषिबऊ् ( खेत चाछा ), 
कहा जाता था ।* संभवतः बौद्ध और जेन धर्म के प्रभाव के कारण पशुजीचन 
की पवित्रता पर अत्यधिक बल देने के कारण कृषि का पेशा अनून” (नीचा तथा 
असत्य पर आधारित) कहा जाने रूगा । कृषि को इस प्रकार चिन्नित करने का 
कारण यह था कि इसमें हिंसा का पाप छग जाता था ।* यहाँ हमें तकसंगत 
कारण का पता चलता है कि अधिक धर्मबुद्धि वाले वेश्यों ने क्षि को क्‍यों 
त्याग दिया और क्यों व्यापार व व्यवसाय में ही पूर्णरूप से लगे रद्दे तथा क्‍यों 
कृषक शूद्रों से, जो पशुनीधन की पविन्नता पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, 
संबंधित बताये जाने छगे ! किंतु व्यापार या व्यवसाय भी छांछन से सुक्त नहीं 
था क्योंकि इसे भी सत्यावृत ( सत्यासंत्य से मिश्रित ) कहा गया है। वेश्य 
सूदखोरी का पेशा भी करते थे जिसे अर्थप्रयोग, कुसीद, तथा बद्धिजीविक 
भी कहते थे* । काछिदास के ग्रन्थों में तथा पश्चातक्काीन साहित्य में, यथा, 
बृहत्कथा, बृहत्कथामंजरी, कथासरित्सागर तथा जेन निबन्धों में समाज के 
मनुष्यों का चित्रण आराम तथा विछासितापूर्ण है। भीतिक रूप से संपन्न 
इस ज्ञीबन का आधार निस्संदेह समृद्ध क्रषि, व्यापार-ब्यवलाय तथा बेश्यों 
द्वारा संगठित विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे थे । साधारण तौर से व्यवसायी 
वर्ग धनी था और राज्य तथा समाज इसका आदर भी करता था ।* राज्य' 
कृषकों एवं पशुपालकों की रुचि तथा संपन्नता का विशेष ध्यान रखता था 
और उन्हें सभी प्रकार का रक्षण और साहाय्य मिकतता था। उनके लाभाथ 
विपुल वर्षा के छिए प्राथनाएँ की ज्ञाती थीं ।" 


१, बह्ी । 

२. वही, २, ९, २। 

३. बंही, २, ९, ६ । 

४, वही, २, ९, २ । 

५, इिसादोषप्रभानत्वादनूतं कृषि । 

६, अमरकोश २, ९, ३ | 

७. शकुन्तला ६ । 

८, भव॒तु तव विडी जाः प्राज्यवृष्टिः प्रजापु | झाकु० ७, १४ । 


सामाजिक जीवन १३६ 


(४) शाद्र 

सामाजिक संगठन में शूद्रों का स्थान सबसे निनश्न था । प्रथम तीन वर्णों 
की ही भाँति वे भी निम्नांकित विशेषणों से जाने जाते थे? : 

(५१ ) शूद्र (जो शोक से व्रृवित हो जाय ) 

(३२ ) अचर वर्ण ( नीची जाति ) 

(३ ) बृषरू ( जो बृष या धर्म अर्थात्‌ सज्ीचन के आचरण का अनावर 

करता है ) 

( ४ ) जघन्यज ( विशट पुरुष के सबसे निचले भाग से उत्पन्न ) 

सिद्धान्ततः उन लोगों को शूद्ध कहा जाता था जिनमें उत्साह, सहन- 
शीकता की कमी रहती थी, जो खानपान एवं यौन संबंधों में बड़े ढीले रहते 
थे ओर जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों से आये थे । किंतु लगता है 
कि इस समय वर्ण-ब्यवस्था अपनी तरल अवस्था में नहीं थी तथा वर्णों के 
विभाजन में जन्म का मान अधिक रहने रूगा था । अतः परिस्थितियों से बाध्य 
होकर शूद्रों की संतान शूद्र ही कहकाई झऔर स्थायी अयोग्यता की भागी 
बनी । चुँकि शूद्र अधिकतर घरेलू, कृषपि-संबंधी एवं औद्योगिक श्रम में छगे 
रहते थे अतः तत्कालीन साहित्य में उनका उत्छेख बहुत कम हुआ 
है। तथापि अमरकोदा' में शूद्धवर्ग के अन्तर्गत कारू या शिल्पियों की 
बहुत सी जातियों का उर्लेख किया गया है किंतु उनका वहाँ उत्लेख बासों 
और परिचारकों के रूप में हुआ है । कतिपय अयोग्यताओं के होते हुए भी 
वे समाज के अभिन्न अंग समझे जाते थे। इन्हें प्रकृति! क्रथवा "प्रजा! में 
सम्मिलित किया जाता था तथा जहाँ तक समाज के सामान्य कल्याण का 
संबंध था राज्य उनको अपना अविभाज्य अंग मानता थार | 
(५) संकर वर्ण 

मनुस्मति का अनुसरण करके अमरकोश * ने संकर वर्णा की तालिका दी 
है जो अन्तर्जातीय विवाहों से, जिनको स्मृतियां ने प्रोत्साहन नहीं 
दिया, उत्पन्न सन्‍्तानों से कल्पित की गयी है। ताहिका में निम्नलिखित 
संकर वर्ण हैं: 

१, अमरकोश, ३) १०, १ । 

२, २, १० ॥ 

३. प्रवर्ततां प्रकृतिद्ठिताय पायिवः । शाकु०-७२३५ | 

४, २०१० ) 


१४० विक्रमादित्य [ न० श्र० ] 


( १ ) चाण्डाल ( ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से उत्पन्न ) 

(२) करण ( शूद्ध माता तथा वेश्य पिता से उत्पन्न ) 

(३ ) अम्बष्ठ ( बेश्य माता तथा ब्राह्मण पिता से उत्पन्न ) 

(४ ) उम्म ( शूद्र माता तथा चत्रिय पिता से उत्पन्न ) , 

(५) भागध ( क्षत्रिय माता तथा वेश्य पिता से उत्पन्न ) 

( ६ ) माहिष्य ( वेश्य माता तथा क्षत्रिय पिता से उत्पन्न ) | 

(७ ) ज्षत्ता ( वेश्य माता तथा शूद्र पिता से उत्पन्न )। 

( ८ ) सूत ( ब्राह्मण माता तथा बेश्य पिता से उत्पन्न ) । 

( ९ ) रथकार ( करणी माता तथा माहिष्य पिता से उत्पन्न )। 

जब हम तालिका का परीक्षण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
तथाकथित वर्ण मूलतः प्रजातीय, व्यावसायिक तथा राजनीतिक वर्ग थे जिन्हें: 
समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। निषेध होते हुए भी अन्तर्जातीय विवाह 
व्यावहारिक रूप से विद्यमान रहे । अतः स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विचाहों 
से उत्पन्न संतानों को जिन्हें समाज में स्पृह्णीय नहीं समझा जाता था समाज 
तथा चर्ग की स्थिति में बहुत निम्नकोटि में रखा । मिश्रित विवाह पर आधारित 
वर्णलंकर सिद्धान्त जातिगत तथा समाजशासत्रीय दोनों दृष्टियोँ से अमाननीय 
है । अमरसिंह ने केवल परम्परा के आधार पर मनु को दुहराया है। 
(६) अन्त्यज अथवा समाज की सीमा के बाहर रहने वाली जातियाँ 

कालिदास के ग्रन्थों सें तथा अमरकोश में छुआकछृत तथा अस्पृश्यता के 
अस्तित्व का प्रत्यक्ष उदछेख नहीं है किंतु कुछ जातियों तथा वर्णों का उल्लेख 
अवश्य हुआ है जिनको समाज में पूर्णतया नहीं पचाया जा सका था और 
जो अब भी या तो सामाजिक अथवा भौगोलिक रूप से संस्कृत समाज की 
बस्ती के बाहर रहते थे तथा जिन्हें बाद में “अन्ध्यज कहा गया । 'अमरकोश* 
में चाण्डाल के अन्तर्गत निश्वलिखित विभिन्न प्रकार की जातियों का उल्लेख 
किया गया है, जो वस्तुतः विभिन्न वर्ग थे और जिन्हें चाण्डा्लों के साथ ही 
विभाजित कर दिया गया--चाण्डाछ, प्छव, मांग, दिवाकीर्ति, जनंगम, 
निषाद, श्रपत्र, अंतेवासी और पुकस। इनमें कुछ भन्‍्य वर्ण और विदेशी 
जातियों को भी जोड़ दिया गया है यथा किरात, शबर, पुलिंदु तथा स्लेच्छ । 

रघुवंश' में बस्ती से दूर वन में रहने वाली जातियों में श्रगुरिक (शिकारी 


१, अमरकोश, २, १०, १९-२० | 
२, ९-७३ | 


सामाजिक जीवन १४५९ 


कुत्तों का झुण्ड रखने वाले ), वागुरिक ( जो जाल से शिकार करते थे ) तथा 
दस्यु ( ढाकू ) का उल्लेख है | कालिदास ने गब्धवं, किन्नर, किरात, यक्त 
इत्यादि असभ्य जातियों का भी उल्लेख किया है जो स्वभावतः हिमालय के 
प्रदेश में रहते थे । उन्होंने स्लेच्छु, यचन, पारसीक तथा हुण इत्यादि का भरी 
उद्लेख किया हैं जो स्पष्टतः विदेशी जातियाँ थीं और पश्चिमोत्तर भारत की 
सीमा पर रहती थीं । कालिदास के ग्रन्थों में 'नाग! जैसी पौराणिक जातियों 
का भी उल्लेख हुआ है जो निस्संदेह मनुष्य थे और सामाजिक रूप से 


भारतीय लोगों से संबंधित थे ।* 
२. आश्रम चतुश्य 
धमसूत्रों तथा स्मघतिर्यों की परम्परा का अनुसरण करते हुए विक्रमादित्य 
की जीवनी पर प्रकाश डालने वाके समकालीन तथा उत्तरकाछीन ग्रन्थों में 
आश्रस-व्यवस्था का उक्लेख किया गया है। अमरकोश' निम्नलिखित चार 
आश्रर्मों का उल्लेख करता है जिनमें व्यक्ति का जीवन विभक्त था: 
(१ ) बह्मचय (३ ) वानप्रस्थ 
(२) ग्रह (४) मिक्ठ 
आश्रम-चतुष्टय में वस्तुतः व्यक्ति के जीवन के चार क्रमिक स्वर थे। इन 
स्तरों का आश्रम नाम इस कारण था कि ( १ ) या तो छोग यहाँ आराम प्राप्त 
करते थे अथवा ( २ ) लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सब्वबतोमुखी 
श्रम करते थे 7 


उपनयन संस्कार के बाद ज़ब शिष्य अध्यापक के पास ज्ञान और 
शिष्टाचार सीखने के लिए जाता था तो उस समय से बह्मचरय आश्रम का 
प्रारम्भ होता था। शिष्य अपने जीवन-प्रभात का बहुमूल्य सोछह बर्षे का 
समय अपने अध्यापक के पास बिताता था तथा शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्त 
उससे आज्ञा लेकर जीवन के द्वितीय स्तर में पहुँचने के इरादे से छौदता था ।* 
सामान्यतः साधारण बालकों को शिक्षक के घर जाना पडता था किन्तु बहुधा 


१. रघुवंश १६ । 

२. २, ७, ३ । 

३, आाअम्यन्त्यन्न अनेन वा। यद्दा भासमन्ताच्छुमोइतन, स्वव्मंसाधनक्लेशाद। 
अमरतशिंह २, ७ ३ पर भानुजी दीक्षित को टोौका । 

४, अथोपनीतं विधिवद्दिपश्चितो विनिन्‍्युरेतं सुरवो गुरुप्रियम्‌ । रघु० ३०२९ । 

७५, बह्े, ५, २०-२३ । ' 


१४२ विक्रमादित्य [ न० झ० ] 


राजपुन्रों को उनके माता-पिता' के द्वारा रखे हुए कुशल एवं समाहत अध्यापक 
उनके घर पर ही शिक्षा दिया करते थे, उदाहरणाथ विकमाद्ित्य की शिक्षा 
उनके घर पर ही हुईं थी ।* 

जीवन के द्वितीय स्तर में व्यक्ति ग्रही ( गृहयुक्त ) होता था। यह आश्रम 
सामाजिक जीवन का केन्द्र तथा आधार समझा जाता था। सामान्य परिस्थिति 
में पत्येक व्यक्ति सै आशा की जाती थी कि वह इस आश्रम सें अवेश करेगा । 
यह द्वितीय आश्रम सभी की सेवा करने में सक्षम समझा जाता था ।* इसी 
आश्रम में गृही अपने ऋणन्नय से मुक्त होता था। राजा पवित्र ग्रन्थों को 
पठन करके यज्ञों को सम्पन्न करके और प्रजाओं की उत्पत्ति करके बेवताओं, 
ऋषियों और पितरों के ऋण से मुक्त होकर अपने परिवेष से मुक्त रूर्य की 
भाँति भारवर हो उठे ।”” इस सामान्य नियम के अपवाद में बहुत छोग रहते 
भे जो कि त्याग की उत्कट इच्छा से परिचालित होते थे अथवा शारीरिक रूप 
से बेकार रहते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तथा अखार ने इस प्रकार 
के सन्‍्तुलित जीवन पर एक गहरा प्रहार किया तथा बहुत से अपवाद निकृछ 
आए | बहुत प्रसिद्ध इृषान्त कारक तथा सरस्वती का है जिनका विक्रमादित्य 
के इतिहास से निकट सम्बन्ध है । 


आश्रम-ध्यवस्था के अनुसार गृही २५ वर्ष तक संग्रह, आनन्दोपभोग 
तथा सामाजिक सेवा का जीवन बिताने के पश्चात्‌ वानप्रस्थ नामक अपने जीवन 
के तृतीय आश्रम में म्रवेश करता था। वानप्रस्थ आंशिक रूप में जीवन की 
एकान्तता है जिसमें व्यक्ति समीपवर्ती वन में चका जाता था। उस ( पुत्र ) 
का जो विजयी होकर आया था और एक योग्य पत्नी से संयुक्त हो गया था, 
स्वागत करके और कुछ की रेख-रेख का भार उप्तको सौंपकर शान्तिमय 
जीवन बिताने के लिए अभिलषित हो गया, क्योंकि पूत्र के कुछ का भार 
संवहन कर सकने योग्य हो जाने पर सूथवंश में उत्पन्न हुए छोग अधिक समय 
तक घर में संसक्त नहीं रहते” ।” कथासरिव्सागर में भी कहा गया है कि 
विक्रमादित्य के पिता महेन्द्रादित्य ने अपने पुन्न को राजसिंहासन पर बेठाकर 


१६ वही, ३-२९ | 

२. केथासरित्सागर १८-१ । 

३, काछो क्षय संक्रमितुं द्वितीय सर्वोपकारक्ष ममाश्रमं ते | रघु० ५-१० । 
४, रघुबंश ८-३० | 

५, रघु० ५ ११। 


सामाजिक जीवन १४३ 


शान्तिसय जीवन बिताने के लिए वानप्रस्थ ले लिया ।* किन्तु यह कहना 
अत्यन्त कठिन है कि जीवन की यह आंशिक एकान्तता कहाँ तक सामान्य 
रूप से प्रचलित थी । जेन और बौद्ध धर्मों ने वानभ्रस्थ के जीवन को प्रश्रय 
दिया । उनके अनुसार व्यक्ति जब चाहे ग्रृहस्थ-आश्रम में आवश्यक रूप से 
बिना प्रविष्ट हुए ही वानभ्रस्थ छे सकता है। अचस्था के पहले वानग्रस्थ ग्रहण 
करने के अनेक दृष्टान्त हैं । 


अमरकोदा के अनुसार जीवन का चतुर्थ आश्रम 'भिक्ः का था | यह शब्द 
स्पष्टतः बौद्ध धर्म के प्रभाव को व्यक्त करता है। इस आश्रम में व्यक्ति सभी 
' सांसारिक मोह पाशों को तोड़कर भिक्षणशीछू तथा अभ्रमणशीरू बन जाता 
था और सीधे आध्यात्मिक खोज में अपने को छगा देता था। 'तब रघु अपने 
पुत्र कों दृहदरूप से प्रजा में स्थित देखकर आत्मज्ञान के परिणामस्वरूप 
नाशवान इन्द्रियों के स्वर्गीय सुख से भी स्वभावतः उदासीन हो गये!।*३ 
कालिदास और भी आगे कहते हैं कि राजा बृत्तों की छाल के वस्त्र पहिनते थे 
तथा पूर्ण त्याग का अभ्यास करते थे ।* यहाँ संन्यास तथा भिक् होने के 
उदाहरण शासक वर्ग से ही उद्धुत किये गये हैं तथा धर्मशाशत्र ब्राह्मणों को ही 
नियमतः इससें भ्रविष्ट होने की आज्ञा देते हैं। किन्तु यह व्यवस्था सामान्य 
लोगों से सम्बन्धित नहीं दिखाई पड़ती । जन और बौद्ध संघों में भिक्ष यद्यपि 
परम्परागत आश्रम धर्म का पान नहीं करते थे किन्तु उन्होंने परिच्राजकों 
और संन्यासियों की संख्या में वृद्धि अवश्य कर दी थी । 


३. विवाह व्यवस्था 

विक्रमादित्य के समय में इसे समाज में मौलिक ध्यवस्था समझा जाता था 
तथा सामान्यतः सभी लोगों से इसमें प्रवेश करने की आशा की जाती थी। 
अमरसिंह” विवाह को विभिन्न नामों से पुकारते हैं : विवाह, परिणय, उद्वाह, 
उपयाम, पाणिपीडन । साहित्यिक ग्रन्थों में देव और आपष॑ को छोड़कर धर्मसूत्रों 
और स्मृतियों में दिये गये सभी प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है | 
अध्यधिक प्रचलित प्रकार ब्राह्म था जिसमें वधू के माता-पिता वर तथा उसके 


१, १८, १, ६० । 

२. मिक्षणशी लू: । अमरकोश, ७, २, २ में भानुजी दीक्षित की टीका । 
३. रघुवंश ८, १०; १९५, २ | 

४. ८-२६ । 

५. अमरकोश, २, ७, ५६-५७ । 


१४०४ विक्रमादित्य [ न० अ० ] 


पक्त के लोगों को बुलाकर भलंकृत करके वेद-विधि से वर को कन्या-दान कर 
देते थे । कालिदास द्वारा वर्णित इसका चहुत ही आदर्श उदाहरण पावती-शंकर 
का विवाह है? । प्राजापत्य प्रकार के विचाह का भी जिसमें कन्या तथा बर दोनों 
को घर, अर्थ और काम का समान अधिकार था, उल्लेख मिलता है । आसुर 
नाम से ज्ञात विधाह का भी जिसमें कन्या के संरक्षक कन्या का मूल्य स्वीकार 
करते थे, उल्लेख हुआ है किन्तु कन्या का मूल्य लेने चाछे की आत्मा को वेदना 
से पीड़ित दिखाया गया है?। गान्धर्व विवाह ज्षत्रियों में ही प्रचलित था 
जिसमें समाज के सबसे स्वच्छुन्द तत्व निहित थे। इस पकार के विवाह में 
वर तथा कन्या दोनों काम तथा पारस्परिक आक्पण-वश संरक्षकों अथवा 
सम्बन्धियों से आज्ञा लिए बिना वेद-विधि छोड़कर विवाह सम्पन्न कर छेते ये । 
इस अकार से सम्पन्न किये गये विधाह बहुत सुखद नहीं होते थे क्योंकि वासना 
जो जीवन का सबसे ज्ञणिक तश्व है इस प्रकार के विवाहों का आधार था । 
शकुन्तला का इष्टान्त इस बात का अच्छी तरह निर्देश करता है। अन्तिम 
दो प्रकार के विवाहों राज्तस और पेशाच का उदाहरण विक्रमादित्य के जीवन 
का वर्णन करने वाले कथासरित्सागर और जेन निबन्‍्धों में प्राप्त होते हैं 
जिनमें संरक्षकों की इच्छाओं के विरुद्ध उनकी कन्याओं के बलात्‌ अपहरण 
का वर्णन है। हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें कन्याओं को 
प्रमत्तावस्था तथा गुप्तावस्था में ही घुछाकर उनका सत्तीत्व नष्ट कर दिया 
गया था ।* जहाँ तक इन विवाहों के सापेक्षिक महर्ष का अश्न है ब्राह्म और 
प्राजापत्य अधिक समाहत थे । गान्ध्य और आसुर विवाहों को समाज सहन 
कर रहा था किन्तु उनका आदर नहीं होता था। राक्षस और पेशाच दोनों 
निन्दित थे किन्तु उनके सम्बन्ध में नियम बना दिये गये थे कि ऐसी कन्याये 
जिनका सतीत्व नष्ट कर दिया गया है सतीत्व नष्ट करने वाले के अतिरिक्त 
अन्य किसी को ग्राह्म न होंगी। इसका कारण यौन-शुद्धि-विषयक सामाजिक 
धारणा थी । 


चत्नियों, विशेषकर राजधरानों में, स्वयंचर तथा प्रण-विवाह ( वर कुछ 


१. कुम[र०, ७। 

२, रघुवंश । 

३, पीडितो दुद्दितृशुस्कसंस्थया । वद्दी ११-३८ । 
४. शैकुन्तला, ३०२० । 

५, कथासरित्सागर, १८, २; पुरातन प्रबन्ध संग्रह । 


सामाजिक जीवन १४४ 


शर्तों को पूरा करके कन्या से विवाह करता था ) की प्रथायें भी प्रचलित थीं ॥ 
धमंशास्त्रों में इन प्रथाओं का उल्लेख नहीं मिकतता | किन्तु कालिदास के ग्रन्थों 
में इनका वर्णन है। इन्दुमती” का विवाह प्रथम तथा सीता'* का विवाह 
द्वितीय कोटि में आता है। किन्तु दोनों प्रथाओं का प्रचकन कुछ सीमाओं के 
भीतर ही था । वस्तुतः विवाह के पूर्व चर की आह्यता तथा योग्यता देख ली 
जाती थी । इन प्रथाओं के धर्मशार्त्रों में उल्लिखित न होने का मुख्य 
कारण यह है कि दोनों पअकार के विवाह अन्त में व्राह्म-गविधि से ही सम्पन्न 
होते थे और उनसे धार्मिक उद्देश्य पूरा होता था। 


विवाह की अथा में कुछ सीमायें भी थीं। अधिकोश विवाह अपने ही वर्ण 
में किन्तु अपने से भिन्न पिण्ड और गोन्न में किये जाते थे। प्रथम सीमा के 
अपवाद भी उपलब्ध होते हैं | विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रियों में अन्तर्जातीय 
विवाह ( असबर्ण विवाह ) के भी उदाहरण मिलते हैं। कालिदास अग्निमिन्र 
( ब्राह्मण ) का मालविकाओं ( ज्ञत्रिय कन्या ) के साथ और दुष्यन्‍्त ( क्षत्रिय ) 
का दाकुन्तका” ( बाह्मण की धर्मपुत्नी ) के साथ विवांह का वर्णन करते हैं । 
यद्यपि वे दूसरे विवाह के प्रसंग में दुष्यन्त की मानसिक ज्िनक्तषक का भी 
उल्लेख करते हैं । जान पड़ता है कि अनुलोम विवाह (€ उच्चवर्ण के वर का 
निम्न चर्ण की कन्या के साथ विवाह ) का पक्ष अब भी बलवान था किन्तु 
अतिछोम विवाह पसन्द नहीं किया जाता था। दूसरी सीमा का सामान्यतः 
आदर किया जाता था। उत्तरी भारत के शाक्यों जैसी कुछ बौंद्ध गणतान्त्रिक 
जातियाँ सगोन्र विवाह किया करती थीं किन्तु ये सामाजिक व राजनीतिक 
रूप से दुबंलछ हो गये ओर धीरे-धीरे उन पर भी बाह्मण-अनुशासन छा गंया | 


साहित्यिक ग्रन्थों में वर्णित छगभग सभी प्रकार के उदाहरणों में वर 
और कन्या दोनों ही वयस्क होते थे तथा वे विवाह तय होने में अपने विवेक 
का प्रयोग कर सकते थे । कन्या का अपने माता-पिता तथा संरक्षकों के चुनाव 
ओर मत को मानना अच्छा समझा जाता था। 'शकब्यश्री राजकुमार में जिसने 
समयालुसार गुरुजनों से शिक्षा पायी थी और जो अपने यौवन के विकास से 


१. रघुवंश, ६ । 

२. वही, ११, ३८ और आगे । 
१. मालविका शिमित्र । 

४. रघुवंश । 


9७ सिप्र्ः न्‍्िि 


१४६ विक्रमादित्य [ न्० अ० ] 


और भी सुन्दर हो गया था, अनुरक्त होने पर भी उसी प्रकार से अपने स्वामी 
की आजा की प्रतीज्ञा कर रही थी जिस प्रकार धीर कन्या किसी पर अनुरक्त. 
होने पर भी अपने पिता की जअनुज्ञा की प्रतीक्षा करती है ।!* इन सब विषयों 
में माता की आज्ञा पिता से अधिक निर्णायक समझी जाती थी यद्यपि वह 
साधारणतः अपने पति के ही मत का अनुसरण करती थी ।* गान्धव्रविधाह के 
उदाहरणों में, जो कि अपवादस्वरूप थे, न तो संरक्षकों से परामश किया 
जाता था और न उनकी राय का आदर ही किया जाता था, यद्यपि वे ऐसे मामलों 
में अपनी अनुसति दे देना चुद्धिमानी समझते थे, क्योंकि ऐसे विवाह पहले ही 
सरपन्न हो खुकते थे अतएवं निषेध करना व्यर्थ होता था। शकुन्तला के. 
धरंपिता कण्व ने दुष्यन्त और शकुन्तछा के गान्धर॑-विवाह का अनुमोदन 
किया था ।४ 


विवाह तय करने का कोई भी प्रकार क्‍यों न हो यह आवश्यक, कम से कम 
अभीष्ट, समझा जाता था कि प्रत्येक प्रकार के विवाह में वेवाहिक संस्कार हों 
जिससे वह धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति पा सके। कुमारसम्भव' में 
कालिदास द्वारा उमा के उद्वाह का वर्णन विवाह की व्यवस्था और सम्पन्नता 
के लिए अपनायी जानेवाछी सामान्य विधि पर प्रकाश ढाछता है। सवप्रथम 
वेषाहिकी तिथि निश्चित की जाती थी। कन्या के घर तथा अड्ोस-पड़ोस 
को सजाया जाता था। विवाह के दिन कन्या का शरीर अच्छी प्रकार से 
अलंकृत किया जाता था। उसका 'समंगरूसनान! होता था तथा कौतुकवेदी 
पर वह बेठती थी जहाँ उसका और भी अलंकरण होता था। उसकी कलाई 
पर ऊन का बना हुक्षा शुभ सूत्र ( कौतुक-हस्तसूत्र ) बाँध दिया जाता 
था। वर अपने पक्ष के लोगों के साथ एक सुविशाल वेवाहिक संयात्रा (जुलूस) 
बनाकर कन्या के पिता के घर जाता था जिसको कन्या के पिता के ससबन्धी 
तथा पढ़ोसी बड़ी उत्सुकता से देखते थे । वरपक्ष के छोर्गों का उच्चित आदर 
होता था तथा वर को उपहार दिये जाते थे | कुछ-पुरोहित की अध्यक्षता में 
पवितन्न अग्नि के सम्मुख संस्कार सम्पन्न किये जाते थे । विवाह के दो प्रमुख 
सेंस्कार पाणिग्रहण ( पत्नी के पाछन-पोषण के उत्तरदायित्व का अतीक ) 


१. श्री: सामिलाषापि युरोरलुश्ां धीरेव कन्या पितुराचकांक्ष । रघु० ५, ३८ । 
२. आयेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थषु कुद्धम्बिनः। कुमार० ६, ८५-८६ । 

३. शाकुन्तल ३। 

४. ६ और ७। 


सामाजिक जीवन १४७ 


तथा अग्निप्रदक्षिणा ( अग्नि के चारों ओर घूमना, जो संस्कार का स्थायी तत्व 
था, साजित्व का परिचायक ) थे। विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ वर और बधू 
अपने बड़ों तथा सम्बन्धियों से आशीर्वाद व उपहार प्राप्त करते भे । तदनन्तर 
वर वधू को लेकर उचित दहेज के साथ रथ में बेठकर वापस आता था।* 
तत्पश्चात्‌ वे कई महीनों तक प्रसन्नतापूर्वंक केलिमास मनाते थे । 


जनसाधारण में सामान्यतः एकपत्नीवियाह ही अ्रचक्तित था | कामाचार 
तथा बहुपतित्व का एक भी चिह्न नहीं मिलता । किन्तु शासक तथा ससरपन्‍न 
कुटम्बों सें बहुपत्नीविवाह अधिकांशतः प्रचकित था। बहुपत्नीक को 
. कोई छांछुन नहीं छगता था यद्यपि पहली पत्नी सपरिनियों के आने पर बुरा 
मानती थीं। 'राजा मारकूविका को अधिक प्यार करने छगे थे किन्तु रानी 
घारणिका की भावनाओं को ठेस न छगे इसलिए उन्होंने अपने को उससे 
दूर रखा ।! बहुत से नरेश अन्तःपुर में अपने युग की सर्वश्रेष्ठ 
सुन्दरियों को रखा करते थे ।* विक्रमादित्य के अन्तःपुर में भी मध्यकालीन 
लेखकों के अनुसार बहुत-सी सुन्दरी ख्तरियाँ थीं। छगभगण प्रत्येक युद्ध में वे 
एक न एक खत्री छाये थे। धनी व्यापारी नियमतः कई खियाँ रखते थे। 
यदि वह धनी था तो उसके कई पत्नियाँ अवश्य रही होंगी ।” तथापि 
कालिदास अज” तथा राम* के वर्णन में बहुपत्नीत्व के सम्माननीय अपवाद 
अस्तुत करते हैं । इन्दुमती की रूध्यु पर अज का. विछाप लछोकोक्ति बन गया 
है। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने .दूसरी पत्नी अहण करना स्वीकार नहीं 
किया तथा उन्होंने अपने साथ सीता की प्रतिमा को रखा था। यद्यपि समाज 
बहुपत्नीत्व को सहन करता था किन्तु कवियों द्वारा कर्पत आदर्श विवाह 
एकपत्नीक ही था । 


४. वेबाहिक जीवन का आदर्श 
वेवाहिक जीवन का आदर्श धमं, अर्थ और काम के विषयों में पति-पत्नी 
का पूर्ण सामअस्य तथा एक दूसरे के प्रति उत्कट विश्वास था । तथापि चेवाहिक 


१.सत्तवानुरूपाइरणी । रघु० ७, ३२ | 

२, मारृविका० ३, शाकु० अंक ६ । 

३. प्रतिक्ृतिरचनाभ्यों दूतिसन्दशिताभ्य: समधिकतररूपः ४ रघु० १८, ५३ ' 
४. शाकुन्तल ६ । 

७५, रघु० ८, ५२। 

६. रघु० १५। 


१८ विक्रमादित्य [ न० अ० ] 


जीवन सदेव आनन्द्‌ और आराम का नहीं होता था । यह आंवश्यक रूप से 
उत्तरदायित्व तथा कठिनाइयों का जीवन था। इस भादर्श की पूर्ति में 
पति कभी-कभी ढीला पढ़ जाता था परन्तु स्री सामान्यतः इस आदश की 
पूर्ति में संडगन रहती थी। कालिदास अपने स््री-चरित्रों का विशेषतः 
नायिकाओं का चित्रण त्याग, श्रेम भौर अहं-शुन्यता की अतिमा के रूप में 
ही करते हैं । राम ने राज्यकतंब्य से बाध्य होकर सीता के साथ कठोरता 
का व्यवहार किया तथा गर्भिणी भवस्था में ही निर्वासित कर दिया । किन्तु 
सीता ने अपने पति के श्रति विना क्रिसी अभ्यसूया के निम्नलिखित छाब्दों 
का प्रयोग किया जो धर्मपत्नी की भावनाओं की अद्वितीय अभिव्यक्ति है : 
“इस परिस्थिति में पड़कर सन्‍्तान उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ सूये की ओर 
आँखें गडढ़ाकर तप करूंगी ज़िससे जनन्‍्मान्तर में भी आप ही मेरे पति हों 
और वियोग की स्थिति उत्पन्न न हो? ।* राम यद्यपि कठोर अनुशासनपग्रिय 
राजा थे किन्तु अपनी पत्नी के प्रति सहृदय थे। रूचमण ने जब राम को 
सीता के ये शब्द सुनाये तो उनकी आंखें आँसुओं से वेसे भर गयीं जेसे पौष मास 
का पूर्णचन्द्र तुषार गिराने छगता है ।* आदर्श पत्नी के कर्तब्यों को कालिदास 
ने निम्नलिखित शाब्दों में दिया है! 'बड़ों का आदर करो, सपक्नियों के प्रति 
प्रेमपू्ण व्यवहार करो और यदि तुम्हारा पति कठोरता का बर्ताव करता है 
तो तुम भी कठोर न बनो तथा अपने सेवर्कों के श्रति उदार बनी रहो । इस. 
प्रकार ये बातें पति के घर में वरदान सिद्ध होंगी, तुम्हारे लिये अभिज्ञाप नहीं।?र 
कभाद्श वेवाहिक जीवन सफल होना चाहिए। सन्‍्तानों का घर में स्वागत 
होता था और बड़े स्नेह के साथ उनका पालन-पोषण और शिक्षा होती 
थी। ऐसा व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली समझा जाता था जिसकी गोद धूछ 
में खेलते हुए बच्चों से धूसरित हो जाती थीं 


५, समाज में स््री का स्थान 


अमरकोश'”" में ख््री के निम्नलिखित पर्यायों से स्पष्ट हो जायगा कि स्त्रियों 
को समाज में किस दृष्टि से देखा जाता था ५ 


१. भूयों यथा में जन्मान्तरेषपि त्वमेव मर्ता न च विप्रयोगः । रघु० १४, ६ । 

२. बस्ूव राम: सहसा, सवाष्पर्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्र: | रघु० १४, ८४ । 

है. शाकु० ४ । 

४, अक्लाश्नयप्रणविनस्तनया न्वइन्तो पन्‍्यास्तदज्लरजसा मल्नीभवन्ति,। शाकु० ७, १७। 
५, अमरकीश २, ६, २-४ । 


सामाजिक जीवन १४६ 


१ ) स्री (जो सन्तान उत्पन्न करने के योग्य हो ) 

२ ) योषित्‌ ( सेवा करने वाली ) 

३ ) अबला ( बलहीना ) 

४ )थोषा (प्रिया ) . 

५ ) नारी ( नर-सम्बन्धी ) 

६ ) सीमन्तिनी ( लम्बे केश वाली ) 

७ ) वधू ( सहनशीला ) 

८ ) प्रतीपदर्शिनी ( तिरछा देखने वाली ) 

५९ ) वामा ( प्रेम उड़ेलने वाली ) 

१० ) बनिता ( उमड़ती हुई वासना वाली ) 

११ ) महिला ( आदर करने योग्य ) 

१२ ) अंगना ( सुन्दर अंगों चाली ) 

( १३ ) भीरु ( डरपोक ) 

( १४ ) कामिनी ( उत्कट कास वाली ) 

( १५ ) वामलोचना ( आंखों में वासना छिए हुए ) 

( १६ ) प्रमदा ( मद से पूर्ण ) 

( १७ ) मानिनी ( मान करने वाली ) 

( १८ ) कान्‍्ता € सुन्दर ) 

( १९ ) छकना € दुलारी ) 

( २० ) नितस्बिनी ( आायत नितर्म्बो वाली ) 

( २१ ) सुन्दरी ( देखने में अच्छी छगने वाली ) 

(२२ ) रमणी ( रसण करने योग्य ) 

( २३ ) रामा ( अच्छी लगने वाली ) 

( २४ ) कोपना ( कुपित होने चाली ) 

( २५ ) भामिनी ( क्रोध दिखाने चाली ) 

( २६ ) वरारोहा ( बड़े-बड़े कूल्हों वाली ) 

( २७ ) मत्तकाशिनी ( मदपान के पश्चात्‌ चमकने बाली ) 

( २८ ) उत्तमा ( सबसे अच्छी ) 

( २९ ) वरवर्णिनी? ( सुन्दर रंग वाली ) 

१. शीते सुखोष्णसर्वाज्ञी ग्रीष्मे या सुखबशीतछा। 
भतृभक्ता च या नारी सा भवेद्वरवर्णिनी॥ रुद्र ः मानुजी द्यीक्षित द्वारा 
भमरकोश की टीका में उद्धृत | हमने स्री के विभिन्न पर्यायों की व्याख्या में 
भानुजी दीक्षित का अनुसरण किया है। 


(९ 
( 
( 
( 
( 
( 
५ 
( 
५ 
( 
(्‌ 
( 


१४० विक्रमादित्य ( न० आ० ] 


स्री के बारे में प्रयुक्त ये शब्द स्रीकी जातिगत, शारीरिक तथा सौन्दर्य और 
प्रेममूलक धारणा का निर्देश करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक 
दिनों से होता आ रहा है तथा वे आदिम छिंगमेद पर आधारित हैं, यद्यपि 
इस युग तक वे जीवित थे और अपने मूल अर्थ पर बिना कोई ध्यान दिये 
ही उनका प्रयोग किया जाता था। यदि हम इस युग के साहित्यिक प्रंथों 
. का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि भपनी आदिस भर तात्विक सीमा के 
बाहर भी स्त्री का चित्रण हुआ है । 


जसा कि कालिदास के ग्रन्थों से पता चकता है स्त्रियों का समाज में बहुत 
ही ऊँचा स्थान था। पुन्नी के रूप में कुटुम्ब में उसका बहुत दुलार होता था, 
माता-पिता के द्वारा उसका पालन-पोषण और शिक्षा होत्री थी यद्यपि इन सबको 
करते हुए पिता के मन में एक दुःख की भावना बनी रहती थी क्योंकि एक 
दिन वह उसको दूसरे को दे देनी पढ़ती थी : कन्या दूसरे का धन है, बहुमूल्य 
रत्न है जो माता-पिता के पास निक्षेप के रूप में तब तक रहता है जब तक 
उसका वास्तविक स्वामी उसे नहीं छे जाता । और अब मैंने उसको उसके यथाथ 
स्वामी को दे दिया है। अतएव मेरी आत्मा का बोझ हलका हो गया है । 
अब में अधिक स्वच्छन्दतापूवंक श्वास लेता हुआ प्रतीत होता हूँ ।”” उसे 
अपने संरक्षकों के रक्षण में समझा जाता था। फिर भी उसे घूमने की 
स्वतन्त्रता थी तथा उसे अपना जीवन-साथी चुनने का, विशेषतः गान्धवें 
विवाह तथा स्वयंवर में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था । 


पत्नी के रूप में वह ग्रहरवामिनी थी यद्यपि विधानतः वह भपने पति के 
अधीन थी : वास्तव में में पृथ्वी का स्वामी नाममात्र को हूँ जब कि मेरा 
प्रेम गम्भीर संवेगों से #ंखलित होकर तुर्हीं में केन्द्रित है ।/' पति ख्री का 
अत्यन्त भादर करता था। अज अपनी पत्नी की झत्यु पर विकाप करते हुए 
कहते हैं : तुम्हीं मेरी पत्नी, परामश्शदान्नी, एकान्तसंगिनी तथा छरूलित 
कछाओं में मेरी प्रियशिष्या थीं । संक्षेप में, तुम्हें लेकर, कहो, झूत्यु ने मेरा 
क्या छोड़ा ? निर्देय होकर उसने मुझे छूट लिया ९?* 


१. अर्थों हि कन्या परकीय एवं तामद्य सम्प्रेष्य परिगृदीतुः । 

जातो ममाय॑ विशदः प्रकाम॑ प्रत्यपितन्यास्त श्वान्तरात्मा ॥ शाकु० ४. २२। 
२. रघु० ८, ५१। 
है, बही० ८, ६७ | 


सामाजिक जीवन १४९ 


घर्म, अर्थ और काम की पूर्ति में स्लनी पति की अनवरत संगिनी थी तथा 
धार्मिक कृत्यों में पत्ति के साथ उसकी उपस्थिति इतनी अनिवार्य थी कि 
उसकी अनुपस्थिति में उसका कोई प्रतीक ही रख छिया जाता था। जिस 
समय राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उन्होंने सीता की अनुपस्थिति में अपने 
पा२्श्व में सीता की स्वणमयी प्रतिमा रखी थी । जहाँ तक कन्या के विवाह 
का प्रश्न था माता का मत पिता से अधिक मान्य समझा जाता था ।* 


जिस समय सत्री माता बनती थी उसका महत्व छोगों की दृष्टि में बढ़ 
जाता था। माता के रूप में चह सबंदा आदर तथा पूंजा का पात्र थी। 
जहाँ तक सम्मान का प्रश्न था माता का स्थान पिता से भी अधिक था। 
जब राम लंका से अयोध्या कौर आए, उनका सर्वप्रथम काम अपनी माताओं 
के पास पहुँचना तथा उन्हें. श्रद्धापर्चवक्क सम्मानित करना था । विक्रमादित्य 
के जीवनबृत्तात्मक वर्णनों सें वे अधिक मापृ-भक्त वर्णित किये गये हैं ४ 


साहित्यिक ग्रन्थ खी की सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश 
डालते हैं किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट बात ज्ञात नहीं 
होती | निश्चय ही वे विवाह के अवसर पर पर्याप्र आहरणी”" ( दहेज तथा 
उपहार ) छाती थीं जो ख्रीधन का अप्लुख अंग होता था किन्तु अपने पति 
की सम्पत्ति में उसका क्‍या अधिकार था, पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव म॑ कद्दना 
कठिन है। काढिदास के “अभिज्ञानशाकुन्तछ/* में एक दृश्य है जो पति की 
सम्पत्ति के उत्तराधिकार में क्री की स्थिति का चित्रण करता है । 


राजा कहता है; क्या समुद्गष्यापारी धनमितन्र पोत भग्न होने से नष्ट 
हो गया ? बेचारे के कोई भी सन्‍्तान नहीं है । मंत्री लिखता है कि उसकी 
खारी सम्पत्ति को राज्य हस्तगत कर छेगा। सन्तान न होना भी क्‍या 
दुर्भाग्य है! वेन्रवती, धनी सौदागर के कई ख्रियाँ होंगी। इसका पता 
लगाना चाहिए कि उनमें कोई शर्भिणी है या नहीं »% 9८ गर्भ के बालक को 
पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार में अधिकार है ।? 


3 का कफ कि नललिल न नी तन अनना अजित लब ० न कनननणई अप अल भिन्न फोर लकनन+। 


१, रघु० १४, <७। 

२. कुमार ० ६, <५। 

है, रघु० १४। 

४. विक्रमाक-सत्त्वप्रबन्ध संग्रह । 
५. रघु० ७, ३२ । 

६, ६, २२ शोक के बाद । 


जन ल अंक भय भा न्‍नत-++ *+"--* 5 कभ+" > लक नाश तह 


१४२ विक्रमादित्य [ न० आ० ] 


उपयुक्त अवतरण इस बात का निर्देश करता है कि खत्री पति की संपत्ति 
की उत्तराधिकारिणी नहीं बन सकती थी यद्यपि उसके पोषण के लिए राज्य की 
ओर से अबन्ध कर दिया जाता था। पोषण की सम्भावना राजा की इस 
घोषणा से प्रकट होती है : 'यह अनावश्यक वात है कि किसी के सन्तान है 
अथवा नहीं । यह घोषणा कर देनी चाहिये कि दुष्यन्त ( राजा ) दुष्टों के 
अतिरिक्त उन सभी लोगों का सम्बन्धी है जिनके सम्बन्धी मर चुके हैं ।” ख्री 
के जीवित रहने पर भी राज्य द्वारा सम्पत्तिहरण इस बात का संकेत करता 
है कि स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में रत्री सम्पत्ति नहीं रख सकती थी और राज्य 
एक प्रकार के आदिम समसाजवाद का प्रयोग करता था और वह सम्पत्ति को 
दूर के सम्बन्धियों में नहीं जाने देता था । खत्री की आर्थिक अयोग्यता स्पष्ट है । 


जहाँ तक पति को पसन्द करने और घूमने की स्वतन्त्रता का प्रश्न है ख्री 

को ऐसी पूण्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। उसे विवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता था और न उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे संनन्‍्यासी का जीवन बिताने 
से रोका जाता था। तथापि जीवन की स्मातं-व्यवस्था के अनुसार उसे 
संन्यासावस्था से प्रसिद्ध ऋषियों की देख-रेख में रहना पड़ता था | कालिदास. 
द्वारा वणित कण्व के आश्रम में अनेक ब्रह्मचारिणी स्लरियाँ भी थीं।' बौद्ध 
धर्म से प्रभावित द्ोकर स्तरियाँ अधिक संख्या में भिक्षुणी या भेरी बन गयी 
थीं और स्वच्छुन्दतापूवंक घूमती थीं। घूमने की स्वतन्त्रत। कुछ परिवाजिकार्शों, 
भिछुणियों अथवा वनवासियों की कन्याओं तक ही सीमित नहीं थी अपितु 
इसमें रानियों, माताओं या ग्रृहपत्नियों का भी भाग था।* तथापि ख्त्रियाँ 
कुछ विविक्तता का भी पाठन करती थीं । बौद्ध भिच्ुओं से प्रथक्‌ आवासों 
में रहती थीं। कालिदास के ग्रन्थों में 'अवरोधनों! तथा राजाओं और 
अरथपत्तियों के अन्तःुरों का उल्लेख है। तथापि ये शब्द ( अपने 
वर्तमान अथ में ) पर्दा प्रथा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते जिसका अर्थ 
लोगों की दृष्टि में शरीर का अवगशुण्ठन है। उनका अर्थ केवल पूर्ण रक्षित 
शिष्ट तथा भद्ग पुरुर्षों के घरों की स्त्रियों से है। स्रियों की यह आंशिक 
विविक्तता भी स्वब्यापी नहीं थी । केवक उच्च कुछों में ही ऐसा होता था । 
विक्रमादित्य के समय में अनिवार्य रूप से सती प्रथा भी अप्रचलित थी। 
मम 3230 मेज मत कवर कि की कर आवक लीड 72 36 /68 2 ४ कि 


१. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ १, २, ३ | 
२. मालविकापिमित्रम । 
३. रघु० १, ३२; ४, ६८; १६, २५, ५५, ७१; कुमार० ७, १२ । 


सामाजिक जीवन १४३ 


हमें पति की झरूत्यु के बाद जीवित रहने वाली विधवाओं का वर्णन मिलता 
है ।* इसमें सन्देह नहीं कि कुछ ख्रियाँ अपने पति की चिता पर ही भस्म 
हो जाती थीं किन्तु अधिकांश ऐसा नहीं करती थीं । गर्भिणी ख्त्रियों को 
नियमतः सती होने से रोक दिया जाता था।" कुमारसम्भव) सें रति का 
दृष्टान्त विचारणीय है । निम्नलिखित मनोभावों को व्यक्त करने से छगता 
है कि जले हुए पति काम का अनुसरण करने की ही उसकी आकांक्षा थी : 
चन्द्रमा के साथ उसकी चाँदुनी भी चली जाती है. और घनों के साथ सौदा- 
मिनी भी अन्तहिंत हो जाती है। इसी प्रकार खियाँ भी पति का अनुसरण 
करती हैं इतना तो बुद्धिहीन भी जानते हैं ।! किन्तु उसने स्वयं अपने को 
धीरज बँधघाया तथा जल मरने से रोक रखा। तथापि उसके शब्दों से प्रकट 
होता है कि सती श्रथा छप नहीं हुईं थी । यह पूर्ण सम्भव है कि राजपूताना 
तथा मध्य-भारत की गणतान्त्रिक जातियों में इस प्रथा का प्रचलन रहा हो । 
कुछ शताब्दियों पूर्व यूनानियों ने पंजाब में इन जातियों के पूर्वजों में इस 
प्रथा को देखा था ।* 


0: 9ज९१-०-- 


१, कुमार० ४, १ | 

२, रघु० १९, ५६ | 

३. ४, श४९। 

४. मेक्क्रिण्डल अ० १, १, १० १६ । 


दशम अध्याय 


धामिक जीवन 

१, भूमिका 

प्रथम शती ई० पू० में भारतवर्ष के तीन अमुख धर्म--बवेदिक, जैन और 
बीद्ध--पिछली पाँच शतियों से साथ ही साथ पनपते चले आ रहे थे । 
प्रतिक्रिया और समन्वय की अक्रिया से उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित 
किया । यद्यपि उनका अपना अछूग-अछग अस्तित्व था किन्तु उनमें बहुत 
कुछ समानतायें भी थीं। सुविधा के लिए इन धर्मों की अछग-अछग चर्चा 
की जायगी तथा उनके मुख्य अंग स्पष्ट किये जायेंगे। 
२. बेदिक धर्म 

भौयों के पतन के बाद, जो जेन और बौद्ध दो नेतिक एवं सुधारवादी 
धार्मिक आन्दोलछनों के आश्रयदाता थे, वेदिक धर्मावलम्बी शुक्गों ने वेदिक 
धर्म के देवतामण्डल, अध्यात्मशास्र और कमकाण्ड का पुनरुद्धार किया । 
पूर्वोत्तर भारत के गणतन्त्रों के ठीक विरुद्ध जो बौद्ध-धर्म के .प्रभाव से अभिभूत 
हो गये थे, राजपूताना तथा मध्य-भारत के गणतन्त्र अपनी पूजा और विश्वास 
में पहले से ही वेद्िकधर्मावलस्बी थे | ब्राह्मण-धर्म का यह पुनरुद्धार विक्रमादित्य 
के काल में भी जारी रहा। वस्तुतः भीमांसा की धर्म-विपयक धारणा ही 
यह हो गयी कि “धर्म वही है जो वेद द्वारा उपस्थापित विधियों के अनुसार 
किया जाय! ।* समकालीन ग्रन्थों में बेदिक देवताओं तथा बेदिक संस्कारों का 
बहुत उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित देवताओं का बहुधा वर्णन मिकता है-- 
इन्द्र, वरुण, अप्लि, विष्णु, आदित्य, सोम, पुरुष, प्रजापति, शिव, रुद्र, वायु 
आदि। इनका आवाहन यज्ञ के विभिन्न अवसरों पर किया जाता था तथा 
उनसे वरदान के किए आरर्थना की जाती थी। इन देवताओं की पूजा दो 
विधियों से होती थी। (५ ) भ्रार्थनाओं द्वारा और (२) यज्ञ द्वारा। 
देवताओं की विभिन्न प्रकार की प्रार्थनायं की जाती थीं जिनमें भक्तों को 
जीवनोपयोगी वस्तुय प्रदान करने के लिए देवताओं से निवेदन किया जाता 


१. धर्मस्तु तद्रिधिः । अमरकोश १,२, ६ । 


धार्मिक जीवन १५४ 


था। इन्द्र का सम्बन्ध अब भी वर्षा से था; इन्द्र छोगों के लिए अधिक 
वृष्टि करें तथा तुम बच्ची को प्रसन्ष करो ।” विभिन्न वेदिक देवताओं की 
विभिन्न प्रकार की प्राथनायें की जाती थीं । जंहाँ तक थज्ञों का प्रश्न है वे 
बहुत अधिक प्रचक्तित थे और रघुवंद में राजाश्रय में ब्राह्मणों के निरन्तर 
यज्ञों में लगे रहने का वर्णन मिलता है उन्होंने स्वयंदत्त झ्ार्मों सें, जहाँ 
यूपों का प्रासुर्य था, अध्यंदान स्वीकार करने के अनन्तर समादरपूव॑क 
अमोध आशीर्वाद प्राप्त किया! और भी कहा गया है : 'घरयू का, जिसके 
किनारे पर अनेक यूप गड़े हुए हैं, अश्वमेध यज्ञ के प्रसड़ में रघुवंशियों के 
अवगाहन करने से पवित्र हुआ जछ अयोध्या राजधानी के चारों तरफ बहता 
है ।३ दी्घकालीन यज्ञों का भी उल्लेख हुआ है “इस समय वह पाताछ 
छोक में है जिसके द्वार सपों ने इसलिए बन्द कर रखे हैं कि दीर्घकालीन 
यज्ञों में रत प्रचेताओं की हविष्‌ की कमी न पड़े ४” शासक वर्ग के छोग 
अश्वमेध,” विश्वजित्‌ तथा राजसूथ” आदि राजनीतिक यज्ञ किया करते थे 
जो “देश में उनकी एकच्छुत्रता के प्रतीक थे। ग्रहस्थों के घर पर पंच- 
महायज्ञ हुआ करते थे ।” वे इस प्रकार हैं; (१) ब्रह्मयज्ञ ( पवित्र 
ग्रन्थों का अध्ययन ), (२) देवयज्ञ (देवताओं के किए यजक्ष ), (३) 
पितृयज्ञ ( पितरों को पिण्डदान ), (४) अतिथियज्ञ ( अतिथिसेवा ), 
(५ ) भूतयज्ञ ( सभी प्राणियों को दान )। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित 
संस्कारों" को भी गुही करता था: जातक, नामकरण, चोल, उपनयन, 
समाचर्तन, विवाह तथा अन्ध्येष्टि। पितरों को प्रतिदिन श्राद्ध भी प्रदान 
किया जाता था ।* पुत्रेष्टि जेसे काम्ययज्ञ भी किये जाते थे ।* पुनर्जीवित 


१. मवतु तव विडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु त्वमपि विततयज्ञों वज़िणं भावयेथाः। 
अभिश्वान-शाकु० ७, १५। 

२. रघु० १, ४४॥। 

३. रघु० १३, ६१ । 

४. रघु०१, ८० । 

५. वही ० १५, ५८ से आगे; मालविकाप्िमित्रम्‌ । 

६, बह्दी० ५, १। 

७. रघु० ११, १५ | 

८. बह्ी० १०, ७८; १५, ३१; १०, ४ । 

९. वही १, ६८ के आगे। 

१०, वही । 


१४६ विक्रमादित्य [ दृ० अ० ) 


वेदिक धर्म पहले तो शुड्ों के भाश्रय में, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणवादी गणतन्त्रों के 
आश्रय में सशक्त हो गयाथा और अभी भी आ्राणवान था। इस तरह का 
साधय तृतीय शताब्दी ई० का नंद्सा यूप अभिलेख है। इस अभिलेख के 
अनुसार मालवों ने उतने बष बाद भी जनता की असन्नता के लिए एकपष्टि 
यज्ञ किया ।* 
३. वैदिक धर्म में नई प्रवृत्तियाँ 

यद्यपि वेदिक धर्म का पुनरुद्वार और पुनर्जीवन हुआ था तथापि यह नवीन 
विचारों और विश्वार्सोंसे उद्धृत नयी प्रवृत्तियों को जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित 
कर रही थीं न रोक सका । फरूतः बेदिक धर्म ने समझौते और परिवर्तन की 
अवस्था में प्रवेश किया और इसमें बहुत सी नवीन बातों का विकास हुआ । 
वेदिक देवताओं में परिवर्तन हुआ। महावीर तथा बुद्ध जेसे महान्‌ पुरुष 
आह्ाण धरम के ईश्वर, देवों और देवियों के साकारवाद की पूर्णता के कारण बने, 
उन्होंने पूतव विकसित अवतारबाद की भावना को सुविधा प्रदान की और 
मानव रूपों में देवताओं और देवी व्यक्तियों की उपासना को प्रोत्साहन 
दिया। ब्राह्णणघाद ने इस परिस्थिति का पूरा छाभ उठाया तथा उसने 
भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में एक नया समन्वय उत्पन्न कर दिया। 
चेदिक प्रभाव के अन्तर्गत ईश्वर अथवा देवता पूजा के ही विषय थे, किन्तु 
जेन तथा बौद्ध धर्म के प्रभाव के अन्तर्गत पुरुष पूजा का विषय बन गया 
तथा इस युग में भक्ति का विषय पुरुष में स्थित ईश्वर बन गया । 


बेदिकि देवताओं तथा देवियों ने नवीन नाम तथा स्वरूप प्राप्त किया। 
नीचे कुछ उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं । महान्र वेदिक देवता इन्द्र को 
विभिन्न भावनाओं और सम्बन्धों के आधार पर निश्नलिखित नाम 
दिये गये थे : 


(१)इनद्र.. (६) बृद्धअ्वा (११) लेखषंभ 

( ९ ) मरुत्वान्‌ ( ७ ) सुनासीर (१२) शक्र 

( ३ ) मधवन्‌ ( ८ ) पुरुहत (१३) शतमनन्‍्यु 
(४ ) विडौजा (९) पुरन्दर (१४) दिवस्पति 
( ५ ) पाकशासन (१०) निष्णु (१५) सुन्नामन्‌ , 


१, एपिं० इण्डि० जि० २७। 
२, अमर० १, १, ४४-४७ | 


धार्मिक जीवन १४७ 


(१ ६) गोन्नभिद्‌ (२३) बलारात्ति (३०) दुश्च्यवन 
(१७) वज्िन्‌ (२४) शचीपति (३१) तुराधाट 
(१८) वासव (२५७) जस्भभेदिन्‌ (३२) मेघवाहन 
(१५९) बृच्नहन्‌ (२६) हरिहय (३२३) आखण्डलक 
(२०) बृषन्‌ (२७) स्वाराज्‌ (३४) सहस्नाक्ष 
(२१) वास्तोष्पति (२८) नम्ुचिसूदन (१५) ऋभुच्षन्‌ 
(२२) सुरपति (२९) संकन्दन 


इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी ने, जो केवक एक कल्पना मात्र थी, एक स्वरूप 
और शची और पुलोमजा दो नाम धारण कर रखे थे ।१ इन्द्र की राजधानी 
अमरावती, उनके घोड़े उच्चे:अवा, उनका सारथि मातलि, उनका उद्यान 
नन्दन, उनका ग्रासाद वेजयन्त, उनका पुत्र जयन्त तथा पाकशासनि, उनके 
हाथी ऐरावत, अभ्रमातंग, ऐराबवण एवं अश्रम्नवद्यसम, उनके वच्र द्वादिनी, 
वच्च, कुलिश, भिदुर, पवि, शतकोटि, स्वरु, शग्ब, दुस्भोलि व अशनि, उनके 
रथ व्योमयान तथा विमान, उनकी सभा सुधर्मा अथवा देवसभा आदि 
सभी का स्थूलछरूप में विचार किया गया है । 


अन्य वैदिक देवता यथा विण्णु,* अग्नि, चरुण,” शिव,” यम, वायु, 
बह्म* इत्यादि में भी परिवर्तन हुए तथा उनको नवीन नाम भी दिये गये । 
परिवतन की अक्रिया के अतिरिक्त सृष्टि तथा बृद्धि की अ्क्रिया भी चलती 


रही | बहुत से नये देवी-देवता सामने आये । बककराम, काम, रूच्मी, पार्वती, 
गणेश, स्कन्द, कुबेर आदि का नवीन देवता-मण्डर में महत्त्वप्रूण स्थान 
था । अर्धदेव-देवियों का भी उद्धव हुआ यथा किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर, 

१, वह्दी० १, १, ६४ । 

२. अमरकोश १, १, २९ | 

३. बद्दी १; १८, २३ । 

४. वही १, १, ४८-५१ । 

५, वहीं १, १, १२-३४ । 
« वही १, १, ६१-६२ | 
' वद्दी १, १, ६४-६६ । 
वही १, १, १६-१७ । 
हि बह्दी है। 8०४७४३% 


नए (७ छ 8 


श्श्प विक्रमादित्य [द० धआ० ] 


यक्ष, गरुड', अप्सरा, वनदेव इत्यादि । छोगों को वेतालों, राक्षसों तथा अन्य 
बहुत सी नीच-आत्माओं पर भी विश्वास था ।* 


देवताओं में नये तत्वों के विकास के साथ पूजा तथा धार्मिक पृण्य्राप्ति 
के नये-नये साधनों का परिचय हुआ | जब देवताओं को पूर्णतया मनुष्य 
रूप में मान लिया गया तो मूर्तिपूजा लोकप्रिय हो गयी। मूर्ति को प्रतिमा, 
प्रतिबिग्बे, प्रतिमान, प्रतियातना, ग्रतिच्छाया, प्रतिकृृति, अर्चा तथा प्रतिनिधि 
कहते थे ।* मूर्तियों को मन्दिरों में, जिन्हें निकंतन, देवतायतन,” देवालर्या 
आदि कहते थे, रखा जाता था । मन्दिर के पुजारी को देवर कहते थे 
और समाज में उनका स्थान ऊँचा न था। इससे पता चलता है कि अब 
भी समाज में वेदिक कमंकांडों का पक्ष प्रबक था और मूर्तिपूजा को द्वेय दृष्टि 
से देखा जाता था। पवित्र स्थार्नों की धर्मयात्रा तथा पवित्र नदियों में स्नान 
धरम का सामान्य रूप हो गया था। ब्राह्मणों का अत्यन्त जादर होता था तथा 
उन्हें दान देना पुण्यकारक समझा जाता थाध। गाय पूजा तथा आदर का 
पात्र बन गयी थी। उसे क्षति से बचाने के लिए कोई मूल्य अधिक नहीं 
समझ्ना जाता था।' शरीरपीडन तथा तपस्या को जिसे जेन, बौद्ध तथा 
ग्राहण धर्मों ने पहले ही लोकप्रिय बना लिया था समाज में स्थान प्राप्त था?” 
समकालीन ग्रन्थों में तपस्या," शरीरपीडन!' तथा यौगिक) साधनों का 
उल्लेख मिलता है। 


१, वही १, ?; रघु०; कुमारसम्भव; शकुन्तला । 
२. वही | 
३१, अमरकोश १, १, १०, ३६; १६ । 
४. मेघदूत । 
५, रघुवंश । 
६. वही । 
७, अमरकोश २०१० । 
८, मालविका० ५-१, ५। 
९, रघु० १, ७५, ८४, ८५; मालव्िका० ४ । 
१०, रघु० १८, ३८-४१॥। 
११, वही १, ५६; कुमार ५। 
१२, वही १५; ४५ । 
१३, वी । 


धार्मिक जीवन १४६ 


४. आ्राह्मण सम्प्रदाय 

कुछ बेदिक भावनाओं तथा देवताओं के परिवतन ने ब्राह्मण धर्म में 
कतिपय सम्प्रदार्थों को जन्म दिया। उपनिषदों का “ब्रह्म” जिसे परमतसच्त्व 
तथा ब्रह्माण्ड का आधार समझा जाताथा खट्टा बह्मा के रूप में परिवर्तित 
हुआ । विष्णु जो सविता का एक रूप समझा जाता था तथा जो अपने छमस्ये- 
रूम्बे डर्गो से सम्पूण आकाश को नाप डालता था तथा जिसका वासस्थान 
गायों और मधु से पूरित रहता था, पालनकर्ता विष्णु बन गया। बेदिक 
युग का भयंकर रुद्ध समय पाकर शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी बन गया 
जिसमें सजनात्मक और ध्वंसात्मक दोनों रूपों का संयोग था। पहले एक 
ही सत्य के ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन स्वरूप - समझे जाते थे । फिर 
उन्होंने ब्राह्मण धस में ब्रिदेवों का रूप धारण किया। किन्तु ई० पूर्च प्रथम 
शती में उनमें से प्रत्येक का सम्प्रदाय बना तथा उनके मानने वालों ने 
प्रत्येक को पूर्ण सत्य माना और उसे ईश्वर की शक्ति और कार्यों से 
समन्वित किया । 


(१ ) ब्राह्म सम्प्रदाय 

बक्मा के सूच्म और अप्रदर्शनीय कार्यों के कारण उनका एक सम्प्रदाय 
बन गया यद्यपि यह अधिक छोकप्रिय नहीं था। श्रक्षा को निम्नलिखित नामों 
से पुकारा जाता था--- 


( १ ) ब्रह्मा, ( ८ ) स्वयंभू, ( १५ ) स्रष्टा 
(२ ) अयोनिज, (५९ ) चतुरानन ( १६ ) प्रभापति 
(६ ) सुरणज्येष्ट, ( १० ) धाता, ( १७ ) वेधा 

( ४ ) परसेष्टिन , ,. ( १३ ) अब्जयोनि, ( १८ ) विधाता 
(५ ) पितामह, ( १२ ) बुद्िण, ( १५९ ) विश्वर्ज्‌ 
( ६ ) हिरण्यगर्भ ( १३ » विरंचि ( २० ) विधि 

( 9 ) लोकेश ( १४ ) कमकासन, 


प्रथम दो नाम उनकी स्वतः उत्पत्ति को व्यक्त करते हैं, हनके बाद के 
तीन उनकी प्राथमिकता को सूचित करते हैं तथा अन्य उनकी सूजनात्मक 
शक्ति के प्रतीक हैं। अब्जयोनि तथा कमछासन पौराणिक नाम हैं किन्तु वे 
धर्म के अन्तर्गत होने वाली सूचम प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं। कमल 


१. अमरकोश १, १६-१७ । 


१६० विक्रमादित्य [द० आ० ] 


या अब्ज जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति की कहपना की गयी है पुराणों के अनुसार 
विष्णु की नाभि से निकछा था। इस सुन्दर पौराणिक करूपना से प्रकट 
होता है कि किस प्रकार विष्णु बह्मा की प्राथमिकता को आत्मसात्‌ करते जा 
रहे थे तथापि बह अपनी हाक्ति ओर कार्यों की अधिक रक्षा किये हुए थे । 
यह बात कुमारसम्भव! की निम्नलिखित शआरार्थना से स्पष्ट हो जाता है जिसे 
देवताओं ने उच्चरित किया था 

'त्रिमू्ति, तुम्हें नमस्कार है, यद्यपि तुम सृष्टि के पहले एक ही रहते हो 
किन्तु बाद में तीनों गुर्णों के ( सत्व, रज और तम में ) विभाग हेतु विभक्त 
होते हो । तीनों स्थितियों से तुम अपनी ही महत्ता का गान करते हो । 
प्रलय, स्थिति और सृष्टि के तुम्हीं एक कारण हो'''''*? 


किन्तु इतना तो कहना ही होगा कि ब्रह्मा कुछ विचारपरक ही रह 
गये तथा इनकी वास्तविक पूजा तथा भक्ति के छिए भरक्तों की संख्या 
न बढ़ सकी । 


(२) वेष्णव सम्प्रदाय 

विष्णु का सम्प्रदाय ब्रह्मा के सम्प्रदाय से अधिक अबछ था तथा इसने 
बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को आकृष्ट किया। चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में 
यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को क्ृष्ण की जन्‍्मभूमि मथुरा में जो वेष्णव 
धर्म का केन्द्र बना हुआ था, थह सम्प्रदाय. दृष्टिगोचर हुआ था ।* यह 
सम्प्रदाय यहीं से भारत के अन्य भागों में फेल रहा था। द्वितीय शताब्दी 
ई० पू० के अन्तिम चरण में विदिशा ( आधुनिक मिलसा, मध्यप्रदेश ) में 
जो शुद्रों की दूसरी राजधानी थी भागवत धर्म ( चष्णव धम ) छोकप्रिय 
धर्म था। बेसनगर के गरुड-स्तम्भ अभिलेख से विदित होता है कि देवाधि- 
देव वासुदेव का यह गरुडध्वज तक्तशिका के यवन राजा अन्तकिकित 
( एण्टिआक्करिडस ) के राजदूत एवं दिये ( दिऑन ) के पुत्र हेलिओदोर, 


१. नमसिमूर्तये तुभ्य॑ प्रक्सड्टे: केवछात्मने । शुणन्रयविभागाय पश्चाह्नेदम्ुपैशुषे ॥ 
तिसमिस्त्वमवस्थामिमेहिमानसुदीरयन्‌ । प्रल्यस्थितिसगाणामेकः कारणतां गते ॥ 
२, ४, ६ । 
२, मैक्रिंडल-एऐश्येण्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन पृ० 
२०१-२०२ ; भण्डारकर, आर० जौ०, वैष्णविज्म, दोविज्म एण्ड माइनर 
रिलीजस सिस्टेम्स ४, भाग १, पृ० ११-१३ | 


घार्मिक जीवन १६९ 


जो राजा भागभद््‌ की राजसभा में उसके शासन के १४वें वर्ष में आया था, 
के द्वारा बनवाया गया ।* विदेशियों का इस सम्प्रदाय में दीक्षित होना इस 
सम्प्रदाय के जीवन्त और छोकप्रिय होने का प्रमाण है। पश्चिमी भारत में 
वेप्णव धर के अस्तित्व का प्रमाण सातवाहनों के अभिलेखों से मिल जाता 
है जो पांचरात्र व्यूह के दो सदस्यों वासुदेव और संकर्षण की पूजा का 
उल्लेख करते हैं ।* 

अमरकोश) ,में विष्णु निम्नकिखित नामों से पुकारे जाते हैं जो उनके 
विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हैं--- 


(१) विश्णु (१६) अच्युत (३१) पुरुषोत्तम 
(२ ) नारायण (१७) शाप्विन्‌ (३२) वनमालिन्‌ 
(३) कृष्ण (१८) विष्वक्सेन (३३) बलिध्वंसिन्‌ 
(४ ) चेकुण्ठ (१९) जनादन (३४) कंसाराति 

( ५ ) विष्टरश्रवस्‌ (२०) उपेन्द्र (३५) अधोक्षज 

( ६ ) दामोदर (२१) इन्द्रावरज (३६) विश्वग्भर 

( ७ ) हृषीकेश (२२) चक्रपाणि (३७) केटभजित्‌ 
( ८ ) केशव (२३) चतुभुज (३८) विध्ु 

(९ ) माधव (२४) पद्मनाभ (३५९) श्रीवत्सकाबछुन 
(१०) स्वभू (२०) मधुरिपु (४०) पुराणपुरुष 
(११) देत्यारि (२६) वासुदेव (४१) यज्ञपुरुष 
(१२) पुण्डरीकाज्ष (२७) त्रिविक्रम (४२) नरकान्तक 
(१३) गोविन्द (२८) देवकीनन्दन (४३) जलूशा यिन्‌ 
(१४) गरुडध्चज (२९) शोरि (४४) विश्वरूप 
(१५) पीताम्बर (३०) श्रीपति (४५) सुकुन्द 


(४६) मुरमर्दन 

उपयुक्त तालिका से पता चलता है कि इस समय तक आते-आते 
बासुदेव कृष्ण तथा विष्णु का एकीकरण हो चुका था तथा उन्हें अधिक संख्या 
में एकेश्वरवादी, ऐतिहासिक और पौराणिक विशेषणों पुव॑ गुणों से विभूषित 
किया गया था । कालिदास भी अपने ग्रन्थों में किष्णु का उल्लेख करते हैं । 
१, एपि० इण्डि० भाग १० परिशिष्ट ० २; जे० एस० ब[० ५६, १, ७७-८१ । 
२, आरके. सर्वे, वेस्ट, इण्डिया, खण्ड ५, पृ० ६०, ८६ । 
झरं« न १५ १८-२३ । 


११ बि० 


१६२ विक्रमादित्य [ द्‌० अआ० ] 


ज्यों ही वे ( देवना ) समुद्र के किनारे पहुँचे परमपुरुष विष्णु जाग पड़े''* 
तथा स्वर्गवासियों ने उन्हें शेपनाग से बने हुए आखन पर विराजमान देखा । 
उनका शरीर इसके विशाल फर्णों की ज्योतिपूर्ण सणियों से प्रकाशित था। 
उनका एक पेर कमछासना देवी लच्षमी की गोद में पड़ा हुआ था?“ आदि ।* 

विष्णु के अचतार की भावना तथा विश्वास जन-मन में समा राया था। 
उसी को कवि निम्नलिखित शब्दों में प्रतिबिम्वित करता है: 'में जो दशरथ 
के पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ, में रणभूमि में अपने तीखे बार्णों से उसके 
कमलवत्‌ शिरों का ढेर छगा दूँगा? ।* ढ 


यह बड़ा अद्भुत है कि काछिदास ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी विष्णु 
की पूजा के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया। काछिदास तथा उसके 
आश्रयदाता का वेयक्तिक घर्म शेव था। विदिशा के विपरीत जो वैग्णव 
धर्म का केन्द्र था उजग्रिनी ( जहाँ अधिकांशतः कालिदास रहे थे ) शव धर्म 
का केन्द्र थी। अतएवं उनकी भावनायें और उनका वातावरण वेष्णवोपासना 
के पत्त में न थे। तथापि बिष्णु के अवतारों में राम कालिदास को अच्छे छूगे । 
उन्होंने राम के कुछ को ही अपने महाकाव्य का विषय बनाकर इस बात को 
स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि राम विष्णु के अवतार मान लिये गये थे तथापि 
अभी रामोपासना सम्प्रदाय का आरम्भ * नहीं हुआ था। इसके स्थान पर 
उपासना का प्रचलित सम्प्रदाय क्ृष्ण-बासुदेव का था जिनके विषय में सम्भवतः 
कालिदास को जानने की उत्कण्ठा नहीं थी। वे विष्णु की उपयुक्त आचीन 
पौराणिक घारणा्ों से ही सनन्‍्तुष्ट हो गये तथा विष्णु की वास्तविक पूजा के 
बारे में अधिक चिन्तित नहीं हुए । 
(३) शैव सम्प्रदाय 


इस थुग में शिव का सम्प्रदाय बहुत छोकश्रिय था | अमरसिंह) ने शिव के 
निम्नलेखित नाम बतछाये हैं जिनसे उनके विभिन्न स्वरूपों का परिचय 


मिलता है ; 


(१) शब्भु (५) शूलली (९ ) ईशान 
(२)ईश ( ६ ) महेश्वर ( १० ) शंकर 
( ३ ) पशुपति (७ ) ईश्वर (११ ) चन्व्रशेखर 
(४ ) शिव (« ) शब (१२ ) भूतेश 


१, रघुबंश १०, ६, ८। २, वही १०-४४ ३. अमर० ११।३ २-३६ । 


( १३ ) खण्डपरशु 


धामिक जीवन 


(२५ ) कपालकन्भत्‌ 


१६३ 


( ३७ ) ध्यंबक 


( १४ ) गीरीश (२६ ) वामदेव ( ३८ ) ब्रिपुरान्तक 
( १७५ ) गिरिश ( २७ ) महादेव (३६५९ ) गंगाधर 
(१६ ) स्ड ( २८ ) विरूपाक्ष ( ४० ) अन्धकरिषु 
(१७ ) झरत्युक्षय (२९ ) ब्रिकोचनः (४१ ) क्रतुध्वंसिन्‌ 
( १८ ) कृत्तिवास ( ६० ) कृशानुरेतस ( ४२ ) पृषभध्वज 
( १९ ) पिनाकिन्‌ (३१ ) सर्वज्ञ ( ४३ ) व्योमकेश 
(२० ) प्रमथाधिप (३२ ) घूजदी (४७ ) भव 

(२१ ) उम्र (३४३ ) नीललोहित ( ४७ ) भीम 
(२२ ) कपदिन्‌ (३४ ) हर (४६ ) स्थाणु 

( २३ ) श्रीकण्ठ ( ३६५ ) स्मरहर ( ४७ ) रुद्र 

( २४ ) शितिकण्ठ (३६ ) भर्ग ( ४८ ) उमापति 


शिव के नामों की तालिका से बड़ी सरलतापूर्वक यह निष्कर्ष निकाका 
जा सकता है कि यद्यपि उनमें अब भी कुछ अशुभ रूप रह गये थे किन्तु उनके 
मूल भयंकर रूप का उनके शुभ स्वरूप में रूय हो गया था। वे विश्वपति थे, 
किन्तु वे अधिकांशतः अपनी शक्तियों का जगत्‌ की प्रसन्नता तथा शान्ति के 
लिए ही प्रयोग करते थे । सम्भवतः इसी कारण वे विनोंदिन छोकप्रिय होते जा 
रहे थे । शिव नाम भी इस बात का संकेत करता है कि उनकी पूजा मन्दिर में 
प्रतिमा बना कर की जाती थी । उनके प्रधान छक्षण कपद॑? या जटाजूट, पिनाक 
नामक घलुप, बन्िशूर, खण्डपरशु, मुण्डमाछा ( कपाछरून्दत्‌ ), हस्तिचर्म आदि 
थे | उनका शरीर विभूति, भूति या ऐश्वर्य से घूसरित रहता था ।* उनके बहुत 
से परिचायक थे जो सामूहिक रूप से प्रमभथ कहकाते थे । शिव की पत्नी 
प्रावंती थीं जो कात्यायनी, गौरी, काठी, देमवती, ईश्वरी, शिवा, भवानी, 
रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमज्जछा, अपर्णा, दुर्गा, म्रडानी, चण्डिका, अम्बिका, 
आर्या, दाक्षायणी, गिरिज़ा आदि नामों से विख्यात थीं। उन्तका चाहन महान 
बृषभ ननन्‍्दी था ।* शिव के पुत्र॒ गणेश तथा स्कनन्‍्द भी महत्त्वपूर्ण देवता हो 
गये थे और उनके भी सम्प्रदाय भे ।£ 

उज्जयिनी छोच धर्म का एक भसिद्ध केन्द्र थी। इस युग के महान्‌ कवि 

१. अमरक्षीश १११३७, ३२-१६ । 


२, वही १॥१, ३८ । 
४. वहीं ११, ३८-४० | 


३. वही ११, २७ |, 
७. बढ़ी, १।१, ४३ । ६. बढ़ी १, १, ४०-४१ 


१६४ विक्रमादित्य [द० आ० ] 


कालिदास ने, जो उज़यिनी में रहा करते थे तथा जिनका व्यक्तिगत धर्म शेव 
था, अपने मेघदूत का पथ मोड़ दिया है और उसे पवित्र नगरी उजयिनी का 
अवलोकन करने और वहाँ महाकाल की पूजा में सम्मिलित होने का भादेश 
दिया है; 'मेघ ! ( संध्या के अतिरिक्त ) किसी भी समय तुम महाकार पहुँच 
कर सूर्यास्त तक रुके रहना । जब शिव की संध्यापूजा सम्पन्न हो जायगी तव 
तुम अपने गजनों का उपहार चढ़ाते हुए उनका पू्ण छाभम पा छोगे! ।? 
मध्यकालीन जैन लेखकों ने भी बारवार इस परम्परा का उल्लेख किया हे कि 
विक्रमादित्य के पिता गद॒भिन्न शेव थे और विक्रमादित्य स्वयं जैन साधु द्वारा 
, जैन बना लिए जाने के पूर्वतवक उसी धर्म को मानते रहे ।* शोव धर्म की 
छोकप्रियता अन्य अप्रत्यक्ष प्रमाणों से भी सिद्ध होती है। लगभग इसी 
समय छाट ( दक्षिणी गुजरात में ) लकुलीश ने पाशुपत धर्म चछाया था और 
वह समीपवर्ती प्रदेशों में फेल रहा था। विक्रमादित्य के काछ के थोड़े ही 
समय पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी ईसबी में शेव धर्म की व्यापकता अधिक संख्या 
में प्राप्त कृषाण सिक्कों से सिद्ध होती है जिनपर शिव की प्रतिमा उनके छक्त्णों 
के साथ अंकित हुईं है ।* 

कोलिदास द्वारा प्रस्तुत शिव का स्वरूप सर्वेश्वरवादी है। सरपूर्ण विश्व 
में जो कुछ भी है वह सभी स्वयं शिव है। शिव ही सबका कारण है और 
भिन्न-भिन्न रूपों में अपने को व्यक्त करता है--ईश ( शिव ) तुम पर प्रसन्न 
होकर आठ व्यक्त रूपों से तुम्हारी रक्षा करें--जर जो स्रष्टा की प्रथम सृष्टि 
है, अभि जो देवताओं को दी हुई जाहुति अहण करती है, होता, सूर्थ और 
चन्द्र जो समय का निर्णय करते हैं, शब्द जो श्रवण का विषय है ओर जो 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, प्रथ्वी जो सम्पूर्ण प्राणियों के बीज वपन का भाधार 
है तथा वायु जिसके कारण ग्राणी जीवित रहते हैं! ।४ं 
५, जेन धर्म 
प्रथम शती ई० पू० में जेनधर्म का इतिहास घुँधछा तथा अनिश्चित है 


. अप्यन्यस्मिश॒लघर महाकालमासाध काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुबेन्सन्ध्याबलिपटहता शूलितः छापनीया- 
मामरद्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥ मेघ० १-३८ । 
. पहले देखिए--जैन निबन्ध । 
- कीट ; जे० भार० ९० एस०, १९०७ प्‌ू० ४१९ । 
 भभिज्ञानशाकुन्तल १-०१ । 


लॉ 


न्फ् 


# ल्‍फ 


धामिक जीवन, १६४ 


किन्तु छगभग डेढ़ दशाताब्दी पूर्व परचर्ती मौ्यों के सबसे महान शासक 
सम्प्रति के शासनकाल में जेन धर्म ने पर्याप्त उन्नति की। सम्प्रति की 
राजधानी उजयिनी जेनघर्-सस्वन्धी कार्यों का केन्द्र थी। ऐसा अतीत 
होता है कि शुज्ञों ने जो वेदिक धर्म के संरक्षक थे अपनी दूसरी राजधानी 
विदिशा से मध्यभारत के धार्मिक सन्तुठलन क्रो डॉवाडोल कर दिया था । 
तथापि सभी प्राप्य साचयों से स्पष्ट हो जाता है कि जेनधम उत्तरी भारत 
में बचा रहा तथा कम से कम मथुरा, भवन्ती, सुराष्ट्र और उड़ीसा में इसने 
पर्याप्त उन्नति की । मथुरा में भ्राप्त कुछ पुरातात्विक ( मूर्तिसम्बन्धी और 
आसिलेखिक ) अवशेष जो इसी काल के बताये गये हैं यह स्पष्ट कर देते हैं 
कि यहाँ लेन धर्म का अच्छा प्रचार था ।* उड़ीसा में उदयगिरि की ग्रुफाओं 
की मूर्तियाँ भी जो इसी काल की हैं देश के इस भाग में जैन धर्म के वर्तमान 
होने का प्रमाण देती हैं ।'* जेन निबन्ध भी कुछ ऐसी परम्पराओं का उल्लेख 
करते हैं जो प्रथम शताब्दी ई० में सुराष्ट्र के साथ जेनधर्म का निकट संबंध 
जोड़ देती हैं। प्रसिद्ध जेनसाथु कालकाचार्य ने सुराष्ट्र तथा अवन्ती में 
परिभ्रमण क्रिया तथा जनता को जन धर्म सिखाया।* कुछ जेनग्रन्थ 
विक्रमादित्य का जेनधर्म में दीक्षित होना मानते हैं : 'ततब उज्जयिनी में 
सिद्धसेन द्वाकर ने महाकाछ के छिड्ढड को चुडबाकर पाश्रमाथ की मूर्ति 
का निर्माण कराकर विक्रमादित्य को ज्ञान कराया ।”* पहले आये हुए सभी 
प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि विक्रमादित्य के युग में जैनघर्म प्राणवान्‌ू तथा 
क्रियाशील धर्म था तथा यह जन-जीवन को प्रभावित कर रहा था । 


जेनधर्म के सम्प्रदायों में विभक्त होने की प्रक्रिया भी इस काछ में 
चक रही थी । जेनघर्मावलम्बियों में एक दीर्घालीन मतभेद भी था। 
मतभेद्‌ का मुख्य विषय यह था कि जनधर्म के साधु बस्र धारण कर सकते 
हैं या नहीं अन्ततोगत्वा थे दोनों वर्ग जेनघर्म के सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गये । प्रथम को श्रेतास्बर ( श्रेतवसत्र घारण करनेवालछा ) और द्वितीय को 
दिगम्बर ( जो दिल्ञाओं को ही अपना वस्ध समझता है 5 सभी वर्तरों का व्याग 
करने वारा ) सम्प्रदाय कहते थे । बच्चों के समान ही मतभेद का यह भी 


१, ऐ० इ० भाग १० परिशिष्ट, पृ० १-१२६४६ । ' 
२. वी० ए० स्मिथ--हिस्ट्री-भाफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एण्ड सीलोन! ९० ८४। 
३. प्रभावकचरित, ४ | ४. पद्मावलि समुचय पृ० ४६-१६६ । 


१६६ विक्रमादित्य [ दू० आ० ] 


एक विषय था कि ख््रियों को संन्‍्यासी होने की अनुमति दी जाय या नहीं 
और क्या वे भवचक्र से बन्धन-मुक्त हो सकती हैं या नहीं ? श्रेताग्बर 
सम्प्रदाय उन्हें भिक्षुणी बनने की अनुमति देता था तथा उन्हें मुक्ति का 
अधिकारी समझता था किन्तु दिगरवर सम्प्रदाय स्त्रियों का संन्‍्यासी होना 
अब भी अस्वीकार करता था और इस मान्यता को धारण करता था कि अच्छे 
कर्मों के फलस्वरूप पुरुषजीवन प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही उन्हें मुक्ति मिल 
सकती है। सुराष्ट्र में श्रेताम्बर सम्प्रदाय अच्छी तरह संगठित था । जेनग्रन्थ 
प्रभावकचरित" से हमें पता चछता है कि काछकाचार्य तथा उसकी बहिन 
सरस्वती दोनों साधु हो गये थे तथा उन्होंने मध्यभारत तथा सुराष्ट्र का 
परिभ्रमण किया था। मोटे तौर पर विन्ध्य-श्यछुला के उत्तर श्वेताग्बर तथा 
दक्षिण में विशेष रूप से कन्नड़ तथा तामिलर प्रदेशों में दिगग्बर सम्प्रदाय 
पाया जाता था । 


जनों के धार्मिक आचरणों के सम्बन्ध में, मथुरा से प्राप्त अभिलेख, 
जिनकी तिथि प्रथम शताब्दी ई० बताई जाती है, यह प्रकाश डालते हैं कि 
वे मन्दिरों सें अपने तीथंकरों की मूर्तियों की पूजा करते थे और उनमें एक 
निश्रित पूजाविधि का विकास हो चुका था बोद्धों की तरह जैन भी स्तूप 
बनवाते तथा वहाँ पूजा करते थे।* उनके संस्सरणात्मक स्तम्भ सी थे।३ 
यद्यपि हम लोगों के पास पर्याप्त सामग्री नहीं हे तथापि मथुरा के अवशेष 
स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि जेनों में भक्ति सम्प्रदाय छोकप्रिय हो रहा था 
तथा वे अपने तीथकरों के बारे में अतीव आदर के साथ विचार करते थे । 


६. बोद्ध धर्म 

दोनों सुधारवादी धर्मों में से बौद्धधर्म जेनधर्म की अपेक्षा अधिक 
आकषक, क्रान्तिकारी तथा लोकप्रिय था। अशोक के आश्रय में यह पहले ही 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में फेल गया था। विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ था। 
अशोक के काछ में सम्नाट के व्यक्तिगत अ्रभाव के कारण उज्जयिनी तथा 
विदिशा दोनों बोद्धधर्म के अच्छे केन्द्र थे। चह स्वयं उज्जयिनी में तथा 
उसकी प्रमुख रानी देवी विदिशा में रहती थी। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार 
देवी धर्माव्मा बौद्धधर्मावछम्बी थी और विशेष रूप से विद्शिगिरि ( विदिशा ) 


१. अध्याय ४। २, वी० ए० स्मिथ 'हिस्टी आफ फाश्न भादस! पृष्ठ ८९०८४ । 
३. वह्ढी। 


धार्मिक जीवन १६७ 


के निकट बनाये हुए सुन्दर विहार में रहती थी और उसने अपने पुत्र महेन्द्र 
का जो सिंहरू जानेवाछे बौद्ध धर्म प्रचारक-सण्डरू का अध्यक्ष बनाया गया था, 
यहीं पर स्वागत किया था।* बी० ए० स्मिथ) के मतानुसार यह भ्धिक सम्भव 
है कि यह विहार साँची में बनाया गया था जहाँ बिहारो दथा स्वृर्पों के अचशेप 
अब भी पाये जाते हैं। शुड्नों के शासनकाल में वेदिक धर्म के पुनरुप्यान ने 
बोद्धथम को डॉवाडोक कर दिया तथा बौद्धधर्म को विभिन्न स्थानों में हटना 
पड़ा । प्रथम शती ई० पूर्व में अभिकेखाव्मक साचय स्पष्ट निर्देश करते हैं कि 
बोधसया, सारमाथ, भरहुत जोर साँची .आदि केन्द्रों में बौद्धघर्म अभी भी 
प्राणवान्‌ था ।? पश्चिमी भारत के अवान्तरकाछीन अभिलेख भी यह प्रदर्शित 
करते हैं कि देश के उस भाग में भी बौद्धधर्म का प्रचार था ।४ 

बौद्धधर्म में इस समय तक भिन्न-भिन्न दाशंनिक विचारधारायें विकसित 
हो गयी थीं यद्यपि इसमें विभिन्न सम्प्रदायों का विकास नहीं हुआ था। इन 
विचारधाराओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं: 

(१ ) स्थविरवाद : इस विचारधारा के माननेवाले स्थविरों तथा भगवान्‌ 
बुद्ध के मूछ उपदेशों का अनुसरण करते थे। उनका विश्वास था कि सभी 
चाह्य वस्तुओं का केवछ गोचर अस्तित्व है तथा उनका ज्ञान अनुमान से होता 
है। स्थविर उत्तरी भारत तथा सिंह में अधिक संख्या में पाये जाते थे। 
सोन्नान्तिक स्थविरवादियों की एक शाखा थे । 


( २ ) सर्वास्तिचाद ; इस सम्प्रदाय की यह धारणा थी कि सभी वस्तुओं 
का स्व॒तन्त्र अस्तित्व है तथा वे अनुमान के विपय नहीं । “सर्वास्तियादी 
दृशन 2८ १८ % द्वव्य का आणधिक सिद्धान्त है जिसमें अव्यवहित प्रत्यक्ष के 
सिद्धान्त का मिश्रण है ।” इस सिद्धान्त के माननेवाले मूलतः कश्मीर में पाये 
जाते थे और वहीं से वे भारत के अन्य भागों तथा विदेशों सें फैले । 


(३ ) मद्ासांबिक इस विचारधारा के माननेवार्कों का यह कहना 
था कि चित्त ही सत्य है तथा बाह्य वस्तुओं का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है 
प्रव्युत वे विचारमान्र हैं। उन्होंने बुद्ध के मानवीय व्यक्तित्व को मानवेतर 
व्यक्तित्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारश्भ कर दी तथा उनकी 
समता एवं बुद्धों से की। इस विचारधारा के ग्रन्थ महावस्तु में बुद्ध का 


१, दीपवंश ७। २. अशोक ( द्वितीय संस्करण ) पू० २१५! 
३, लूडर्स लिस्ट आफ ब्राह्षी इन्स्क्रिप्शन्स, एपि-इण्डि० भाग १० । ४. वहीं | 


श्द्८ विक्रमादित्य [ द० अ० ] 


इस प्रकार चित्रण दिया गया है: बुद्ध मानवरेतर हैं, न उन्हें भुख छगती है 
न॒प्यास। वे छोकिक इच्छाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। उनकी पत्नी का 
कौमाय नष्ट नहीं होता । केवछ मानवता के हित के लिए जिससे संसार के 
व्यवहारों की भर्यादा की रक्षा हो वे मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं इससे 
मनुष्यों को मिथ्याभ्रम हो जाता है। पारिभाषिक रूप से वे लोकोत्तर हैं अर्थात्‌ 
वे संसार से परे ; (” इस विचारधारा के केन्द्र उत्तरी पश्चिमी भारत तथा 
मध्य एशिया से थे । 


बौद्धघर्म के विचार तथा अस्तित्व का उल्लेख संस्कृत के ग्रन्थों में भी 
हुआ है। स्वयं बौद्ध अमरसिंह ने अपन्ले कोश में बुद्ध के निश्चकेखित नाम 


दिये हैं. ; 


(१ ) सर्वज्ञ (७ ) भगवान्‌ ( १३ ) अद्वयवादी 
(२) सुगत ( ८ ) मारजित्‌ ( १४ ) विनायक 
(३ ) बुद्ध (९ ) लोकजित्‌ ( १५ ) सुनीन्द्र 
(४ ) धर्मराज (१० ) जिन (१६ ) श्रीधन 
(५ ) तथागत (११ ) पडमिज्ञ ( १७ ) शास्ता 

( ६ ) समन्‍्तभद्र ( १३ ) दशबल् ( १८ ) मुनि 


बुद्ध के ७ नाम ओर पाये जाते हैं--( १ ) शाक्यसिंह ( २ ) सर्वार्थसिद्ध 

(३ ) शौद्दोदनि ( ४ ) गौतम ( ५) अकबन्धु ( ६ ) भायादेवी-सुत तथा 
(७ ) शाक्यमुनि ।* इनमें से बहुत से नाम बोद्धधर्म में महासांधिक ग्रवृत्तियों 
की ओर संकेत करते हैं जिसमें बुद्ध को मानवेतर व्यक्तित्व से विभूषित किया 
गया है। अमरसिंह भी बोधिल्ुम ( बोधिब्ृक्ष ) तथा एड्ुका ( स्वूप ) का 
उल्लेख करता है । कालिदास निश्वक्तिखित शब्दों में निर्षाण की धारणा का 
उल्लेख करते हैं : 'वह ( दशरथ ) जिन्होंने समस्त इन्द्रिय-सुर्खों को भोग लिया 

. था और जो द्नोंदिन जीवन का ह्वास होने से निर्वाण के समीप पहुँच रहे थे 
उस दीपक के समान थे जो श्रत्यूप में तेक समाप्त हो जाने पर बुझने 
( निर्वाण ) छूगता है ।”” यहाँ हम छुशते हुए दीपक के दृष्टान्त से निर्वाण की 


१, अमरकीश १-०१, १३-१४। २. वही १०१; १४-१५ | 
३. वही २-४-१०; २, २०४ । 
४. निरविष्टविषयस्नेह: स दशान्तमुपेयिवान्‌ । 

आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपाचिरिवोषसि ॥ रघु० ११-०१ । 


धार्मिक जीवन १६६ 


व्याख्या पाते हैं। सोमदेव विक्रमादित्य के पिता महैन्द्रादित्य के दान की 
प्रशंसा करते हुए बौद्धों के नास्तिक विश्वास का भी उल्लेख करते हैं ।* 

, हुंग की जआास्तिक ग्रवृत्तियों के सम्पर्क से ब्राह्मण तथा जेनधर्म की तरह 
बौद्धधर्म भी भक्तिपूर्ण हो गया तथा इसकी पूजा का केन्द्र बुद्ध हुए । स्तूप 
उनके प्रतीक बने जो सुन्दर-सुन्द्र भास्कर्य निदशनों से सुशोमित थे । उनकी 
वेद्काओं जोर तोरणों में छुद्ध के जीवन के विभिन्न चित्र उत्लशच्चित थे। इनमें 
भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध प्रतीर्कों, छक्षणों तथा चस्तुओं का अंकन था । 
इस युग के सबसे महत्वपूर्ण स्‍्तूृप बोधगया, सरहुत, साँची तथा अमरावती में 
थे ।* बोद्ध भक्त स्तूर्पों के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ पर बड़े आद्रपूर्वक पग 
डालते हुए प्रदक्तिणा करते थे। सम्प्रदाय में पूजा के निमित्त छुद्ध की प्रतिमा 
अभी नहीं बनी थी किन्तु वेदिकार्भों और तोरणों पर छुद्ध के जीवन से सम्बन्धित 
इश्य तथा प्तीर्कों के अंकन ने इसके छिये पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी तथा 
इसके वाद की शताब्दी में भारतीय यूनानी कलछा के केन्द्र गन्धार में 
बुद्ध की प्रथम प्रतिमा शढ़ी गयी। पविन्नात्मा बोद्धों के धार्मिक कार्यों में 
धमंस्थानों की यात्रा प्रमुख वस्तु हो गयी थी तथा दान और भिक्षा का 
अतिशय व्यवहार था। बौद्ध साधुओं ने युग की सांस्कृतिक अबृत्तियोँ के 
सम्पर्क सें रहने की आवश्यकता का अनुभव किया जिससे वे जनता का विश्वास 
प्राप्त कर सकें तथा उन्हें प्रभावित. भी कर सकें। यहद्द प्रक्रिया बोद्ोों के 
हीनयान तथा पश्चात्काछीन महायान, जो ब्राह्मण धर्म के अधिक निकट पहुँच 
गया था, के बीच के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है । 


७. विक्रमादित्य का व्यक्तिगत धर्म 

अपने समुन्नत तथा विस्तृत संस्कार, व्यापक उदारता तथा धार्मिक 
सहिष्णुता के कारण विक्रमादित्य को विभिन्न सम्प्रदा्यों ने अपना सहधर्मी 
घोषित किया है। बृहत्कथामंजरीर के छेखक ने उन परिस्थितियों का वर्णन 
किया है जिनमें विक्रमादित्य का जन्म हुआ था । उनकी उत्पत्ति, उनके माता- 
पिता, उनका जीवन सभी होवधर्म से अत्यधिक प्रभावित थे--इन्द्र के नेतृत्व 
में देवता-गण केछास शिखर पर स्थित शिव के पास पहुँचे और कहा कि 


१, फथासरित्सागर १८-१-५० । 
२, बी० ४० स्मिथ : हिस्दी आफ फाइन आर्स प० ६५-८१, ८६-८८ | 
2, १० १०८०-१३ । 


१७० विक्रमादित्य [ द० अआ० |] 


हे देव | दिति के पुत्रों असुरों ने जो आपके द्वारा पहले नष्ट किये गये थे, 
स्लेच्छी के रूप में पुनः ज्षन्म लिया है? १८ १९ 2:। भगवान्‌ शिव ने देवताओं 
की आतंवाणी को सुनकर अपने गण माल्यवन्त को प्रथ्वी का भार उतारने 
की आज्ञा दी & » »। शिव की आज्ञानुसार ५८ १९ * उसने उज्जयिनी के 
वेभवशाली महाराज महेन्द्रादित्य के पुत्र के रूप में अचतार ढछिया। 
उज्जयिनी मनरेश को ये सब घटनाये पहले ही स्वप्न में दिखा दी गयी थीं ।? 
कथासरित्सागर विक्रमादित्य के शेवमतावरूम्बी होने का स्पष्ट वर्णन करता 
है---अवबन्ती में उज्जयिनी नाम से प्रसिद्ध शिव की नगरी थी । » & » इसमें 
महेन्द्रादित्य नामक एक विश्वविजेता राजा रहता था । (८ » » राजा शिव को 
प्रसन्न करते हुए अपने राज्य में राज्य करता था | & »< » उस समय शिव 
पावंती के साथ कैछास पर थे /८ ५ »। सभी देवता इन्द्र के नेतृत्व में स्लेच्छों 
से पीड़ित होकर उनके पास आये । » » » देवताओं द्वारा प्रार्थना किये 
जाने पर शिव ने उनसे कहा--जाभो इस सम्बन्ध भें चिन्तित होने की 
आवश्यकता नहीं है, निश्चित्त हो जाओ »« & >। इतना कहने के पश्चात्‌ शिव 
ने उन्हें उनके वासस्थानों को भेज दिया । »< & » तथा उनके चले जाने के 
पश्चात्‌ पवित्र /« » » माह्यवन्त नामक्र गण को आज्ञा दी--वब्स ! मलुपष्य 
रूप में पृथ्वी पर उतरो तथा महेन्द्रादित्य के वीर पुत्र के रूप में जन्म लो !? 


ब्राह्मणग्रन्थों में कई स्थानों पर विक्रमादित्य को शेव तथा शेव धर्म का 
आश्रयदाता कहा गया है । 

दूसरी ओर जेनग्रन्थ विक्रमादित्य का जेनधर्म में दीक्षित होना वर्णन 
करते हैं, यद्यपि वे यह स्वीकार करते हैं कि अपने प्रारम्भिक जीवन में वें 
बीवर्धर्मावलम्वी थे । उनके धर्मपरिवर्तत की कहानी विक्रमचरित ८ विक्रम्स 
एडवेचर्स : इजरटन द्वारा अनूदित, एच० ओ० पुस० भाग २६, पृष्ठ २५१- 


८ 


२५४ ) के आधार पर नीचे दी जाती है : 

सस्प्रति जब विक्रमादित्य अपने राज में शासन कर रहे थे, एक बार की 
बात है कि विद्याधर जाति में एक सूरि ( धार्मिक भ्रध्यापक तथा सन्‍्त 
विशेषतः जेनियों की उपाधि ) था जिसे आदरणीय बृद्धवादिन्‌ कहते थे । बह 
सम्मानित अध्यापक सूदिर का शिष्य और सूरि पादलिप्त, जिसने कान्यकुब्ज 
के ३७००००० लोगों के शासक मरुण्ड का धमंपरिवर्तन किया था, का 
वंशन था । उसका एक शिष्य सिद्धसेन दिवाकर जो सर्वज्ञपुत्र नाम से असिद्ध 
था घूमते-धूमते अवन्तो की उपान्त-भूमि में जाया । [५] 


धामिंक जीवन १७१ 


और जब सूरि सिद्धसेन आया तथा उसके सम्मुख सर्वज्षपुत्न की प्रशस्ति 

उच्चरित की गयी, विक्रमादित्य ने जो विहारार्थ बाहर गये हुए थे उसे देखा। 
उसकी परीक्षा छेने क॑ लिए उन्होंने उसका मानस-अभिवादन किया । तब 
सूरि ने अपना हाथ उठाया और आश्वीर्वाद्‌ दिया । राजा ने कहा जब हमने 
अभिवादन नहीं किया तब आपने हमें यह आशीर्वाद क्‍यों दिया? कब 
मिलने पर यह फरूदायक होगा ? सूरि ने कहा यह उसे दियां गया है जिसने 
अभिवादन किया है। तुम हमारा आदर करने में चूके नहीं हो। किन्तु 
मस्तिष्क सवबंदा उच्च होता है इसलिए हमारी सर्वज्ञता की परीक्षा लेने के लिए 
तुमने हमें मानसिक अभिवादन किया है। त्तब राजा प्रसन्न होकर हाथी की 
“पीठ पर से नीचे उतरे, उनका स्वागत किया और उनके लिए एक करोड़ स्वर्ण- 
सुद्दायें लाये । सूरि ने छोभहीनता के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया और : 
न विक्रमादित्य ही वापस के सके क्‍योंकि उन्हें एक बार दे दिया गया 
था। अतः सूरि की आज्ञा के अनुसार इसे भग्नावशेष मन्दिरों के पुनरुद्धार में 
लगाया गया और राजा की लेखपुस्तिका में यह लिखा गया : 


( १ ) बाहु उठाकर दूर से ही आशीर्वाद देने पर राजा ने सूरि सिद्धसेन 
को एक करोड़ दिया ।! 


तब राजा अपने आमोद-प्रमोद में रूग गये किन्तु सूरि ने नगर में बड़े 
ठा2-बाद से अवेश किया। इस समय अबन्ती के शिष्ट समुदाय ने कहा, 
भगवन्‌ ! यहाँ महाकाल का मन्दिर है, 'जिन! की पविन्न मूत्ति हटा छी गयी 
है और ब्राह्मणों द्वारा राजा की आज्ञा से शिवलिंग स्थापित कर दिया गया 
है । अतणएुव आप कोई उपाय करें ।! 

» 3 भर 

इन चार प्दों को सुनकर राज़ा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से 
उठ खड़े हुए तथा श्रीसिद्धसेव का अभिवादन करके बोछे, 'भगवन ! 
आपको रुवर्ग की चारों दिशाओं का शासकत्व प्रदान करता हूँ ।! तब महात्मा 
सूरि ने कहा, 'राजन्‌ ! हम महर्पियों के लिएु शासकत्व क्या है ? हम छोग 
घास के तिनके, मणि, मिट्दी के ढेके तथा सोने के टुकड़े सें कोई अन्तर नहीं 
मानते । जो में करना चाहता हूँ वह तुम्हारा धर्म परिवर्तित करना है। 
तुम्हारा धन लेना नहीं ।? 


यह सुनकर राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सूरि को 
अपने दाहिने तरफ सिंहासन पर चेठा दिया तब वे स्वयं सिंहासन पर बेठे । 


१७२ विक्रमादित्य [ द० श्र० ] 


इस प्रकार चारों प्रकार के ज्ञान ( धममं, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान 
मानचीय इच्छाओं के चार रूचय हैं ) के पविन्न वार्ताछाप में दिन कटने छगे।! 


एक समय राजा ने कहा, '“श्रद्धेय ! आपको देवाधिदेव महादेव का 
जिसका देवता और दानव सभी संम्मान करते हैं तथा जो महाकाछ मन्दिर में 
विराजमान हैं अवश्य आदर करना चाहिये ।! तब सूरि ने कद्दा--यदि में 
उन्हें नमस्कार करूँगा तो उनका छिड्ढ टूट जायगा और वे अपग्रसन्न हो जायेंगे।? 
तब राज़ा ने कहा, “चिन्ता न करिये आप नमस्कार करिये।! उसने कहा, 
“अच्छा सुनो ।! तब पद्मासन मुद्रा में बेठकर वे बत्तीसी ( वन्दुना के छोक ) 
से इस प्रकार देवता की वन्दना करने छगे । 


(२) 'में स्वयंभू , सहसनेन्न, सर्चेश्वर, विश्वरूप, अक्षय, अव्यक्त, अबाधित 
( मुक्त ) की स्तुति करता हूँ. ( में उसकी वन्दना करता हूँ ) जो सारे संसार 
सें व्याप्त आदि, मध्य तथा अन्त से रहित और जो सद्‌-असत्‌ से परे है ।? 


प्रथम 'छोक के उच्चारण पर ही छिड्डा से एक घूमस्तम्भ निकछा । तब 
छोगों ने कहा, 'प्रभु रुद्र अपने तृतीय नेन्न से साधु को भस्म करने जा 
रहे हैं! तब एक ब्रिजली की तरह की ज्योति बाहर निकली ।-अनन्तर प्रभु 
पाश्वनाथ ( २४वें तीथंकधर अथवा जिन ) की मूर्ति बाहर निकली । तब 
राजा ने पूछा, 'प्रभ! हम लोग यह क्या चमस्कार देख रहे हैं ? यह बाहर 
निकछा हुआ देवता कौन है ?? .तब सिद्धसेन ने कहा, 'प्राचीनकाछ में अवन्ती 
नगर में श्रेष्ठिनगी भद्रा का भवन्तिसुकृमा्ठ ( 5 अवन्तीकुमार, दव्ृष्टव्य 
पृष्ठ १९, मध्य ) था जो सालिभह्र के ससान ३२ पत्नियों के आलिंगन का 
सुख लूट्ता था । एक बार जब उसमे सूरि सुहस्तिन के मुख से नलिनी गुल्म 
विमान ( एक जेनग्रंथ ) सुना तो उसे अपने पूर्वजन्मों की स्मृति हो जायी 
और रात होते-होते उसने जेनधर्म ग्रहण कर लिया। चूँकि उसका सस्बन्ध 
श्मशान की एक श्वगाछी से था जो पूर्वजन्म में उसकी पत्नी रह चुकी थी, 
इसलिए उसकी मृत्यु हो गयी भौर उसे नलिनीगुल्मविमान उपलब्ध हुआ । 
उसके पुत्र ने उस स्थान पर महाकार के मन्दिर का निर्माण कराया जहाँ 
उसके पिता की रूत्यु हुई थी। समय पाकर ब्राह्मणों ने उस पर अधिकार 
कर लिया और वहाँ शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। अब प्रश्ञु॒ पाश्व नाथ 
ने मेरी आत्मा से प्रसन्न होकर अपना स्वरूप प्रकट किया है। इसे सुनकर 
राजा ने अपनी एक आज्ञा में उच्च देवता को एक हजार गाँव प्रदान किये 


धार्मिक जीवन , १७३ 


और पूर्ण एवं नियमित रूप से अपने गुरु के सन्निकट ( जेन-धर्म के ) द्वादश 
संकरूप किये और अपने धार्मिक गुरु श्रीसिद्धसेन की प्रशंसा की ।! | 
जेनकथा की रचना बहुत बाद में की गयी है तथा वह सांप्रदायिक 
पक्तषपात से अतिरंजित है। धघूमस्तम्भ का उठना तथा महाकालेश्वर की प्रतिमा 
का टूट जाना केवल कल्पना मात्र है जो शेवधर्म के श्रति, जिसने अवन्ती में 
जेनधर्म को रूपान्तरित कर किया था, जैन लेखकों के क्रोध को व्यक्त करती है । 
यह सत्य अतीत होता है कि जेन साधुओं तथा विद्वानों का विक्रमादित्य 
के शासनकाल में अवन्ती में अत्यधिक आदर होता था और विक्रमादित्य के 
वेयक्तिक जीवन पर उनका पर्याप्त प्रभाव था। भारतीय इतिहास में यह 
अकेछा उदाहरण नहीं है । सिद्धान्ततः प्राचीन भारतीय शासक विचारक्षीक 
तथा अपने से इतर धर्मों के प्रति अत्यन्त उदार थे, जिनमें भारतीय संस्क्षति पर 
आधारित समान तत्त्वों का सन्निवेश था। सभी प्राप्य साचयों से यह स्पष्ट जान 
पड़ता है कि विक्रमादित्य का पेतृक तथा व्यक्तिगत धर्म शत था; उन पर 
जेनधर्म का भी प्रभाव था तथा उसे उन्होंने आश्रय प्रदान किया । उनका 
ओऔदार्य एवं दान सभी धर्मों के लिए खुला था जो उनका आश्रय चाहते थे । 


बा + 


7207 66960 0५ +8]69#॥ 7५8 - एर्षुधावां 


एकादश अध्याय 


भाषा ओर साहित्य 


१, भाषा 

अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष के भी दीघकालीन इतिहास में स्वंदा 
एक ही भाषा के दो रूप प्रचलित रहे हैं। एक साहित्यिक या सुधरा हुआ , 
रूपजो संस्कृत” के नाम से अभिहित होता था ओर दूसरा छोक में 
प्रचलित तथा बोलियों से सम्बन्धित रूप जिसे प्राकृत ( प्राकृतिक ) या 
अपभ्रंश कहा गया है । संस्कृत ( प्राचीन अथवा बंदिक ) के साथ ही साथ 
भाषा का यह दूसरा रूप भी अवश्य प्रचलित रहा होगा। किन्तु पाँचवीं 
शताब्दी के पूर्व? इसका व्यवहार साहित्यिक तथा संलछेखाध्मक कार्यों के छिए 
नहीं हुआ था । जेब तथा बौद्ध धर्म, सुधारवादी, धर्म के रूप में उठ खड़े 
हुए थे । इन्होंने वेदिक यज्ञों एवं संसक्ृत भाषा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया पेदा 
कर दी थी | जनता तक पहुँचने का प्रयास किया था। इनके उदय के पश्चात्‌ 
प्राकृत अथवा छोकप्रचलित भाषा ने महत्त्व प्राप्त किया । इसका प्रचार 
छोकसाहित्य के माध्यम के रूप में किया गया। अशोक तथा अचान्तर- 
कालीन सौय नरेशों के समय पालि ने जो उस युग की प्राकृत भाषा 
थी राजाश्रय ग्राप्त करके पर्याप्त उन्नति की । तथापि संस्कृत कभी ग्रसित नहीं 
हुई और न इसका व्यवहार ही बन्द हुआ | ६०० ई० पू० से केकर २०० ई० 
पू० तक फेले हुए इसी काल में अधिकांश सूत्रसाहित्य की रचना हुई । 
संस्कृत में लिखित कौटिलीय अर्थशासत्र की भी रचना प्रथम मौय सत्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त के राजाश्रय में हुईं थी । 


... उसी काल सें रामायण तथा महाभारत के भी कुछ भाग छिखे गये । 
इस काछ के अन्त में पतश्षक्ति ने पाणिनि की अष्ठाध्यायी पर भाष्य छिखा । 


१, भारतवष का ज्ञात सर्वप्राचीत अभिलेख पिपहवा भाण्ड-अभिरेंख है जिसमें 
भगवान्‌ बुद्ध की अस्वि-मज्षपा के समपेण क़ा वर्णन है। इसकी तिथि ई० पू० 
पत्नम शतक मानी जा सकती है | । 

( जे० आर० ए० एस० १८९८ पृ० ३८७ के आगे ) 


भाषा ओर साहित्य १७४ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि उन छोगों ने जो ब्राह्मण धर्म और संस्क्ृत में विश्वास 
करते थे तथा जिनकी संख्या बड़ी थी संस्कृत को ही अभिव्यक्ति का साधन 
' बनाया। शुक्लों के आने पर राजाश्रय पालि से हटकर पुनः संस्कृत को प्राप्त 
हुआ। प्राकृत के प्रचार के कारण तथा विदेशियों से अपेक्षाकृत अधिक 
प्रश्रय पाने के कारण संस्कृत को तीन शताबिदयों तक प्राकृत के साथ 
संघर्ष करना पड़ा। तब संस्कृत के अग्रिम विकास के लिए मुक्त वातावरण 
प्राप्त हुआ और वह परिमार्जित तथा अभिव्यक्ति का ऐसा' अच्छा माध्यम हो 
गयी कि बौद्ध व जैन लेखकों ने प्राकृत की अपेक्षा इसी को श्रेष्ठता प्रदान 
करके इसी में लिखना आरम्भ कर दिया। अतः प्रथम शताब्दी ई० पू० में 
अत्यधिक प्रचकछित भाषा संस्कृत थी, यद्यपि आकृत का भी सीमित व्यवहार 
होता था। अमरसिंह ने पंस्क्रत को निश्चलिखित नामों से अभिहित किया है :* 

( १ ) बाह्मी ( बह्म अथवा वेद से उद्भूत ) 

(२ ) भारती ( भारत की अत्यधिक संस्कृत जाति भरतों द्वारा प्रयुक्त 
और पूर्ण की . गयी अथवा भारतीय संस्कृति का अत्यधिक 
परिपूर्ण माध्यम ) 

(३ ) भाषा) ( बोधगम्य अभिव्यक्ति ) 

उन्होंने प्रात को भी दो नामों से पुकारा है: 

( १ ) अपभ्रंश । 

(२ ) अपशब्द ! 

ये दोनों शब्द लोकप्रिय भाषा के व्यतिक्रमिक तथा ढीछे स्वभाव का 

निर्देश करते हैं, जो जीवन के साधारण कार्यों के लिए ग्रयुक्त होती थी। 
वह सूचम भावों की उदात्तरूप में अभिव्यक्ति करते का उत्तम माध्यम नहीं थी, 
तथापि इसका प्रयोग संस्क्ृत नाटकों में स्रियों तथा निमनश्रेणी के व्यक्तियों में 
किया है तथा अब भी जनसाधारण के छिए समपंण, दान-पत्र, घोषणा आदि 
में उसका व्यवहार होता था। क्‍ 

२. साहित्य एवं ज्ञान की विभिन्न शाखाये : 

इस युग में संबृद्धि प्राप्त करनेबाली साहित्य की विभिन्न शाखाओं का 

उल्छेख अमरकोशा में निम्नलिखित रूप में है : 


५, काले ओआसाइसा|इस्य के न संस्कृतवादिव ;; सरस्वतीकण्ठाभरण | 
२. अमरकोश १०३-१। ३, पतशञ्नलि भी संस्कृत को भाषा कहते हें । 
ड. रैलपि+रे । 


१७६ विक्रमादित्य [७० श्र० | 


( $ ) वेद-जो श्रुति, आम्नाय तथा त्रयी नामों से अभिहित होता था । 

(२ ) बेदांग--इसमें शिक्षा (शुद्ध उच्चारण का विज्ञान ), कल्प ( वैदिक 
यज्ञादि से सम्बद्ध नियम ), निरुक्त, व्याकरण, छुन्द्‌ तथा ज्योतिष 
सम्मिलित थे । 

(३ ) इतिहास अथवा पुरावृत्त 

(५) भान्वीक्षिकी ( द्शनशासतर ) 

(५ ) दण्डनीति ( राजनीति ) 

( ६ ) तक-विद्या ( तकशाख ) 

( ७ ) अर्थशास्त्र 

( ८ ) आख्यायिका अथवा उपछब्धार्था 

( ९ ) पुराण ( संख्या में १८ ) 

(१०) प्रबन्ध, कल्पना अथवा कथा ( जीवनी ) 

(११) स्छेति अथवा धमंशाख्तर 

अमरकोश में उल्लिखित विषयों से साहित्य तथा ज्ञान की निम्नर्िखित 

शाखायें ज्ञात होती हैं : ह 
( १ ) अध्यात्मविद्या और पौराणिकी ( स्वरगंवर्ग )* 
(२ ) भोतिक भुवृत्त-[ व्योमवर्ग (आकाश की वस्तुयें ), दिग्वर्ग 
( दिशायें ), काछवर्ग? ( समय ), भूमिवर्ग |” 

(३ ) मनोविज्ञान ( धीवर्ग” ८ मानसिक वस्तुयें ) 

(४) नाव्यश्ञाख ( नाव्यवर्ग ) ।* संगीत तथा रंगशाका 

(५ ) वारिविद्या ( वारिवर्ग )* 

( ६ ) वास्तु ( पुरवर्ग ) 

(७ ) ओद्धिदी और सेषजविज्ञान ( वनौषधिवर्ग )* 

(८ ) प्राणिकीया प्राणिशासत्र ( सिंहादिवर्ग )* 

(५ ) पमाजशास्त्र ( मनुष्यवर्ग )”* 

कालिदास के ग्रन्थों में साहित्य की उपयुक्त लगभग सभी शाखाओं का 


१. कौटिल्य अर्शासतर में आधुनिक अर्थ में अथ॑ंशाल्र के लिए वार्ता शब्द का व्यवहार 


हुआ है । 
२. ३१, १-१। १.१, २, ३ै और ४। ४.२, १। ५.१, ७। ६.१, ९। 
७. १, ह०। ८,२९२, २। ९ २-४; २०६। १०, २-५७। ११, ५-३६ । 


भाषा ओर साहित्य १७७ 


उल्लेख हुआ है। कवि श्रुति ( वेद ) तथा स्म्रति ( धर्मशाखर ) का बहुधा 
उल्लेख करता है। पतिन्नताओं में सर्वश्रेष्ठ रानी सुदक्षिणा उसके ( नन्दिनी गाय 

“के झुरन्यास से पवित्र घूलिवाले पथ का इस अकार अनुसरण कर रही थी 
जिस अकार स्घिति श्रुति का अनुसरण करती है ।* आपस्तियों के दूर करने के 
लिए अथवेयेद का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है 'तब धन के स्वामी ने'*' 
अथर्वचेद के उस कोश के सम्मुख भावपू्र शब्दों में कहा : जब तक तुम मेरे 
मानवीय या मानवेतर सभी संकर्दों को दूर करने में समर्थ हो तब तक भेरे 
राज्य के सातों खण्डों सें वैभव का साम्राज्य रहेगा ।** ज्योतिष विद्या के भी 
कितने उल्लेख हैं : “जिसके सौभाग्यशाली होने की सूचना थे पाँच शुभ मह दे 
रहे थे जो उस समय उच्च स्थान पर थे और साथ में सूर्य के न होने से फल 
देने से समथ थे ।!१ संयोग के अन्त में सूर्य चन्द्रमा से अछूग हो जाता है 
तब विश्व को प्रखर सूर्य का भान होता है ।” चन्द्रमा का पथ अवरुद्ध करनेवाले 
राहु के उल्लेख से भ्रहण का संकेत मिलता है ।£ कालिदास ने सीमाओं के 
साथ ओषधिशासत्र की भी प्रशंसा की है: 'जीव शेष रहने पर औषधि कुछ 
प्रभाव अवश्य दिखिलाती दे ।* धातुविज्ञान जेसे भौतिक विज्ञानों के उद्ेखों 
की भी कमी नहीं है। कालिदास ने बहुमूल्य धाश्ुुओं के नामों को उद्धृत 
किया है, यथा : मनाशिकत ( छाऊू संखिया ) |” समाज के विलासी व उच्चवर्म 
में रतिशासत्र भी प्रचकित था: “उस नगरी ने प्रीतिपूर्वक घेरा जाना उस 
प्रकार सहन किया जिस प्रकार स्त्री प्रिय के अतिप्रगाढ सम्भोग को सहन करती 
है।” 'सख्रियाँ वासना के अधिक बढ़ जाने पर अवसर-अनवसर का विचार 
नहीं करती ।”?” “पति तथा पत्नी में अपने विरोधी व्यवहारों के कारण पहले 
तो प्रेम-कलह होता है बाद में पश्चात्ताप ।??? अपने प्रंथों में कालिदास ने विभिन्न 
सन्दुर्भों में अपने युग की बौद्धिक सफलता को प्रतिबिम्बित किया है । 


३. विक्रमादित्य का ज्ञान और साहित्य को आश्रय देना 


“विक्रमादित्य” नाम भारतीय इतिहास में ज्ञान तथा साहित्य के आश्रयदान 
का प्रतीक है । लिखित अथवा मौखिक सभी अलुश्रुतियों में विक्रमादित्य द्वारा 


१. रघु० २०२ । २. बही १, ५९-६१ । ४३, वही ३-१६ । 

४. ७, ३३१ | ५. वही ५-४३ । ६. रघु० १२-२८ । 

७. वही, ७, ४० । ८, वही १२-८'।  .५९, वही ११-४२) १० वद्दी १९-४३ 
११, वही १६-४५ | 


१२ बि० 


श्ष्प विक्रमादित्य [ (० अ० |] 


साहिष्य, विद्वान एवं कलाकारों को उत्साह तथा सहायता प्रदान करने और 
समकालीन पसिद्ध पण्डितों को सम्मानित किए जाने का प्रचुर वर्णन मिलता 
है। विक्रमादित्य के शासमकार में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का बाहुक्थ 
था। तब कोई आश्रय की बात नहीं कि असिद्ध कवि, छेखक्र, कलाकार, 
संगीतज्ञ, वेद्य तथा ब्योतिपी उनकी सभा में आश्रय के लिए आते रहे हों । 


७. विक्रमादित्य ओर उनके नवरत्न 


ब्योतिर्विदाभरण नामक ग्न्‍्थ सें सुरक्षित अनुश्नुति के अनुसार विक्रमादित्य 
की राजसभा में नो प्रसिद्ध कवि, केखक तथा विष्ठान्‌ थे जिन्हें सामूहिक रूप 
से 'नवरत्न” कहा जाता था । वह श्छोक जिसमें उनकी गणना की गयी है नीचे 
उद्धृत किया जाता है: 

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकुबेतालूभट्टघटखपंरका लिदासाः । 

ख्यातो बराहमिहिरों नृपतेः सभायां रज्ानि वे वररुचिर्नवविक्रमस्य॥ ३२-१० 

राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा के नवरत्न थे--(१) धन्वन्तरि (२) 
क्षपणक (३) अमरसिंह (४) शंकु (७) वेताकमद्ठ (६) घटखपर (७) कालिदास 
(८) प्रसिद्ध वराहमिहिर और (५) वररुचि । 
. ज्योतिर्विदाभरण के रचयिता विक्रमादित्य के मित्र रघुवंश इत्यादि (२२- 

१९-२०) के लेखक कालिदास बताये गये हैं तथा -इसकी तिथि कलि-संवत्‌ 

३०६८ (वि० सं० २४)* का वेशाख मास दी गयी है। 

ज्योतिर्विदाभरण के रचयिता कालिदास के होने में निम्नलिखित 
अन्तःसाचंय के आधार पर सन्देह किया गया है :' 

( १ ) मत्वा वराहमिहिराव्मितेः 

(२ ) शाकः शराम्सोधियुगी ( ४४५ ) तितो हतोः 

(३ ) मान खतके( ६० )रयनांशकाः स्घूताः १.१८ 


जो इस अन्ध के कालिदास की कृति होने में पन्देह करते हैं उनके 
अनुसार उपयुक्त पंक्तियों में उल्लिखिन ( १ ) वराहमिहिर की झ॒त्यु ५०९ शक 
संवत्‌ में हुई थी ।१ (२) शक संवत्‌ की स्थापना ७८ ई० में हुईं थी और (३) 


१. वर्ष: सिन्धुरदशंनांबरगुणेः याते कछो सम्मिते। 
मास माधवसंशिते च विहितों अंधक्रियोपक्रम:॥ २२९, २१। 

२. शंकर बालकृष्ण दीक्षित : ऐश्येण्ट हिस्‍्ट्री आँव इण्डियन एस्ट्रानॉमी, ४० ४७५ 
और आगे | ३, द्रष्टव्य : पीछे ६० ८९ । 


भाषा और साहित्य ९७६ 


सूर्य व चन्द्र का संयोग शक-संबत्‌ ११६४ ( ११९५९ वि० सं० ) में घटित 
हुआ था। अतः उनका मत है कि कालिदास, जिन्होंने ज्योतिर्विदाभरण की 
रचना की थी, प्रथम शताब्दी ई० पू० में संवत्‌ की स्थापना करनेवाले 
विक्रमादित्य के समकालीन नहीं हो सकते । उनका कहना है कि यह दूसरे 
कालिदास थे, जो ११वीं शत्ताब्दी ई० में हुए । ज्योतिर्विदाभरण के आछोचक 
एक पग और आगे बढ़ जाते हैं | वे उस भ्रन्थ में दिये गये 'नपरत्नों' की परंपरा 
में ही अविश्वास करते हैं। तथापि आलोचर्कों को वराहमिहिर और आमराज 
के अन्थों में उल्लिखित शक संबत्‌ का सम्यक्‌ समीकरण करना कठिन है। 
वराहमिहिर तथा कआमराज़ द्वारा प्रयुक्त शक संवत्‌ सम्भवत३ ५५० ई० पू० में 
स्थापित होनेवाला संचत्‌ है। अतएुव कालिदास शक संवत्‌ तथा वराहमिहिर 
का उदहलेख कर सकते थे । किन्तु यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय कि 
ज्योतिविंदाभरण के रचयिता प्रथम शताब्दी ई० पू० में द्दोनेवाले कालिदास 
से भिन्न कोई अन्य कालिदास थे तो भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि ११वीं शताब्दी ई० में यह व्यापक अनुश्वुति थी कि विकमादित्य 
की राजसभा नवरलों से जलूंकृत थी । जब तक स्वतन्त्र तथा व्यक्तिगत रूप 
से यह सिद्ध नहीं कर डिया जाता कि नर्वो रतन प्रथम शताब्दी के अतिरिक्त 

अन्य दाताब्दियों में हुए तब तक अनुश्रुति अक्षत रहती है। जनुश्रुति के 
असिद्ध करने का भार आलोचक्कों पर है । 


नवरत्नों के प्रथम शततावदी ई० पू० में कालिदास के साथ होने की 
सम्भावना का संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित पंक्तियों में विचार किया जावेगा : 

( १ ) घन्वन्तरि : यह व्यक्तिवाचक नाम नहीं, प्रत्युत एक विरुद था जो 
उस समय के सर्वश्रेष्ठ बद्य को प्रदान किया गया था। प्रथम धन्वन्तरि, जो 
सम्भवतः व्यक्तिवाचक नाम था, विष्णुपुराण और हरिवंश के अनुसार काशी के 
राजा थे ।? किन्तु वे विक्रमादित्य के समकालीन धन्वन्तरि के बहुत पहले हुए 
थे । एक धन्वन्तरि सुश्षत के शुरु थे जो प्रथम शताब्दी ई० में चरक के छोटे 
समकालीन थे ।* बही सम्भवतः प्रथम शताब्दी ई० पू० के प्रसिद्ध वेच थे 
तथा उन्होंने ही विक्रमादित्य की राजसभा को अलंकृत किया था और उन्हें 

धन्वन्तरि की उपाधि मिलती । 


नजफिि-ननीा 


१, जी एन० मुखोपाध्याय : हिस्ट्री आफ इण्डियन' मैडिसिन, द्वितीय भाग, 
पू० ३१०-११ । 
२, पाजिटिव साइन्सेज आफ दि ऐंड्येण्ट दिन्दूज, पृ० ६२। 


१८० विक्रमादित्य [ ए० अ० ] 


(२ ) क्षपणक ; इस शब्द का व्यवहार ग्राचीन भारत में जेन संन्‍्यासियों 
के लिए हुआ करता था। अतएव च्षपणक सी व्यक्तिवाचक माम नहीं था। 
जैन निबन्धों तथा विक्रमचरित में कहा गया है कि महान जैन साधु तथा 
विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य की राजसभा में आये, उन्हें धर्मोपदेश 
दिया तथा उन्हें शवधर्म से जैनधर्मावलम्बी बनाया ।"* अतः जैन अलुश्रुतियों 
के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य के समकाछीन थे तथा उनका 
समीकरण ज्योतिर्विदाभरण में उल्लिखित क्षपणक से किया जा सकता है। 
पण्डित सुखछाक जी तथा पण्डित खेचरदास सम्मतितक की भूमिका (प्ृ० ३५९) 
में कुछ अन्य साक्‍्यों के आधार पर यह मानते हैं कि विक्रमादित्य के 
समकालीन प्षपणक का समीकरण सिद्धसेन दिवाकर से करना काह्पनिक है 
क्योंकि सिद्धसेन दिवाकर पाँचवीं शताब्दी में हुए थे। लेकिन यद्द कैसे कहा 
जा सकता है कि भारतीय इतिहास में एक ही सिद्धसेन द्वाकर हुए । 


विस्तृत जेन-साहित्यिक अनुश्रुति को ध्यान में रखकर विक्रमादित्य के 
समकालीन क्षपणक और सिद्धसेन में अभिन्नता करना असंगत नहीं है । 


(३ ) अमरसिद्द ; विक्रमादित्य की राजसभा के एक अन्य रत्न अमरसिंह 
थे। उन्होंने प्रसिद्ध अमरकोश की रचना की । कालिदास की तरह उन्हें भी 
गुप्तकाल में घसीट छिया गया है ( चतुर्थ से लेकर अष्टम दाताब्दी ई० तक ) 
किन्तु हमारे पास ऐसा कोई निश्चित आधार नहीं है जिससे यह सिद्ध किया 
जा सके कि वे वस्तुतः गुप्तकाक के ही थे। उनके काल की सबसे निचली सीमा 
छुटी शताब्दी ई० है जिस समय उज्जयिनी के शुणरात ने अमरकोश का 
चीनी अनुवाद किया। जिनेन्द्र बुद्धि, जिन्होंने ७०० ई० में अपने न्यास की 
रचना की थी, बड़े आदरपूर्वक भमरसिंह का उल्लेख करते हैं। अमरकोश 
की सबसे प्राचीन दीका ग्यारहवीं शताब्दी में क्षीरस्वामी द्वारा छिखी गयी जो 
भोज, राजशेखर तथा भाध भआदि का उल्लेख करते हैं। अमरसिंह की ऊपरी 
सीमा अमरकोश में प्राप्त निम्नांकित अन्तःसाचय के आधार पर कुछ विद्वानों 
ने चतुथ शताब्दी ई० निश्चित की है: ( १) पौराणिक देवता तथा धार्मिक 
विधियों का उदलेख, और ( २) बौद्धधर्म के मद्दायानी प्रती्कों के संकेत, 
यथा--बुद्ध, बोधित्रुम, एडुक ( स्तूप ) भादि के नाम। 


१, प्रभावकचरित, प्रबन्धचिन्तामणि, प्रवन्धकोश, विविधतीर्थकरप -विछूमचरित आदि । 


भाषा ओर साहित्य श्घ 


किन्तु इस बात का निर्देश किया जा सकता है कि पौराणिक देवताओं 
के संकेत चतुथ शताब्दी ई० पू० की रचना कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी हैं और 
महायान सम्प्रदाय के छक्षण प्रथम शताब्दी के पहले भी विद्यमान थे । इसलिए 
अमरकोदा के अन्तःसाचंय को अथम शताब्दी ई० पू० में विक्रमादित्य और 
कालिदास की समकाकीनता के विरोध में खड़ा नहीं किया जा सकता । 

अमरसिंह अपने धार्मिक व्यवहारों में बौद्ध थे जैसा कि अमरकोश के 
प्रारम्भिक श्लोक से स्पष्ट हो जाता है।* उन्होंने स्वगंवर्ग के देवताओं में 
बुद्ध को प्रथम स्थान दिया है ।* वे प्रकाण्ड पाण्डित्य और विशाल सहानुभूति 
वाले व्यक्ति थे तथा उन्होंने बड़े सुन्दर कोश 'नामलिज्नननुशासन” की रचना 
की थी जो बाद में अमरकोश के नास से विख्यात हुआ । कोशकारिता में 
उन्होंने एक नयी सरणि स्थापित कर दी जिसका उत्तरकालीन लेखकों ने 
भी व्यवहार किया है । 

(४ ) शंकु : विक्रम|दित्य की राजसभा के नवरत्नों में वे सबसे कम 
प्रसिद्ध हैं । ज्योतिर्विदाभरण के केखक उन्हें विक्रम की राजसभा का एक 
सभासद बताते हैं: 

दाक्कुः सुवाग्वररुचिर्मणिरह्ुुदत्तो जिष्णुखिकोचनहरी घटखपराख्यः । 

अन्येडपि सन्ति कवयोडमरसिंहपूर्या यस्येव विक्रमनृपस्य सभासदो5्मी ॥ 

[ ये विक्रमादित्य की राजसभा के सभासद हैं-- शक्ल, मधुभाषी वररूचि, 
अंगुदत्त, जिष्णु, त्रिलोचन, हरि, घटखपर तथा अन्य कवि, जिनमें पूव॑वर्ती 
अमरसिह हैं । ] 

एक बहुत परवर्ती और स्पष्टतः मनगढ़नत अनुश्रुति है जिसके अनुसार 
क्षीरस्वामी ने चारों वर्णों की चार पत्नियों से विवाह किया था । उनकी ब्राह्मणी 
पत्नी से वराहमिहिर, क्षत्रिया से भर्तृहरि, वेश्या से हरिश्रन्द्ध और शक्कलु तथा 
शूद्रा से अमरसिंह उत्पन्न हुए। इस अनुश्ुति का इससे अधिक कुछ भी 
महत्त्व नहीं है कि संभवतः शह्लु विक्रम के वैश्य सभासद और एक ही ब्राह्मण 
गुरु के संरक्षण में विक्रम के सहपाठी थे । 


(५ ) वेतालभट्ट : जहाँ तक प्रसिद्धि का प्रश्न है वे शक से अधिक 


२. यस्थ शानदया[सिन्धो रगाधस्यथानधा गुणा। । 
सेव्यतामक्षयों धीराः स श्रिये चामृताय च॑ ॥ 
२, अमरकोश १. १, ११। 


१८२ विक्रमादित्य [ ए० आअ० ] 


विख्यात न थे । केवछ काल्पनिक पंचर्विशतिका में उन्हें मानवेतर कार्यों को 
सम्पादित करने का श्रेय प्रदान किया गया है। भट्ट नामक उपाधि इस बात 
का निर्देशक हैं कि वे ब्राह्मण थे । लिखित मध्यकालीन अनुश्रुति के अनुसार 
वे रोहिणिगिरि पर विक्रमादित्य के द्वारा पराजित किये गये थे तथा उजयिनी 
लाये गये थे । बाद में वे विक्रम के गहरे मित्र तथा सहायक हो गये । 


( ६ ) घटखपर : यह विचित्र सा नाम है और इसके व्यक्तिवाचक नाम 
होने जी अपेक्षा उपनाम होने की अधिक सम्भावना है। वह बहुत प्रसिद्ध 
कवि रहे होंगे तथा उन्होंने अनेक अ्ंथों की रचना भी की होगी। आजकल 
उनके दो ग्रन्थ बताये जाते हैं : १. घटखर्परकाव्य ; जिसका विषय कालिदास 
के मेघदूत की भाँति द्वी एक प्रोषितपतिका पत्नी द्वारा अपने प्रिय के पास 
मेघ द्वारा संदेश भेजना तथा २. नीतिसार । प्रथम ग्रन्थ पर अभिनवगुप्त, 
शान्ति सूरि, गोविन्द, कमलाकर तथा ताराचन्द आादि ने टीकाये छिखी हैं । 


(७ ) कालिदास : विक्रमादित्य की राजसभा को अलंकृत करनेवाले 
प्रसिद्ध कवियों तथा लेखकों के ज्योतिमण्डल में कालिदास सर्वाधिक प्रकाशमान 
हैं। भारतीय अनुश्रुति सबंदा उन्हें कालिदास से सम्बोधित करती है। उच 
विद्वानों में भी; जो क्रालिदास को गुप्तकाक् में घसीट ले जाते हैं, अधिकांश 
उन्हें चन्द्रगुत्त द्वितीय विक्रमादित्य का राजकवि बतछाते हैं । जहाँ तक 
उनकी तिथि और प्रथम शताब्दी ई० पूर्ब० के विक्रमादित्य के साथ उनकी 
घमकाकीनता का सम्बन्ध है, इस समस्या पर पहले ही इस अनन्‍्ध के द्वितीय 
भाग में प्रकाश डाछा जा चुका है। वहाँ कालिदास की तिथि से सम्बन्धित 
सभी रिद्धान्तों की परीक्षा की जा खुकी दै। अब उसके दुह्राने की 
आवश्यकता नहीं है । 

(८ ) वराहमिद्वदिर : वे अपने युग के सबसे बड़े ज्योतिषी थे इसलिए 
उजायिनी के ज्ञानमन्द्रि में विक्रमादित्य के प्रश्नय में उन्हें भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान ग्राप्त हुआ था । उनकी तिथि तथा उनके विक्रमादित्य के समकालीन 
होने की सम्भावना पर भी इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में विचार किया 
जा घुका है| 

(५ ) बररुलि : कथासरित्सागर के अनुसार वररुचि का दूसरा नाम 
कात्यायन भी था तथा उनका जन्म कौशासबी के एक ब्राह्मण कुछ में हुआ 
था। वहाँ से वे पाटलिपुत्र गये और वहीं उन्होंने शिज्ञा प्राप्त की। उन्होंने 
व्याकरण में विशेष दक्षता प्राप्त की थी । जिनप्रभ सूरि द्वारा रचित विविध- 


भाषा और साहित्य १८३ 


तीर्थंकलप' नामक ग्रंथ में एक लिखित भनुश्रुति है जिसके अनुसार सिद्धसेन 
दिवाकर की जाज्ञानुसार विक्रमादित्य की शासनपट्टिका ( शासन के सिद्धान्त ) 
को कात्यायन ने उज्वयिनी में संवत्‌ १ चेन्रमास की शुकक्‍्क प्रतिषदा को 
लेखबद्ध किया था । यह भी कहा गया है. कि जिनग्रभ सूरि ने पहिका को 
स्वयं देखा था | यदि कात्यायन वररुचि ही है तो ज्योतिर्विदाभरण में उल्लिखित 
चररुचि का विक्रमादित्य का समकालीन होना विविधतीर्थभलप से प्रमाणित 
हो जाता है। बररुचि स्वयं यह लिखते हैं कि उन्होंने पत्रकौसुदी नामक 
अपना ग्रन्थ विक्रमादित्य” की आज्ञा तथा उसके आश्रय म॑ छिखा | थे अपने 
लिगानुशासन तथा विद्यासुन्दर में विक्रमादित्य का उच्चेत्न करते हैं। प्रबन्ध- 
चिन्तामणि में संलिखित जैन अनुश्वुति का कहना है कि वररुचि विक्रमादित्य 
की पुत्री प्रियंगुमंजरी के शिक्षक थे ।* सदुक्तिकर्णाम्रत ( प्रू० २१९७ ) 
के अनुसार धोयिक उपनामवाछे श्रुतिधर को भी राजा रूचमणसेन की 
राजसभा सें वही सम्मान प्राप्त था । इस प्रकार अनेक साहित्यिक अनुश्वुतियाँ 
हैं जो वररुचि का विक्रमादित्य की राजसभा में रहना बतकाती हैं । द 


७. युग की साहित्यिक ऋृतियाँ 


भारत में ई० पू० प्रथम शताब्दी न केवल सुदृरगामी परिणामवाली 
राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से प्रत्युत उच्चकोटि की बौद्धिक कृतियाोँ के छिए 
भी महर्वपूर्ण थी। प्रारस्मिक जैन तथा बौद्धधर्म नेतिक-दार्शनिक समस्याओं 
एवं तपोमय जीवन के शिष्टाचारों से ही अधिक सम्बन्ध रखता था। उनमें 
शुद्ध साहित्य के लिए बहुत कम स्थान था । शुझ्रों के आगमन के 
पश्चात्‌ ब्राह्मणधर्म के अन्तर्गत जीवन के एक सन्तुलित दृष्टिकोण का पुनरुत्थान 
हुआ तथा साहित्य ओर सौन्द्यशासत्र को भी वोौद्धिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण 
स्थान मिला । अतः शुड्अ के शासनकाक के पश्चात्‌ अनेक कवि, छेखक तथा 
नाटककार हुए । 


(१ ) भास + कालिदास ने अपने मालविकाश़िमित्र ( अंक चतुथ॑, 


फ, विक्रमादित्यभूपस्य कीत्तिसिद्धेनिदेशतः । 
श्रीमान्‌ वररुचिघींमांस्तनोति पत्रकोमुदीम्‌ ॥ पत्रकौमुदी । 
२, विक्रमाकप्रबन्ध । 
३. ख्यातो यश्व श्रुतिधरतया[विक्रमादित्यगोष्टी विध[मत्तु: खल॒ वररुचेराससाद प्तिष्ठाम्‌ । 


१८४ विक्रमादित्य [ ए० आ० ] 


प्रस्तावना ) में भास, सोमिन्न तथा कविपुत्र को नाव्यसाहित्य में अपना पूर्वचर्ती 
अथवा ज्येष्ठ समकालीन माना है ।* 


अन्तिम दोनों के बारे में कुछ भी विशेष ज्ञात नहीं है किन्तु भास तो 
निश्चित रूप से संस्कृत-साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध नाटककार हैं। श्री काशी- 
प्रसाद जायसवाकर के अनुसार वे कण्व वंश के तीसरे राजा नारायण के 
शासनकाल ( ४९ ई० पू० ) में हुए थे। वे विद्वान्‌ जो कालिदास को चतुर्थ 
या पंचम शताब्दी में घसीट छाते हैं, भास की तिथि तृतीय झताब्दी ई० में 
निश्चित करते हैं । किन्तु एक बार जब कालिदास की तिथि प्रथम शताब्दी 
ई० पू० में निश्चित हो जाती है तो भास को तृतीय शतक ई० में रखना 
असस्भव हो जाता है। भास के निम्नलिखित नाटक बताये जाते हैं : 


(१ ) मध्यमव्यायोग (७) पाश्चरात्र ( ९ ) अभिषेक 
(२ ) दूतघटोत्कच.. (६ ) दूतवाक्य ( १० ) अविमारक 
(३ ) कर्णभार (७ ) बालचरित (११ ) प्रतिज्ञायौगन्धरायण 
(४ ) ऊरुभंग ( ८ ) प्रतिमा ( १२ ) स्वप्तवासवदत्तस 
( १३ ) चारुदत्त 


कुछ विद्वानों को उपयुक्त नाटक के रचयिता भास के होने में सन्देह है। 
उनके सन्देह का आधार यह है. कि इनमें कोई नाटक भास का उच्लेख नहीं 
करता तथा पश्चात्काीन लेखकों द्वारा उद्ध्तत भास के श्लोक उनमें प्राप्त नहीं 
होते | तथापि लेखक के नाम का अभाव भारतीय इतिहास में असाधारण 
बात नहीं है और बहुत कुछ अनुमान के आधार पर कुछ श्छोक प्रसिद्ध छेखकों 
ने नाम से उद्छत किये जाते हैं । इसलिए नाम के अभाव पर आधारित तक 
निर्णायक नहीं है । श्री गणपति शास्त्री, कीथ, विण्टरनित्स आदि ने ठीक ही 
इन नाटकों को शेछी, भाषा तथा विषय की एकता के आधार पर भास का ही 


१, प्रथितवशसां माससौमिछककविपुत्नादीनां प्रबन्धानतिक्रस्य वर्तमानकवेः काहि- 
दासस्य क्रियायां कर्थ बहुमानः । 

२. जे० ए० एस० वी०, १९१३ पृ० २५३१ | 

३. द्रष्टव्य : बरनेट जे० आर० ए० एस० १९१९ १० २३३ और आगे; 
केनिआ ( 5676७ ) : विविधशानविस्तार १९२०; 
लेवी : जेड० डी० एम० डी० ७२, २०३-८ | 


भाषा ओर साहित्य श्प£ 


बतलाया है ।* भास अत्यन्त दक्ष नाठककार थे। उन्होंने अपने अधिकांश 
विषयों को रामायण तथा महासारत से लिया है किन्तु उनकी प्रतिभा की 
मौलिकता तथा क्रियाशीछता उनके खुनाव की विविधता से सिद्ध है । रामायण 
पर आधारित नाटक सम्भवतः भास के द्वारा ही लिखे गये तथा थे नाटककार 
के उत्तम गुर्णों को व्यक्त नहीं कर पाते । किन्तु महाभारत के आधार पर 
छिखित नाटक उनकी सजनात्मक प्रतिभा, मौछिकता, तीत्र कार्य-ब्यापार, 
प्रेम, यथार्थ हास्य तथा अभावशाली कौशल का परिचय देते हैं। भास की 
शेली सरक तथा सहज है, ये शक्तिशाली एवं सूत्रमय अभिव्यक्ति के पारंगत' 
हैं। जहाँ तक अलरूंकरण तथा दृष्टान्तों का प्रश्न है, उन्होंने साधारण अलंकारों 
का' ही प्रयोग किया है। भास अपने नाटकों में चरिन्नचित्रण तथा मनोभादवों 
व रखों के प्रदर्शन की प्रबक शक्ति का परिचय देते हैं। व्यंग्य तथा हास्य 
में भास अद्वितीय हैं । 


यह ध्यान देने की बात है कि अपने नाटकों ( अविमारक, चारुदृत्त, 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ )--में कालिदास की ही भाँति 
भास ने भी उजयिनी के प्रासादों, ग्रहमन्दिरों, उद्यानों, सरोवरों, विलासों, 
आनन्दों और दुराचारों का वर्णन किया है जिससे कवि का उजयिनी से निकट 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । 

(२ ) कालिदास ; उनमें उस युग में सबसे अधिक सुजनातव्मक प्रतिभा 
थी तथा वे विक्रमादित्य के भतिग्रिय राजकबि थे। उन्होंने अनेक उच्चकोटि के 
ग्रन्थों की रचना की । कुछ अन्धों के उनके रचयिता होने में सन्देह भी है । 
लगभग ३० अन्थ उनके बताये जाते हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण 
निश्नलिखित हैं : 


( $ ) माछविकाग्निमित्र (५ ) मेघदूत 

(२ ) विक्रमोबंशीय ( ६ ) कुमारसम्भव 
(३ ) अभिश्चञानशाकुन्तल ( ७ ) रघुवंश भादि 
( ४ ) ऋतुसंहार 


इनमें से प्रथम तीन नाठक हैं, दो गीतिकाव्य तथा अन्तिम दोनों 
महाकाव्य । नाठकों में मालविकाग्निमित्र सबसे प्राथमिक रचना प्रतीत होती 
है। मालविकाग्निमित्र की भूमिका में कारिदास सर्वाधिक विनम्न हैं और 


१, गणपतिशास्त्री £ 'भासा”ज वकक्‍से ए क्रिटिकक स्टडी, 
पुशाककर ४ भास ए रूडी, कीथ : संस्क्षत ड्रामा । 


१८६ विक्रमादित्य [ए० श० ] 


अपने परवर्ती नाटकों के श्रेष्ठ ग्रुणों को अदर्शित नहीं करते । उनकी 
दूसरी रचना विक्रमोवंशीय प्रतीत होती है जो अपरिपक्कत माक॒विकाग्निमिन्न तथा 
शाकुन्तल की परिपक्क पृर्णता के मध्यवर्ती काछ की प्रतीत होती है । अभिज्ञान- 
शाकुन्तल की रचना अन्त में हुई । यह नाठक कालिदास की सबसे उत्तम तथा 
बहुमूल्य रचना है. तथा इसमें उनकी प्रतिभा सर्वोत्क्ृष्ट रूप में प्रदर्शित हुई 
है । नाटककार के रूप में संस्क्ृत साहित्य में कालिदास का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। प्रतिकूछ परिस्थितियों में मानवीय स्वभाव के साथ उनकी अत्यधिक 
सहानुभूति है तथा उन्हें मानवमस्तिष्क के कार्यों की अव्यधिक अनन्‍्तर्ंष्टि प्राप्त 
है। वे भावों की किसी भी छाया को व्यक्त करने में समर्थ थे। किन्तु वे प्रेम 
और वेदना के भावों को व्यक्त करने में अनुपम हैं । प्रकृतिचित्रण में कालिदास 
सदा दक्ष पाये जाते हैं । वर्णनशक्ति में कालिदास अद्वितीय हैं । कालिदास 
का हास्य अत्यन्त परिष्कृत होता है । वे अपने ओताओं का मनोरक्षन सस्ते 
परिह्ारों से नहीं करते । नाटकों में जहाँ तक संगीत तथा नृध्य की योजना 
का संवन्ध है, वे अपने शाखीय ज्ञान का परिचय देते हैं। कालिदास की शेली 
सरल तथा सहज है। उनके ग्रन्थ अवन्ती सें प्रचलित वेदर्भी शेली के सर्वोत्क्ृष्ट 
उदाहरण हैं । वेदर्भी शेली की आवश्यक वस्तुओं में समासों की कमी अथवा 
उनका विरछ प्रयोग, ध्वनिसाम्य, स्पष्टता, उदात्तता एवं सौन्दर्य से मिश्रित 
शक्ति आदि हैं । 


कालिदांस अपने गीत तथा महाकाध्यों में उतने ही सफल कलाकार हैं 
जितने नावकों में । ऋतुसंहार इस दिशा में उनका प्रथम प्रयास अतीत होता 
है। इसमें कालिदास प्रकृति के वाह्य सौन्दर्य और मानव के इन्द्गरियजन्य सुर्खो 
की ओर आक्ृष्ट हो गये हैं। उनकी दूसरी रचना मेघदूत है जहाँ कवि बहुत 
ऊँचे धरातक पर दिखाई पड़ता है। यह एक 'खण्डकाव्य है--एक प्रेमगीत है 
जिसमें एक प्रेमिका से वियुक्त ओेमी की वेदुनाओं तथा प्रेम का वर्णन है, जो 
अपने मनोभावों को उस तक पहुँचाने के किए आकुछ है। मेधदूंत में प्रकृति 
मानव के दुःख तथा खिन्नता में संगी तथा आश्वासक का महत्त्वपूर्ण काय भी 
करती है । कालिदास का कुमारसम्भव एक पूर्णविकसित महाकाब्य है जिसमें 
मेघदूत से पर्याप्त विकास दिखाई पढ़ता है। यद्यपि इसके चरित्र देवी हैं 
किन्तु वे अपने मनोभावों की राहराई, अपने व्यवहारों, अपनी सफलताओं 
तथा असफलताओं में पूर्णतः मानव हैं । कुमारसम्भव में पार्वती के शिव के 
प्रति भादश एकान्त प्रेम तथा भक्ति का चित्रण है जो उनके विवाह तथा 


भाषा ओर साहित्य श्द७ 


कुमार ( कार्तिकेय ) के जन्म तक विकसित होता जाता है । कालिदास की 
प्रतिभा का सर्वोत्कूषट प्रतिफलन रघुबंश महाकाव्य है। इस महाक्राब्य का 
विषय इच्वाकु द्वारा स्थापित राजवंश के अखिद्ध नरेश रघु के वंश के प्रसिद्ध 
राजाओं का जीवनचरित चित्रित करना है। राजाओं का व्यक्तिगत जीवनचरित 
चित्रित करने में कालिदास ने अपनी उच्चकोटि की काव्यप्रतिभा अदर्शित की 
है। बटनाये, दृश्य, चरित्र तथा उनके भाव और मनोभावों का चित्रण बड़ी 
दच्चता एवं सफलता से किया गया है। रघुवंश भें कालिदास देश की सामाजिक, 
राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के अपने गद्दन ज्ञान का परिचय देते हैं, 
अथच भारतीय संस्कृति का आदर्श तथा सार अस्तुत करते हैं । 


(३ ) महाकाव्यों के नचीन संस्करण : यद्यपि विक्रमादित्य के थुग के 
पूर्व ही रामायण तथा महाभारत साहित्यिक ग्न्धों के रूप में विद्यमान थे किन्तु 
चतुर्थ तथा पंचम शती ई० पू० में उच्चकोटि की संस्क्रत में उनका पुनः संस्करण 
हुआ और परवर्ती युगों में छकगभग अथम शताब्दी ई० पू० तक उनमें संशोधन 
तथा परिवधन होते रहे। शुज्गों के शासबकाल में रामायण ने अपना 
अन्तिम रूप ग्रहण किया तथा उसमें *कुंछ महत्त्वपूण अंश भी जोड़े गये। 
महाभारत का वह अंश जिसमें देश का विभाजन जाति के क्षाधार पर किया 
गया है, पाण्डर्वों का दिग्विजय, यवनों तथा दार्को द्वारा देश का उत्पीड़न, 
फलतः राजनीतिक हरूचल तथा सभी चर्गों द्वारा श्र अहण करना आदि उस॑ 
काल के कहे जा सकते हैं । 


(४ ) शास्त्रीय अ्ंथ : विक्रमादित्य के युग में विशेष ककाओं तथा शाखरों 
से सम्बन्धित अन्थों की भी रचना हुई । भरत के नाव्यशासत्र को, जिसकी तिथि 
१७० ई० पू० तथा २०० ई० के बीच है, विक्रमाद्त्यकाछठीन ( जो नाटकों 
की प्रचुर कृतियों का युग था ) कहा जा सकता है। सौन्दर्य शाखर और कामशाखतर 
पर वात्स्यायन का कामसूत्र इस युग का दूसरा महत्त्वपूर्ण पंथ है । विकमादित्य 
की राजलभा के नवरत्नों में एक रत्न असरसिंह ने भी 'नामलिंगानुशासनम! 
नामक ग्रन्थ कीरचना की जो बाद सें अमरकोश के नाम से छोकप्रिय हुआ । संस्कृत 
कोश साहित्य में अमरकोश सर्वाधिक छोकप्रिय भौर अ्चलित ग्रन्थ है। पत्श्षल्ठ 
का महाभाष्य एक शताब्दी पूर्व शुक्लों के शासनकाछ में लिखा गया था । किन्तु 
इस समय की संस्कृत पर पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी का शासन था। ठीक तौर 
पर हम धर्मशास्र के किसी ग्रन्थ को प्रथम शत्ताब्दी ई० में नहीं रख सकते 
किन्तु मनुस्मति अधिक प्रचलित प्रतीत होती है। इसके बारे में कालिदास 


श्प८ विक्रमादित्य [ ए० आऋ० ] 


कहते हैं कि 'वर्णाभ्रम को शासित करनेवाले नियमों के पान के सम्बन्ध में 
शासक के कतंब्यों को मनु ने बताया है। गार्गीसंहिता को, जिसमें यवन 
और दक जआक्रमणों का वर्णन ताजी घटना के रूप में है, म्रथम शताब्दी ई० पू० 
में रखा जा सकता है। विक्रमादित्य की राज्यसभा के प्रसिद्ध ज्योतिषी 
वराहमिहिर ने ब्रहत्संहिता तथा ज्योतिष के अन्य गअन्धों की रचना की। 
ओऔषध, रसायनशाखत्र, मूत्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला इत्यादि के सम्बन्ध में 
साहित्यिक अम्थों में विस्तृत उल्लेख मिरते हैं जो इस बात का संकेत करते 
हैं कि इन विषयों पर ग्रामाणिक ग्रन्थ रहे होंगे जो अधिकांशतः नष्ट हो 
चुके हैं । 

(५ ) दाशनिक साहित्य : जैसा कि अमरकोश में गिनाया गया है, 
आन्वीक्षिकी अथवा दर्शनशाखर भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शाखाओं में था तथा 
विक्रमादित्य के युग के सुसंस्क्ृत मनुष्यों द्वारा इसकी उन्नति हुई थी।* 
अमरकोश * कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों का उल्लेख करता है। आत्मा की मुक्ति 
के सिद्धान्त के लिए अमरसिंह निम्नलिखित शब्दों का व्यवहार करते हैं: 
मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, श्रेयस्‌, निःश्रेयछ, अस्त, मोक्ष तथा अपवर्ग । वे अज्ञान, 
अविद्या, अहंकार का भी उद्केख करते हैं। पंचतन्मात्राओं ( रूप, रस गन्ध, 
स्पर्श शब्द, ) तथा दुश इन्द्रियों का भी आगे उछलेख किया गया है। 
कालिदास के ग्रंथ भी दार्शनिक सिद्धान्त का, विशेषकर सांख्य, योग तथा 
वेदान्त का उल्लेख करते हैं । यदि कोई चरक-पघंहिता के दाशनिक 
इश्टिकोण की परीक्षा करे तो पता छगेगा कि उसकी तात्तिक मीमांसा 
सांख्यदर्शन पर तथा इसकी तकमीमांसा न्याथ-वेशेषिक दर्शन पर आधारित 
थी। चरकसंहिता की रचना द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में हुई। इसके 
दाशनिक सिद्धान्त कम से कम छगभग एक शताब्दी पहले प्रचलित रहे 
होंगे। मीमांसा, वेदान्त तथा योग दुर्शनों की तिथि और भी अनिश्चित 
है, तथापि बे तृतीय शताब्दी ई० पू० तथा प्रथम शताब्दी ई० के बीच में 
ही सीमित हैं । 

(६ ) बोद्ध साहित्य : प्रथम शताब्दी ई० पू० में बौद्धधर्म के सैद्धान्तिक 
पाली साहित्य का संककन तथा विधीकरण समाप्त हो रहा था और उसमें 
भसेद्वान्तिक ग्रन्थों की रचना की निश्चित प्रवृत्ति झलक रही थी । जहाँ तक 


१. भान्वी क्षिकी दण्डनीतिस्तकेविद्यार्थश[खयोः । १०६-५ 
२, वही. १, ५) ६०८ 


भाषा और साहित्य श्पध 


संकलन के सब से बाद के कार्यों का प्रश्न है, स्थविरवादियों ने, जिनका 
साहित्य विस्तृत होता जा रहा था, अभिधमस्मपिटकाी को सात भागों सें 
विभाजित तथा संकलित किया, जो नीचे दिये जाते हैं : 

( के ) घम्मसंगिनी : यह धर्मों का सार दे तथा इसका विषय धर्मों को 
विभाजित करना तथा उनकी परिभाषा देना है। इसमें नीतिशासत्र तथा 

नोविज्ञान में उचित अन्तर नहीं किया गया है। मिसेज रीज डेविडस ने इसे 

बीद्धों के मनोवेज्ञातिक नीतिशाखत्र का संक्षिप्त ग्रंथ कहा हैं । 

( ख ) विभंग : इसका शाव्दिक अथे विभाजन है तथा यह प्रथम भाग 
का ही क्रम है। दूसरा प्रारम्भिक भाग बौद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धान्तों की 
व्याख्या करता है । 


(ग) धघातुकथा : यह द्रव्यों के बारे में एक उपदेश है। इसमें आत्मिक 
पदार्थों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में प्रश्नोत्तर है । 


(घ ) पुग्गलपब्भत्ति : इसका अनुवाद 'मानवीय व्यक्तियों[का वर्णन” किया 
जा सकता है) यह भ्रन्थ व्यक्तियों को उनके नेतिक गुणों के अनुसार विभाजित 
करने का प्रयास करता है । 

( छः ) कथावसत्थु ( उपदेश की वस्तु ): बौद्धघर्म के इतिहास के अध्ययन 
के लिए यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है'। ऐसा समझा जाता है कि इसका संकलन 
अशोक के समय में होनेवाली बोद्ध संगीति में तिस्स मोग्गलिपुत्त ने किया था, 
किन्तु इसमें बहुत बाद की भी सामग्री है। इसके वर्तमान रूप को हम प्रथम 
शती ई० पूर्व की रचना कह सकते हैं । 


(च ) यमक ( युगल प्रश्नों का ग्रन्थ ); यह अभिधस्मपिठक का छुठा 
भाग है। यह प्रदेलिका-शेली में लिखा गया है तथा सभी भ्रश्नों का उत्तर 
दो प्रकार से दिया गया है। टीका की सहायता के बिना इसका समझना 
कठिन है । | 

(छु ) पद्दान प्रकरण ( कार्य-कारण सम्बन्धों का ग्रन्थ ) : यह अभिधम्म- 
पिटक का सातवाँ तथा अन्तिम भाग है। इस ग्रन्थ में २४ प्रकार के सम्बन्धों, 


जनक +3लर 


१. बौ््धों की धार्मिक मनुश्रुति के अनुसार इसे तृतीय शताब्दी ई० पू० का बताया 
जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि धम्मपिटक इससे प्राचीन है लेकिन अभिषस्म- 
पिटक अपने वर्तमान रूप में तृतीय शताब्दी ई० पू० के बाद की कृति है । 


१६० विक्रमादित्य [ ए० श्र० ] 


जो भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों के बीच कल्पित किये गये हैं, की खोज का 
वर्णन किया गया है । 


अभिधस्मपिटक के आन्तरिक तथा शैछीगत गुणों के बारे में श्रीमती रीज 
ढेविड्स अपनी राय देती हैं, 'जब हम गुद्य पंक्तियों, बन्द परम्परा, अतीत द्वारा 
शासित वर्तमान और भविष्य से निर्मित इस भवन का परित्याग करते हैं तो 
हमें निर्मंठ, सुभग, तथा स्वच्छु कक्ष का आभास होता है, किन्तु इसकी भी 
खिड़कियाँ बन्द, पर्द गिरे और प्रभात की ओर दृष्टि का अभाव ।”* 


सैद्धान्तिक साहित्य तथा असेद्धान्तिक साहित्य के बीच के संक्रमण काल 
की विशेषता शैली, दृष्टिकोण तथा विचारों की स्वतन्न्नता है। विचारान्तर्गंत 
काछ के बाद असेद्धान्तिक साहित्य का अधिकांश भाग सिंहल में रिखा गया 
किन्तु सिद्धान्त-अन्धों के थुग के तुरन्त पश्चात्‌ कुछ विशेष असेद्धान्तिक ग्रन्थों 
की रचना हुई, जो विशेषत; उल्लेखनीय हैं । 


असैद्वान्तिक ग्रन्थों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्थ मिलिन्दपन्‍न्ह ( मिदिन्दू- 
प्रश्न ) है । यहाँ उल्लिखित मिलिन्द यवनराज मेनाण्डर के अतिरिक्त कोई अन्य 
नहीं है जिसने द्वितीय शताब्दी ई० पू० में पंजाब में शाकक पर शासन किया 
था। इस ग्रंथ की रचना भारतवर्ष में यवरनों के वेभवशाली शासन की स्मृति 
में प्रथम शताब्दी ई० में इसकी समाप्ति के पूर्व ही हुई होगी। यद्यपि इस 
ग्रन्थ में वर्णित विषय लगभग सेद्धान्तिक भन्‍्ध का ही है किन्तु शेली सें इसमें 
पिव्कों की शैली से एक निश्चित प्रगति अवश्य झ्लकती है। इसमें स्पष्ट तथा 
प्रफुन्न संवाद हैं जिनकी तुलना अफलातून तथा सुकरात के संवारदों से अच्छी 
तरह की जा सकती है। यह ग्रन्थ मिलिन्द्‌ तथा बौद्ध श्रमण नागसेन के 
बीच वार्ताछाप के रूप में लिखा गया है। इसमें प्रमुखरूप में बौद्ध सिद्धान्तों 
का वर्णन है कि शाश्वत्‌ भह का कोई भस्तित्व नहीं किन्तु भौतिक तथा 
अभौतिक पदार्थों में अविकक परिवर्तन ही सत्य है। इस ग्रंथ में पुनर्जन्म तथा 
कर्म के सिद्धान्त, जिसके अनुसार मनुष्य अपने पूर्वजन्म में किये गये कर्मों का 
ही फल भोगता है, का भी वर्णन है। इन सिद्धान्तों की व्याख्या के किए बहुत 
से दृष्टान्त दिये गये हैं। मिलिन्दपन्ह साहित्यिक कृति के रूप में प्राचीन 
भारतीय गद्य की अत्युत्तम रचना है । 


७७७७॥७॥७७७७७७७७एा॥७७४७७७७४७७७७॥७७॥७एश/७॥७ए-"श-शशनश"/७॥७शएशशश/ ७४20 अल मा मल. 3 भला कक अर जल आ 3 बल 3 अअ अकबर जज आज नलकलअललक अल अनशन 


१, जे० आर० ए० एस०, १९२३ पृ० २५० | 


भाषा ओर साहित्य १६९ 


असेद्धान्तिक साहित्य का अधिकांश भाग प्राचीन पाछी ग्रन्थों पर टीकार्यें 
ही हैं। भेरवादियों का स्थान भारतवर्ष में छोटे-छोटे बौद्ध सम्प्रदाय ग्रहण करने 
छगे तथा सिंहल थेरवादियों का केन्द्र बन गया। भारतवष में स्वास्तिवादी 
तथा महासांधिक धीरे-धीरे अपने साहित्य की अभिवृद्धि पहले तो सुन्दर पाली 
में किन्तु बाद में मिश्रित संस्कृत में कर रहे थे। इन सम्प्रदा्यों की धार्मिक 
कियायें बौद्धधर्म के त्रिरत्न ( बुद्ध, धर्म और ध्ंघ ) तक विस्तृत थीं। वर्धमान 
साहित्य का अन्तिम स्वरूप कनिष्क के पूर्व ही निर्धारित हो छुका था तथा 
इसने महायान बौद्धधर्म के जन्म के लिए भूमिका तेयार कर दी थी । 


(७ ) ज्ेन साहित्य + अथम शताब्दी ई० पू० में प्रचलित जैन साहित्य का 
स्वरूप बतछाना अत्यन्त कठिन है क्योंकि प्राचीन जैन साहित्य मौखिक परम्परा से 
ही चला आ रहा था तथा जेनों के धार्मिक ग्रंथों का संकलन और उनका विधीकरण 
जेन-परम्परा के अनुसार पाँचवीं-छुठवी शताब्दी में हुआ । इस परिस्थिति में 
किसी विशेष ग्रंथ की तिथि प्रथम शताब्दी ई० पू० में बतछाना लगभग असंभव 
है। किन्तु ऐसा लगता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के छोर्गों ने ई० पू० तृतीय 
या द्वितीय शतक तक प्राचीन जेन प्ंथों का संककन आरम्भ कर दिया था, 
यद्यपि दिंगम्बर सम्प्रदाय के छोग इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते थे। उनका 
विश्वास था -कि सभी पुब्वा ( प्राचीन अन्थ ) तृतीय शताब्दी ई० पू० में 
नष्ट हो गये थे जब कि दीर्घ अकाल के कारण जैनियों को उत्तरी भारत से 
दक्षिणी भारत भागना पड़ा था। यह कहना कठिन होगा कि कितने 
जैनग्रंथों को जेन साधुओं ने स्मरण कर रखा था और कितने अन्थों को प्रथम 
शताब्दी ई० पू० में श्वेताग्बरों ने लिपिबद्ध करने में सफझता पाई थी । तथापि 
जेन परम्परा के अनुसार कुछ सिद्धान्त ग्रन्थ तथा उनमें कुछ पर अज्ज साम, 
कालकाचाय, वीरभव जेसे लोगों ने, जो प्रथम शताब्दी ई० पू० सें उत्पन्न हुए 
थे, टीकायें लिखीं । जेन प्रबन्ध-प्न्थ सिद्धसेन दिवाकर को विक्रमादित्य का 
समकालीन बताते हैं. जिन्हें अनेक अं्थों का रचयिता कहा जाता है। थे एक 
प्रसिद्ध नेयायिक और गीतिकाध्य के कवि थे। कुण्डक्ुण्ड के गुरु जिन्‍्हेंने 
प्राकृत में विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, प्रथम शताब्दी ई० पृ० में हुए तथा उनकी 


सप्यु १९ ई० पू० में हुईं। विमछसूरि नामक एक प्राकृत कबि ने रूगभग 
उसी काछ में अपना रामकाब्य 'पौसमचरिय! लिखा। 


बौद्दों की तरह प्रारम्भिक जेन लेखकों ने भी आप ( ऋषियों की भाषा ) 
छोड़कर अधंमागधी नाम से अभिद्दित आक्ृत में अपने ग्रन्थ छिखे। पश्चात- 


१६२ विक्रमादित्य [ ए० आ० | 


कालीन लेखकों ने मिश्रित अथवा शुद्ध संस्कृत में लिखना अधिक पसन्द किया, 
यद्यपि प्राकृत अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में चछती रही | जहाँ तक 
जेन ग्रंथों में कछात्मकता का प्रश्न है, विण्टरनित्स ने यह मत प्रकट किया 
है कि बहुत ही कम अपवार्दों के खाथ जेनों के धार्मिक ग्रंथ घूछ से शुष्क 
वस्तुवादी स्वर में रिखे गये हैं तथा जितने ज्ञात हैं उनमें साधोरण मानव की 
अभिरुचि नहीं होती । अतः विशेषज्ञ के लिए महत्त्वपूर्ण होते हुए भी के . 
साधारण पाठक की अभिरुचि का दावा नहीं कर सकते । जेनों की संन्‍्यास- 
भार्गीय प्रवृत्ति प्रारम्भिक साहित्य में सौन्दयमूलक शून्‍्यता के ढछिये उत्तरदायी 
है। किन्तु कुछ ग्रन्थों में विशेषतः प्राकृत तथा संस्कृत कार्यों में जब उन्हें 
भावात्मक रूप से जागरूक कर दिया गया उस समय उनकी कछा का स्तर 
बहुत ऊँचा हो गया ।! 


*-०००:१८०-०-- 


7207 66460 0५ +8]69#॥ 7५8 - एगंधावां 


हढादश अध्याय 
वास्तु ओर कला 


१. प्रास्ताविक 

विक्रमादित्य का युग कलात्मक क्ृतियों के छिए उतना ही घनी था जितना 
साहित्यिक कृतियों के छिए। तत्काकीन साहित्यिक ग्रन्थों में चहुधा विभिन्न 
प्रकार की कछाओं का उल्छेख हुआ है । छछ्तित-कछार्जों को 'छलित विज्ञान! 
भी कहते थे। कालिदासकृत रघुवंश में अज अपनी इन्दुमती के निधन पर 
विलछाप करते हुए कहते हैं : 'वह छलित-कला-विधि में उनकी प्रिय शिष्या 
थी ।” अग्निमिन्र मार॒विका की प्रशंसा करते हुए कहते हैं : उस “निसर्गसुन्द्री 
को ( माकविका को ) छलित विज्ञान प्रदान करके विधाता ने काम के किए 
विपदिग्ध बाण की रचना कर दी ।”* आगामी प्रष्ठों में ठलितकलाओं की विभिन्न 
शाखाओं पर संज्षेप में विचार क्रिया जायेगा । 


२. चास्तु 

अमरसिंह ने अपने पुरवर्ग में नगर के निम्नलिखित नाम दिये हैं ।-..- 
(१) पुर (२) पुरी (३) नगरी (४) पत्तन (५) पुटभेदन ( ६) 
स्थानीय तथा ( ७ ) निगम । 

विषय ( जिका ) की राजधानी या राजधानी का समीपवर्ती नगर 
शाखानगर के नाम से भी अमिहित किया जाता था । नगर एक प्राचीर से 
घिरा रहता था जिसे प्राकार, चरण या साल कहते थे ।” नगर की छोटी-छोटी 
गलियों को रथ्या, प्रतोी तथा विशिखा कहते थे ।* हाटों को आपण अथवा 
निषद्या नाम से पुकारते थे ।/ नगर में दूकानों की श्रेणियाँ ( विपणि या 
पण्यवीथिका ) भी बनायी जाती थीं ।* अत्येक नगर में अनेक घर रहते थे 


जन 


क+-+>न 


१. ८, ६७। २, भालविका प्रिमित्र | . ३, अमरकीब २, ४० २-१ | 
४. वही, २, २, १। '५, वही २, २३ | ६. वही । 
७, बही २, २, २। <« वही | 


४३ बि० 


१६७ विक्रमादित्य [ द्वा० अ० ] 


जिनके विभिन्न अभिधान थे--( $ ) गृह, (२) गेह, (३ ) उद्वस्ित, 
(४ ) वेश्म, (५ ) सझन्‌, ( ६ ) निकेतन,- ( ७ ) निशान्त, ( ८ ) पसत्य, 
(९ ) सदन, (१० ) भवन, (११ ) आगार, (१२ ) मंदिर, ( १३ ) 
निकाथ्य ( १४ ) निकाय और ( १५ ) आकूयथ । सभी का तात्पर्य वासस्थान 
है ।? गृह के अन्तरंग भाग को गर्भागार' कहा जाता था । घरों में खिड़कियाँ 
( गवाक्ष )) होती थीं। वेश्यागृह की वेश था वेश्याजन संज्ञा थी। नगर 
विशेषकर राजधानी में सभागृह ( शाला, सभा, वास अथवा कुटी )* हुआ 
करता था। कछाकारों तथा शिह्पकारों के एथक्‌ आवास ( आवेशन अथवा 
शिल्पिशाला ) होते थे ।” धनी पुरुषों के घरों को हम्यः कहा जाता था तथा 
राजार्थों के घरों के लिए सौध, राजसदन या प्रासाद' संज्ञायें थीं। राजभवनों 
का निर्माण विभिन्न शेलियों में होता था जो निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध 
थीं--( १ ) स्वस्तिक ( २) सर्वतोभद्र (३ ) नद्यावत और ( ४) विच्छुन्दक । 
ल्लियों के वासस्थान (१ ) स्यगार, (२) अन्तःपुर, (३) अवरोधन, 
(४ ) शुद्धान्त, और (७५) अवरोध कहलाते थे।" धार्मिक मन्दिरों का 
निर्माण भी बहुत भव्य रूप में किया जाता था। उन्हें चेत्य ( जेन तथा बौद्ध 
मन्दिर ) आयतन?” ( ब्राह्मगमन्दिर, ) प्रतिमागृह तथा प्रशस्तायत्तन? कहते 
थे | उच्च घरानों के गृहों में मंजिले भी होती थीं जो अट्द तथा क्षौम*' कहलाती 
थीं। हमें सेकड़ों तल्प ( केँगूरे ), अट्ट ( छुत ) और शार (प्राचीर ) के 
उल्लेख उपलब्ध होते हैं ।१२* धनी घरों में कृत्रिम झीलें ( गहदीधिंका ) और 
निर्झर ( यन्त्रप्रवाह या वारियन्त्र )१* भरी होते थे। कलात्मक नाव्य और 
संगीतशालाओं का भी निर्माण होता था ।*” घरों को बगीच्चों से अलंकृत 
किया जाता था जिन्हें ग्रहाराम, उपवन, आक्रीड तथा उद्यान आदि विभिन्न 
नामों से पुकारते थे ।?* 


नगरों के अतिरिक्त गाँवों की बस्तियाँ दूसरे क्षेत्रों में होती थीं जिन्हें आम 


१, वहीं, २, २, ४-५ | २, वही, २-२ | १, बही, २-२-९ । 
४. वही, २-२-६ । ५, वही, २ २-७। ६. वही, २-२-९ । 
७. वही । ८, बहा २, २, १०-११ । ९, वही, २-२-११। 
१०. वही, २-२ ९ । ११. रघुबंश १४-१९; १६, ३९ । 

१२, अमरकोष २-२:१३१ | १३, १३. रघुवंश १४, २९ । 

१४, वही, ६, ४९ | १५, मालविकाशिमित्र १-२१ । 


१६, अमरकोीष २०४, १४। 


वास्तु ओर कल्ला १६५ 


अथवा संवसथ' कहते थे । गाँवों. की सीमा को ग्रामान्त अथवा उपशल्य कहा 
जाता था ।* गाँवों से थोड़ी ही दूर हटकर भहीरों ( घोष अथवा आभीरपज्ञी ) 
की वस्तियाँ होती थीं ।। साधुओं और भिक्षुओं की झोपड़ियाँ ( पर्णशाला 
अथवा उटज ) चर्नों में होतीं थीं ।” अप्ृभ्य जातियों की बस्तियाँ ? ( पक्कण 
अथवा शबराछूय ) पहाड़ी तथा वनीय क्षेत्रों में ग्रामों और नगरों से दूर हुआ 
करती थीं । 


तथापि जनल्लिखित विभिन्न वास्तुप्रकार विध्वंसक का तथा बबरता के 
कारण नहीं बच सके । ब्राह्मणवादी हिन्दू न केवल छोकिक भवनों को 
अपितु पवित्र स्थान तथा धार्मिक बस्तियों को भी घने शहरों में बनाते थे जिन 
पर यवन, शक, हूण तथा तुपार आदि विदेशियों का अनेक बार आक्रमण हुआ। 
फलतः उन्हें नष्ट हो जाना पड़ा । आजकल केवल प्राचीन स्थानों तथा नगरों 
के भम्नावशेष और टीले ही भव्य पास्तुकला का, जो कभी अस्तित्व में थी, स्मरण 
दिलाते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों थजौर अज्ञानी तथा लोभी छुटेरों के 
विध्व॑ंस-कार्यों से बचनेवाले स्थापत्य निदुशनों में बौद्ध तथा जैन तीथ और 
पवित्र स्थान ही हैं. क्योंकि अधिकांशतः उनका निर्माण नगरों से दूर होता था, 
जहाँ आक्रमणकारी जाने की परवाह नहीं करते थे । 


बौद्धों के चास्तु-स्मारक्कों में, जिनके अवशेष अब भी पाये जाते हैं, स्तूप, 
उनकी वेदिकायें, द्वार ( तोरण ), विहार तथा चेत्य हैं। इन सब 
प्रकार के स्मारकों के उदाहरण भरहुत, साँची तथा अमरावती में पाये जाते हैं, 
जिनकी तिथि शुज्गों के युग से छेकर प्रथम शताब्दी ई० तक है। स्तूपों की 
बनावट ,ठोंस अण्डाकार होती है तथा वे इंटों और पत्थरों से बने होते हैं । 
स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य «द्ध अथवा किसी अन्य बौद्ध सन्‍्त के अवशोर्षो पर 
समाधि घनाना या किसी स्थान से सम्बन्धित भर बौद्ध या जैन-गाथार्ओं में 
पविन्न समझी जानेवाली घटना को स्मरणीय बनाना था। प्राचीन स्तूपपों की 
खनावट बहुत ही साधारण तथा सरकत थी । इसमें पुक अण्डाकार टीछा होता 
था। वह प्रस्तरवेदिका से, जिससे एक प्रदक्षिण पथ अछूग हो जाता था, घिरा 
रहता था। वन्य पशुओं से रक्षा के छिये प्राचीन आर्मों में बने हुए स्तस्भों 
और बाड़ों का वेद्िका में अनुकरण किया गया था। कालक्रमानुसार स्तूप की 


ता कफ: 


१, अमरकोश २-१२० | २. वही । ३, वही । 
४. नहीं २-२-७। ७५, वही, २९२-२० । 


१६६ विक्रमादित्य [ द्वा० अआ० | 


बनावट भव्य, जटिरू और अलंकृत हो गयी । अण्डाकार स्तूप के मध्य को 
कलात्मक. रीति से अस्तर-खण्डों ( कभी-कभी हस्तकोशल से युक्त ) से ढक 
दिया जाता था तथा उसके ऊपर हमिंका (पवित्र धातुओं के छिए छोटा भवन), 
छुनत्र तथा चक्र ( बौद्ध धर्म के प्रतीक ) के साथ छगा दी जाती थी। वेदिका को 
बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित दृश्यों का प्रदर्शन करनेवाली मूर्त्तियों से अरूंकृत 
किया ज्ञाता था। स्तूर्पोंके तोरण अब द्वार मात्र नहीं थे। उनका भी बड़ा 
ही शानदार विकास हुआ । उनको भी विभिन्न सुन्द्र-सुन्द्र मूत्तियों से सजाया 
जाता था, जिनमें बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध प्रतीकों का अंकन होता था। बौद्ध 
विहार और चेत्य साधारण तौर पर भाजा, कोण्डान, पीतछूखोरा, अजब्ता, 
वेदसा, नासिक, कार्ली तथा जुन्नर आदि में पाये जाते हैं। इस युग के जेन 
तीथस्थान तथा विहार उड़ीसा में झुवनेश्वर के निकट उदयगिरि एवं खण्डगिरि 
में मिलते हैं। इन गुफाओं की वास्तुकला पर्व॑तों के प्राकृतिक और आदिस 
गुहायालों से विकसित हुईं। किन्तु प्रथम शतावदी ई० पू० के रूगभग ही थे 
विकास के इतने उन्नत सोपान पर पहुँच गये कि आज के अधिकांश स्थपतियों 
तथा कछा-समालोचक्कों में आश्रय ओर प्रशंसा के भाव जगा देते हैं? । 


३. मू्तिकला 


विक्रमादित्य के युग में मूर्तिकका का पर्याप्त प्रचछन था। मूत्तियों को 
विभिन्न नामों से पुकारा जाता था । क्षमरसिंह* उनको ( १ ) प्रतिच्छाया (२) 
प्रतिमान ( ३ ) अतिबिस्ब ( ४ ) अतियातना ( ५) प्रतिकृति ( ६ ) प्रतिमा 
( ७ ) अर्चा तथा ( ८ ) प्रतिनिधि नामों से छुकारते हैँ ।, कालिदास भी मूर्त्ति 
को अतिक्ृतिरे अथवा प्रतिमा कहते हैं ः 'राम ने सीता के स्याग के पश्चात्‌ 
दूसरा विवाह नहीं किया तथा उन्होंने उन्हीं की अ्रतिमा के साथ बेठकर यज्ञ 
किया ।” राम के द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ के' अवसर पर सीता की सुवर्ण- 
प्रतिमा ( जाया हिरण्सयी ) का निर्माण कराया गया था ।* स्तस्भों को 
ख्तियों की मूर्तियों से जलूकृत किया जाता जा ४ मन्दिरों ( प्रतिमागृह और 


१, देखिए वी० ए० स्मिथ, ए हिसट्री आफ फाश्न आर्टस इन इण्डिया एण्ड सीलोन, 
पृ० २६ और आगे; ए फुशे ; बुद्धिस्ट आठ; फरगुसन : दविस्द्री आफ इण्डियन 
एण्ड इईंस्टर्न आकीटिस्चर, भाग १ । 

* अमरकोश २-२०-१६ |. ३, रघु० १४, ८७। ४. वही १६, १९ । 

५, वही १४, २७ । ६. वही १४७, ६९ । ७. वही १६, १७ । 


नए 


वास्तु और कला १६७ 


देवतायतन ) के बहुसंख्यक उल्लेखों से सरलतापूवंक यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि देवताणों की प्रतिमा का निर्माण और स्थापन पूजाथ होता 
था। काछिदास उज्यिनी के महाकाद्लु-सन्दिर में शिव-पूजा का उल्लेख करते 
हैं ।* किन्तु वे यह स्पष्ट नहीं करते कि शिव की सूरति था प्रतीक रूप में पूजा 
होती थी । कथासरित्सागर* के अनुसार शिव का प्रतिनिजित्व एक मूत्ति से 
होता था। जेन निबन्ध इसे छिंग बताते हैं जो सिद्धसेन दिवाकर की ऐन्द्रजालिक 
शक्ति से भप्त कर दिया गया था| ऐसा जान पड़ता है कि शिव के प्रदर्शन के 
दोनों स्वरूप मूत्ति और प्रतीक प्रचछित थे । विष्णु की प्रतिमा भी बनाई जाती 
थी जैसा कि बेसनगर के गरुइस्तम्भ से, जो शुक्ञ-काल में एक बिष्णुमन्दिर के 
सम्मुख खड़ा किया गया था, स्पष्ट है 3 

इस युग की मूर्तियों के निद्शन भरहुत, साँचो, भीठा, सारनाथ, मथुरा, 
नासिक, अजन्ता, गुडिमल्न, उदयगिरि ( उड़ीसा ) भादि में पाये जाते हैं । 
उनमें जिन विषयों को अंक्रित किया गया है उनको निम्नक्िखित भागों में 
विभाजित कर सकते हैं : 

( १ ) बुद्ध के जीवन के दृश्य--जन्म, मह्दाभिनिष्क्रमण, संबोधि, 'वर्मचक्र- 

प्रचतंन तथा महापरिनिर्षाण आदि, 

(२ ) जातककथाओं के दृश्य, 

(३ ) यक्ष-यक्षियों की मूर्तियाँ 

(४ ) पशु तथा पक्षियों की मूरत्तियाँ, 

(५ ) लता-बेकि का अलूंकरण । 

पारिभाषिक रूप से ये मूर्तियाँ सम्मुखाक्ृति हैं । वे परितः दर्शनीय नहीं 
हैं और का के इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रारस्सिक प्रयास की सीमाओं से बद्ध हैं । 
वे प्रस्तरों पर चित्रों सी जान पड़ती हैं। किन्तु इनकी सीमाय कितनी भी 
क्यों न हों, ये मूर्ततिकला में प्राप्त दृक्चता के सुखर प्रमाण हैं। प्रारम्भिक मूर्तिकला 
के निदंशन मौय और शुद्ध कारकों की परम्परा का अनुसरण करते हैं। अ्रकृति के 
वास्तविक स्वरूप के अनुकरण तथा अंकन के भ्रभाव से प्रेरित हुए जान पड़ते 
हैं। किसी आदर्श भाव अथवा किसी अभौतिक पदा्थ को प्रतीक रूप में अंकित 
करने का प्रयास उनमें भब तक नहीं हुआ था। उनमें मानवीय जीवन के विभिन्न 
रूपो-नृत्य, क्रीड़ा, पान, परिधान तथा अलंकार आदि-का उनके वास्तविक 


१, मेघदूत १, ३४। २. १८, २। 
३. वी० ए० स्मिथ : ए हिस्द्री ऑफ फाश्न भाट्‌ स इन इण्डिया एण्ड सीलोन । 


श््प विक्रमादित्य [ द्वा० अ० ] 


रुप में अंकन है। इन मूर्तियों पर आलोचना करते हुए फर्युसन लिखते हैं: कुछ 
पशु यथा द्ाथी, हिरण और बन्द्रों-का अंकन विश्व के किसी भी भाग की ज्ञात 
मूर्ति से अच्छा हुआ है; इसी तरह कुछ ब्त्त भी, तथा शिल्पीय वस्तुयें इतनी 
सुन्दरता और थथार्थता के धाथ कादी गयी हैं कि वे अत्यन्त प्रशंसनीय हैं । 
मनुष्यों की मूर्त्तियाँ भी, यद्यपि सौन्दर्य और शोभा के हमारे मार्नो से एक दम 
भिन्न हैं, प्रकृति के प्रति सच्ची हैं तथा उन्हें समूह में छाने पर एकान्त आनन्द 
का अनुभव होता है ।* मूत्तियों के परवर्ती निदर्शन परम्परागत सीमाभों से 
मुक्ति प्रदर्शित करते हैं। कछाकार काष्ठ की भूत्तियों से सफलतापूर्वक प्रस्तर- 
मूर्तियों की ओर बढ़ रहे थे। साँची के तोरण पर अंकित कुछ दृश्य उल्लेख करने 
योग्य हैं। एक दृश्य में कुशीनगर के मन्नों के विरुद्ध अन्य प्रतियोगियों द्वारा, जिनको 
उन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेषांश देना इनकार कर दिया था, आरम्भ किये गये 
युद्ध का प्रदर्शन है। दृश्य के बाईँ तरफ संरक्षित द्वार और निरीक्षण-मीनारों से 
युक्त प्राकार से घिरा हुआ राजप्रासादों वाका शालीन कुशीनगर दिखाई पड़ता 
है। राजकुमार, सेनिक, हाथी, घोड़े, रथ, युद्ध के बाजे इत्यादि द्वार की ओर 
श्रग्मसर हो रहे हैं। ककाकार ने भीढ़ अथवा सेना को पहले साहसी तथा 
उत्साह पूर्ण और पीछे मध्यस्थता के कारण शान्‍्त अंकित करने की तकनीक 
पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित किया है। दूसरा मार( कामदेव )विजय का दृश्य 
है। इसमें गौतम गया में बोधिवृद्द के नीचे दृढ़तापूर्वक आसीन दिखाये गये 
हैं। मार की पराजित सेना बड़ी संकटपूर्ण दशा में है तथा देवता व अन्य 
प्राणी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं और बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं । इस दृश्य 
में शान्ति तथा आतंक का अद्भुत सम्मिश्रण है। इस भाँति अन्य दृश्य भी 
जीवन्त तथा भाश्वरयव्यक्षक हैं । 
४. चित्रकला 
मूत्तिकला से सम्बन्धित किन्तु अधिक सूचम माध्यम का प्रयोग करनेवाली 
कला चित्रकका का सी इस थुग में विकास हुआ था। चित्रकला में ब्यवहृत 
पदार्थों के नाशवान्‌ होने के कारण अजन्‍्ता की गुफाओं के कुछ नमूनों को 
छोड़कर कोई अन्य नमूना नहीं बच सका। किन्तु साहित्यिक ग्रंथों में 
चिम्रकला-सम्बन्धी उद्लेखों की भरमार है। अभिन्नानशाकुन्तल में हमें ऐसे 
वाक्य उपलब्ध होते हैं जिनमें श्रोताओं पर संगीत का प्रभाव वर्णित है 
आये ! सुन्दर गाया गया । रंगशाला के सभी दर्शकों के मस्तिष्क पर संगीत 


लिया 3०७3लकननन अनननननननम-नम नकल “जनम-क नानक अत. क-न्‍++4+-+कना++ अकवननमनने अमन» जमन५3) साथ सा-पननन ५०33 नाननन-मन+4.3+५५५७५३०५-नननऊ_-»+++न अमर ३८३०५ नाम» 2० फॉकेनन --रन+«क 


१. हिस्टी ऑफ इण्डियून एण्ड इस्टने आकींटेक्चर, १० ३६ । 


वास्तु ओर कला १६६ 


का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वे चित्रलिखे से हो गये हैं ।”” दूसरा उल्लेख इस 
प्रकार है; 'राजा ने आठ वर्ष तक बड़ी कठिनाई से जीवन बिताया, कभी- 
कभी अपनी प्रियतमा की सादृश्य-प्रतिकृति को देखते रहते थे और अन्य 
अवसरों पर स्वप्त में उसके साहचर्य का सुख छेते थे ।”' चित्रित हाथियों 
( चित्रद्वीपाः ) तथा चिन्नसारियों का भी उल्लेख हुआ है । माकूविकागिनिमिन्र 
में कालिदास चित्रशाका का उल्लेख करते हैं ।* इसके विकास में नाटक की 
नायिका की अतिकृति ने पर्याप्त योग दिया है। भग्निमिन्र अपनी प्रियत्तमा 
के चित्र की समाकोचना करता हुआ कहता है. कि मस्तिष्क उसके सौन्दये 
के वास्तविक चिर्बांकन में कमी का अनुभव कर रहा था किन्तु अब में सोचता 
हुँ कि जिसने उसको चित्रित किया वह पुर्णरूप से ध्यानावस्थित नहीं था 
कथासरिस्सागर में विक्रमादित्य के आश्रय का वर्णन करते हुए कहा गया है : 
“(तब इस राजा के पास, जेसा कि हम कह आये हैं, एक नगरस्वामिन्‌ नामक 
चित्रकार था जो कुशलता में विश्वकर्मा का भी अतिक्रमण कर गया था। वह 
एक लड़की के चित्रांकन में दो या तीन दिन रकगाया करता था ओर 
इस प्रकार सौन्दर्य के अनेकानेक निदर्शन तेयार करके राजा को सेंट 
करता था ।”* उसी प्रंथ में और भी कहा गया है: यदि राजा को यह 
सब का सब टीक-ठीक स्मरण है तो वह चित्रपट पर पूरे नगर को उत्खचित 
कर दे ताकि इसमें कुछ उपकरण हूँढ़े जा सके |“ भरहुत और साँची की 
मूत्तियाँ, जो चित्रों से अदूभुत साम्य रखती हैं, अ्रथम शताब्दी ई० पू० में 
चित्र-कछा के अस्तित्व की ओर संकेत करती ६ । 


जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस युग के चित्र केवक अजन्ता की 
गुफाओं में ही प्राप्त होते हैं। गुह्दा सं० ५ तथा १० के चित्रों का, विषय के 
चुनाव, म्रभावशाली रूप और अंकन-शेली सें, साँची की मूर्त्तियों से निकट 
साम्य है। इनमें गति, शक्ति तथा गास्भीय आदि विशेषतायें लक्षित होती 
हैं। चित्रकार विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करने के किए विभिन्न अकार के 


१, आर्य ! साधु गीतम्‌ । अह्ो रागनिविषश्टचित्तव त्तिरालिखित इव स्वतोरजप । १, ४ 


ओर आगे। ु 
२, रघु० ८, १९ | ३. वही १४, १६ । ४. वद्दी १४, २५ । 
७५, अंग १ । ६. मालविका० २, २ और आगे | 


७, १८, २ । <, वही १८, २। 


२८० हु विक्रमादित्य [द्वा० झ० ] 


रंगों को मिलाने की कछा से परिचित है। अजन्ता में रंगे हुए चित्र बड़े 
जीवन्त और ब्यंजक हैं । 
७. संगीत 

अमरकोश में संगीत के शास्त्रीय स्वरूप के बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन 
मिलता है ।* इसमें सात स्वर गिनाये गये हैं--( १) निषाद, ( २ ) ऋषस, 
( ३ ) गान्धार, ( ४ ) पड़ज, ( ५ ) मध्यम, ( ६) घेवत, (७ ) पंचस ।* 
जेसा कि नाव्यशासत्र में इसकी व्याख्या की गयी है, इस प्रकार का विभाजन 
मानवशरीर के स्व॒र-तन्तुओं के विभिन्न भाग से ध्वनि उत्पन्न करने के सिद्धान्त 
पर आधारित है। स्वर अपने माधुस, गहराई तथा ऊँचाई के अनुसार 
कल ( मधुर ), मंद्र ( गहरा ) तथा तार ( ऊँचा )३ कहलाते हैं। अमरकोशां 
में उल्निखित बाजों को चार भागों में विभाजित किया गया है : 


( १ ) तत (तार से युक्त) जिसे वीणा, वन्नकी, विपश्ली अथवा परिवादिनी 
कहते हैं । 

(२ ) आनद्ग ( वे बाजे जिनमें ठोकने से ध्वनि होती है ), यथा रूदंग 
अथवा मुरज ( एक प्रकार का तबला ) ।* 

(६ ) सुषिर ( थे बाजे जिनमें फंकने पर ध्वनि निकछती है ), यथा वंश 
€ बंशी ) ।* 

(४ ) घन ( वे बाजे जिनको पीटते से ध्वनि निकलती है ), यंथा कांसे 
जेसी धातुओं से बने हुए वाजे |. 

कुछ अन्य वार्जों का प्थक्‌ उल्लेख भी हुआ है : 

( १ ) यशःपटल अथवा ढक्का ( एक बड़ा नगाड़ा ) 

( २ ) भेरी अथवा दुन्दुभि 

(३ ) आनक अथवा पटह ( विज्ञाक मारू ) 

(४ ) डमरू 

(५) मड्डु 

( ६ ) डिडिम ( एक छोटे प्रकार का ढोछ ) 

(७ ) झझ्लर ( झाँझ ) 


जनरलनलकरी->+९०++-* 


१.१, ७। २. अमरकोश १, ७, १, । 

, है, वही १, ७। ४) ३१, ७, ३-४। 
५. रघुवंश ( १९, १४ ) में इसे पुष्कर भी कहा गया है । 
६. कालिदास इसे बेणु कहते है ( रघु० १९, ३५ ) । 


वास्तु और कला २०१ 


कालिदास के ग्रंथों में हमें अन्य बाजों के नाम भी मिलते हैं यथा : तूय,* 
शंख, घण्टा” तथा जलज:ं इत्यादि । 

संगीत की कछा सिखाने के छिए उच्च तथा धनी परिवारों में संगीत- 
शाछायें भी होती थीं । संगीत को सांगलिक समझा जाता था तथा जन्म- 
विवाहादि सभी उत्सव के अवसरों पर संगीत की बड़ी धूम रहती थी । गीत 
ऋतुओं और समर्यों के अनुसार गाये जाते थे ।* जउच्चकु्ों” में संगीत को 
वेयक्तिक उपलब्धि समझते थे तथा यह राजसभासदों और व्यावसायिक 
संगीतज्ञों का व्यवसाय भी हो गया था ।* 


६. नृत्य 

नृत्यकला संगीत से सम्बन्धित है और क्षमरकोश' में इसका सी उच्लेख 
है। तीन प्रकार के नृत्यों का कथन मिलता है?” ; 

(१) तत्व अथवा विलछग्बित ( धीरे-धीरे नृत्य ) 

( २) ओघध अथवा द्वुत ( तीत्र गति में नृत्य ) 

(३) घन अथवा मध्य ( मध्यम गति से नृत्य ) 

नृत्य में समय की साप को 'त्ताल” तथा गीत-वाच्य और अ्षद्ग-विन्यास के 
समन्वय को “'छय? कहते हैं?* | नृत्य को निम्नलिखित विभिन्न नार्मों से पुकारते 
थे जिनका अछग-अलछग महत्त्व था : 


( १ ) ताण्डव (४ ) छास्य 
(.२ ) नटन (५ ) नृत्य 
(६ ) नाव्य (६ ) नतन | 


कालिदास “नृत्य के बड़े शीकीन मालूम पढते हैं । उन्होंने अपने नाटकों 

और महाका्यों में नृत्य के अनेकानेक दृश्य उपस्थित किये हैं। सारूविका पिमित्र 

में उन्होंने एक सम्पूर्ण दृश्य नृत्य तथा संगीत में छगा दिया है। उसमें 

परिब्वाजिका मालबिका के नृत्य की प्रशंसा करती हुईं कहती है, 'उसके भद्गन्यास 
से, जिसमें शब्द भी भरा हुआ है (अर्थात्‌ जो अभिव्यक्ति में मुखर हो उठते थे), 


आ>-334-++ 4 +--नननन-ननननंभनाननाा + लक नम न जानना कली मनन + + की ८7--2ॉ3०८ननकनन_कनल--क ५... तर पिलाण-+++ 2० 


१, रघुबंश ३, १९ | २, वही ४, ५ । | 

३, वही ७, ४१ । ४. वही ७, 8३ । 

५. मालविकाप्मिमित्र १-४ ६. शाकुन्तल १, १४--ऋतुमधिक्वत्य गास्यामि। 
७. रघु० १९ । ८. १, १५ । ९, १, ७, ९ | १० वही | 


११. बद्दी | १२, बढ़ी । १३. अंक २। 


२०२ विक्रमादित्य [ द्वा० आ० ) 


अर्थ व्यक्त हो जाता है। उसका पादनन्‍्यास छय का अनुसरण करता है. तथा 
भावों में पूर्ण तन्‍्मयता है। शाखाओं की भाँति हाथों का अभिनय झूदु प्रतीत 
हो रहा है तथा अभिनय में एक भाव दूसरे को स्थानान्तरित कर देता है : 
फिर भी वह ग्राही अभिरुचि बनी रहती है ।?? उसी नाटक में हमें चार प्रकार 
के नृत्यों का उल्लेख ग्राप्त होता है । (१) छुछित ( चार अंगों के गीत पर 
आधारित ) (२) खुरक (३) अभिनय तथा (४) शमिष्ट ( श्ञान्त )। संगीत 
की ही भाँति नृत्य भी संगीतशाला में कुशल कलाकारों द्वारा सीखा जाता था 
उच्च कु्ों में व्यावसायिक शिक्षक रखे जाते थे । कभी-कभी परिव्राजिकायें भी 
संगीत और नृत्य सिखाने का काम करती थीं ।* 


नृत्य एक सम्मानित करा समझा जाता था तथा इसका व्यवहार शिक्षित 
तथा सुर्ंस्कृत छोगों में भी होता था। व्यावसायिक नतंकियाँ भी हुआ करती 
थीं जिन्हें 'नतंकी! अथवा 'छासिका? कहा जाता था ।* 


७. रंगशाला 

भास, सौमिल्लक, कविपुत्र तथा कालिदास के ह्वारा लिखित अनेक नाटकों 
का अस्तित्व इस चात का स्पष्ट संकेत करता है कि विक्रमादित्य के युग में 
नाटक खेलने की कक्षा प्रचछित थी तथा ये नाटक पाठ्य अथवा श्रव्य साहित्यिक 
कृतियाँ नहीं थीं, अपितु जेसा कि कालिदास ने अपने 'मालविकाभिमिन्रम! की 
भूमिका में कहा है कि विक्रमादित्य के युग में ये नाटक खेले जाते थे ।* नाटक 
खेलने को प्रयोग अथवा उपश्थान कहते थे ।* स्वयं कालिदास के सभी नाटक 
खेले गये थे ।” साधारण तौर पर ऋतु-सम्बन्धी त्योद्दारों के उत्सव में) अथवा 
विद्वान दर्शों का भनोरञ्ञन करने के किए, बलिससे सुसंसक्तत आलकोचर्कों का 


१. अम्रन्तनिहितवचनेः सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासों रूयमनुगतस्तन्मयत्व॑ रसेघु | 

शाखायो निमेदुरभिनयस्तद्विकस्पानुशृित्तौ भावो भाव॑ नुदति विषयाद्रा[गवन्धः स एवं ॥ 
२, ८ । 

२. अंक १ । ३. बह्ी । ४. वही । 

५. अमरकीष १, ७, ८-९ ६. अंक १ 

७. कालिदासग्रथितवस्तुनाइमिज्ञानशाकुन्तलनामघेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यम- 
स्मामिः | अमिज्ञानशाकुन्तल, १। कालिदासग्रथितवस्तु मालविकाप्निमित्रं नाम 
नाटकमस्मिन्वसन्तोत्सवे प्रयौक्तब्यमिति। मालूविकापशिमित्र॒म, १ । विक्रमोव- 
शीवम्‌ , १। 

८. देखिये सं० २ की पाद टिप्पणी | ९, वसन्तोत्सवे-मारूविका १। 


है| 


वास्तु ओर कला २०३ 


अनुमोदन प्राप्त हो सके, ये नाटक खेले जाते थे ।? सूत्रधार अभिज्ञानशाकुन्तल 
का परिचय देते हुए कहता है कि--“जब तक विद्वानों को सन्तोप न हो ज्ञाय, 
में नाटक के आयोग को सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मन के कृतनिश्रय होने 
पर ही शिक्षित छोगों को अपने पर अविश्वास होता ही है ।'* 


क्योंकि अधिकांश नाठक शासकों की राजसभा में खेले गये थे अतः कुछ 
विद्वानों का मत है. कि 'यह करा आवश्यक रूप से उच्च कुर्लों की ही थी । 
नाटक उस अर्थ में लोकप्रिय नहीं था जिस अर्थ में यूनानी नाटकों में यह 
गुण विद्यमान रहता है!” इसमें कोई सन्देह नहीं कि नाटक खेलनेवार्लों 
की कला में परिप्कृत रुचि, शासत्रीय ज्ञान तथा आर्थिक सम्पन्नता की 
आवश्यकता होती हद ।? किन्तु इतना ध्यान रखना चाहिए कि आधभध्रयदाताओं 
की राजसभा में प्रथम बार नाटक का खेका जाना बादु में राजसभा से कम 
महत्वपूर्ण, स्थानों में खेले जाने की सम्भावना को नष्ट नहीं करता । उस 
स्थान को, जहाँ नाटेक खेला जाता था, प्रेक्षाग़॒ह, रंगमंच के प्रबन्धक को 
सूत्रधार तथा अभिनेताओं को पात्र” कहते थे। रंगशाला में नेपथ्य* भी होता 
था तथा नाटक के विभिन्न दृश्यों को विभाजित करने के लिए तिरस्करिणी* 
अथवा पट” भी रहते थे । 


माटक के सम्बन्ध में अमरकोश में विस्तृत विचरण प्राप्त होता है। 
इसके अनुसार नाटक के साथ सर्वदा गीत तथा वाद्य सी होता था।* नाटक 
खेलने में स्रियाँ भी भाग लेती थीं । किन्तु अभिनेताओं में अधिकांश पुरुष 
ही होते थे जो स्त्रियों के वख घारण करके सत्री-चरित्रों का स्थान लिया करते 
थे। जो ख्री-चरित्रों का भाग लेते थे वे अकुंस था अआूकुंस कहछाते थे । नाटक 
में भाग लेने बाली गणिका को अज़॒का कहा जाता था, जिससे पता चलता है 
कि कुछ गणिकायें व्यावसायिक अभिनेत्रियाँ हुआ करती थीं। नाटक खेलने का 
प्रमुख हेतु विभिन्न स्थायी भावों--श्टज्ञार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, 
बीभत्स और रौद तथा अन्य संचारी सावॉ--की अभिव्यक्ति थी (*” 


(७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७॥७७७७७॥७७७७ए"एशएेएश"/७७/एश/"शश/॥॥॥७/७//श//७//७/७//एशशर॥॥७॥/शए७७७॥७॥॥#एश/एएशशशशशशशा आम नल अमल पाला शकलीज करनकअकशललिलिलील सनशलकि पक 


१. शाकुन्तल १। २. बह्ी । 

३१, ए० बी० कीथ : संस्कृत ड्रामा, ० २७६ । 

४. मालविकाप्मिमित्र, १। ५. शुकुन्तल।, १ । ६, मारूविका २, १। 
७. माविका० २। <. शकुन्तलछा । ९, १, ७, १० । 


१०, अभमरकोश ९, ७, १७ | 


२०४ विक्रमादित्य [ द्वा० अ० ] 


<, साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों की पृष्ठभूमि 

प्रथम शताब्दी ई० पू० में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के प्राचुय 
तथा उनमें जीवन तथा झतक्ति का कारण यह था कि ७५७ ई० पू० में 
विक्रमादित्य के द्वारा ढकों के पराजय के पश्चात्‌ अत्यन्त पश्चिमोत्तर सीसा को 
छोड़कर सम्पूर्ण वेश ने छगभग एक सौ पेंतीस घर्ष तक ( ७८ ई० तक जब 
शर्कों ने पुनः आक्रमण किये ) विदेशी शासन से सुक्त होकर स्वतस्त्रता का 
उपभोग किया। यह शान्ति तथा सस्ृद्धि का थुग था तथा इसमें आत्सामिव्यक्ति 
को अनुपम अवसर आप्त हुआ । इसी बात को भारतीय इतिहास ने कई बार 
दुराया है। मौर्यों के काल में यूनानियों का पराजय, गुप्तकाल में श्कों का 
पराजय तथा कुषाण-शक्ति के विलुप्त होने के पश्चात्‌ भारतीय पतिभा ने साहित्य 
तथा कला के विभिन्न चत्रों में नवीन प्रेरणा और प्राणवत्ता के साथ साहित्य 
और कला के विभिन्न चेत्रों में अपनी अभिष्यक्ति की । कुछ विद्वानों ने यह 
कह कर इस काल की कला की व्याख्या की है कि पंजाब में हिन्द-वाह्ीकों 
( इण्डोबेक्ट्रियन ) के अस्तित्व ने साँची और भरहुत की वस्तुवादी मूर्तिकछा 
को प्रभावित किया है। यदि इसे स्वीकार भी कर छिया जाय तो भारतीयों 
ने ( अपनी भूमि से उन्मूरित और भारत में भी पतन की अवस्था को पहुँचे 
हुए ) हिन्द-वाहीकों से जरूंकरण के कुछ अभिम्नाय ( मोटिफ ) झहण किये । 
इस काछ की कछा की समस्त धारणा और अभिव्यक्ति भारतीय थी तथा 
इसकी वस्तुवादिता और गोली प्रथम शताब्दी ई० पू० में फेले हुए भौतिक 
आनन्द अथच बौद्धिक सन्तुरून की उपज थी । 


तन 20 0 


त्रयोदश अध्याय 


आर्थिक दशा 


१, अवन्ती ( पश्चिमी मालवा ) की भोगोलिक स्थिति 

अवन्ती का प्रदेश जो विक्रमादित्य के प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत था, भारत 
के अव्युवर प्रदेशों में से था। इसने देश के विभिन्न भागों से छोमगों को 
उपनिवेश, कृषि और उद्योग के लिए आक्ृष्ट किया। उत्तरापध तथा 
दक्षिणापथ को जोड़ने बारा अधान मार्ग अवन्ती से होकर जाता था तथा 
बथापार और व्यवसाय की उन्नति के लिए बड़ी सुविधायें प्रदान करता था। 
जलूघायु भी कठिन तथा दीघ परिश्रम के अनुकूछ था। भारतीय इतिहास में 
बहुत पहले ही अवन्ती भोगोलिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक रूप से 
उन्नत थी । प्राचीन इच्चाकुवंशियों ( अयोध्या के सूयंबंशी नरेशों ) तथा यादवों 
के यहाँ समृद्विशाकी उरनिवेश थे। प्रद्मयोत्रों, मौर्यों और शुज्ञों के शासनकाछ 
में अवन्ती भारत का एक घी प्रदेश था । 


२. प्रथम शक्त अभियान तथा उसके आर्थिक परिणाम 

७० ई० पू० में होने वाले प्रथम शक्कर अभियान ने देश के आर्थिक जीवन 
को पूरी तरह प्रभावित क्षिया । बबर शक जिस अदेश से हांकर गये उस 
प्रदेश को ध्वस्त करके ही छोड़ा । उन्हेंने गाँवों को जरा दिया, फसलों को 
नष्ट कर दिया, जनता का विनाश किया और सासान्य जन-जीवन को शक्तिहीन 
कर दिया ।* वे केवल विनाशकारी थे । आर्थिक ढाँचे को संगठित करने की 
दक्ति उनमें नहीं थी । अबन्‍्ती में आधिपत्य जमाने तथा बस जाने के पश्चात्‌ 
भी उनका प्रयास केवछ देश के आ्थिक साधनों की रक्षा और उन्नति किये 
विना ही उसका शोषण तथा अपने कोश को भरना था। शर्कों की इस 
शोषक नीति की युगपुराण में निम्नलिखित शब्दों में निन्दा की गयी है : तब 
शर्कों के राजा होंगे जो अति शक्तिशाली किन्तु छोभी होंगे।” दशकों की 
आर्थिक नीति का परिणाम यह हुआ कि जनता द्रिद्र और ऋणी हो गयी । 

४, क्षयं यास्यन्ति युद्धेन येषामाशिता जना: | युगपुराण १, ५१ | 

२, शकाना च ततो राजा झर्थलब्धी महाबलू: | युगपुराण १, ५३ । 


२०६ विक्रमादित्य [ त्र० आ० ] 


३. विक्रमादित्य के द्वारा आर्थिक पुनरुद्धार 

अनुश्वुतियाँ इस विषय में एकमत हैं कि शर्कों के निष्कासन के उपरान्त 
विक्रमादित्य ने जो प्रथम काय किया वह देश का आर्थिक पुनरुद्धार था। एक 
अनुश्रुति के अनुसार खड़्ग के बल से उन्होंने पृथ्वी का सुख भोगा। 
उनकी वीरता की प्रशंसा किस तरह की जा सकती है १ उनमें युधिष्टिर जेसी 
उदारता थी । उनकी शक्ति सत्र स्थापित हो गयी थी । उन्होंने सम्पूर्ण प्ृथ्बी 
को दुःखों से मुक्त कर दिया था।” एक दूसरी अजुश्लुति में यह कहा गया 
है 'इस प्रकार विचार करके महान्‌ नरेश विक्रमादित्य ने प्रभूत दान से, जो 
असंख्य भिक्षुकों की इच्छाओं और प्रार्थनाओं की पूत्ति के लिए पर्याप्त था, 
सम्पूर्ण पृथ्वी का ऋण चुका दिया और ऐसा करके उन्होंने वर्धभान ( जैन धर्म 
के संस्थापक ) के थुग में एक नया मोड़-बिन्दु प्रस्तुत किया ।”* प्रभावकचरित 
की काछकाचार्य-कथा में भी विक्रमादित्य के दरिद्रता और ऋण से पृथ्वी को 
मुक्त करने का उल्लेख है। इन सभी अनुश्रुतियों से स्पष्ट है कि विक्रमादित्य 
अपनी प्रजा, जो शक आाक्रमण्णों द्वारा छूट-खसोंट ली गयी थी, के आर्थिक 
पुनरुद्वार के लिए कितने उत्सुक थे। उनके द्वारा कृत संवत्‌ की स्थापना न 
केवल राजनीतिक परन्‌ आर्थिक दृष्टि से भी स्वणंयुग की प्रतीक बन गई और 
देश ने विदेशी शासन तथा शोषण से मुक्त होकर शान्ति और सम्रद्धि का 
उपभोग किया, जो तत्कालीन साहित्य में प्रतिब्रिग्बित है । 


४. विभिन्न पकार की भूमि 

विक्रमादित्य के युग में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार भूमि विभिन्न 
प्रकार से विभक्त थी। अमरकोश में निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख है 

($ ) उधंरा 

(२ ) ऊषर 

( ३ ) मरु अथवा धन्वन 

( ४ ) खिल अथवा अप्रहृत 


१, खब्बलेन प्रथ्वी भुक्ता | शौर्य कि वण्यंते? औदारय युविष्ठिरस्थेव । शकः स्वेत्र 
कृत: । सर्वा प्रथिब्यनाता कृता। देन्‍्यदारिद्रययोदशान्तर दत्तम्‌ ।विक्रमचरित, 
३२ (संक्षिप्त पाठ, श्जयन; विक्रम्स एडवैश्नसे, भाग २७ १० २९२। ) 

२०" ''पृथ्वीमनृ्णां कृत्वा वर्धमानसंवत्सरपरावतंमकरोत्‌ । वही, १६ (जेन पाठ 
इजटंन-विक्रम्स एडवेन्नसे भाग २६, एल० आई० यू० ) | 

३. २, १, ३, १३ । 


आधथिक दशा रद 


(५ ) शादइ्वल 

(६ ) पंकिल 

( ७ ) अनुप' अथवा जलप्राय ( तराई प्रदेश ) 

( ८ ) कच्छ ( कछार 2 

( ९ ) शाकर ( कंकड़ों और चूना के पत्थरों से भरी हुईं भूमि ) 

( १० ) सेकत ( बाल्लुकामयी भूमि ) 

( ११ ) परिसर ( पहाड़ के समीप की भूमि ) 

( १२ ) अटवी"? ( बन ) 
५. कृषि 

प्रसुख प्रकार की भूमि ( जो काफी रही होगी ) जिससे कृषि होती थी, 
उबेरा भी। इसकी परिभाषा ऐसी भूमि कहकर दी जाती है जो सभी भकार के 
धान्यों के उत्पादन के योग्य होती है ।' सिंचाई की सुविधा के आधार पर 
भूमि को दो भागों में बॉटा गया था--( १ ) नदीसातृका ( नदियों से सिंचाई 
की जाने वाली भूमि, ( २ ) देवमातृका” ( जिसकी सिंचाई वर्षा से होती 
ड्ठै )। प्रथम अ्रकार की भूमि में कृत्रिम झीलें भी होती थीं जिनकी अबन्‍्ती में 
अधिकता थी । सरकार कृत्रिम झीलों के निर्माण में सहायता देती थी क्योंकि 
छोगों की कृषि-सम्पत्ति उन्हीं पर निर्भर थी। कृषक को ( १ ) क्षेत्राजीबी 
( खेतों पर अपना जीवन बितानेबाछा ) (२) कक (जोतनेवाला ) 
(३ ) कृषिक (जो क्रषिकर्म करता है) (४ ) कृषीचछ ( जिसके पास 
खेत हों ») कहा जाता था ।* क्ृषियोग्य भूमि को (१ ) वप्त (२) केदार 
(३) क्षेत्र कहा जाता था । खेतों का विभाजन उनमें बोये हुए बीजों के आधार 
पर होता था : 

(१ ) प्रेहिय ( जिसमें घान की खेती होती है ।“* 

(२ ) शालेय ( वह खेत जिसमें धान बोया जाय |? ) 

( ६ ) यव्य, यवक्‍य षष्टिक्य ( जिसमें यव बोया जाय | ) ' 


कि लमकन«वनतनकाककतन-त-मका+लिननननपनन-ानाननीननीननन-+4-५५७५०९५.क७क आन कक न पिककन+नकिनन+५33 ५4५ बन कक ् बना-न4+4+4.५4 न बन नबननवन-भ. ८ पनन कननानीननीनिनिनन नी नी ननननकन-म-+333+3+3त-तत-334+34+--3-ैै ैे न स्‍ क्‍े की क्‍ _चक्‍ल्‍अ न्‍अन्‍न्‍<ऑ<>्-_--> सनी नल >नन___-+ २ पक >->न क किनन-+333+-नपनन-+-+ 3 रलकन-०+५०५न०-म०-० 


१. वही २, ४, १ । २. उबरा स्वसस्याद्या । बह्दी २, १, ३ । 

३. अमरकोंश २, १, १९। ४. वही, २, ९, ६।. ५, वही । 

5६, वही | 

७. वही, २, ९, ७ । पष्टिक्य एक प्रकार का यव होता था जो ६० दिन में पकता 


था | इससे पौधों तथा धान्यों की शीघ्र उत्पत्ति के शान और प्रक्रिया का पता 
चलना है | 


२०८ विक्रमादित्य [ श्र० आ० 


(४ ) तिल्य और तेलीन ( जिसमें तिल बोया जाय" )। 

(५ ) माष्य अथवा माषीण ( लिसमें उरद बोई जाय )। 

( ६ ) उम्य या भौमीन ( वह खेत जितमें उमा अर्थात्‌ अरूसी बोई 
जाती है? )। 

(७ ) मौद्वीन ( वह खेत जिसमें मूंग पद की जाती है )। 

( ८ ) कौद्वीण ( जिसमें कोदों पेदा किया जाता है” ) । 

(९ ) गौधूसीन ( जिसमें गेहूँ पेदा किया जाता है? )। 

( १० ) चाणकीन ( जिसमें चना उगाया जाता है ) । 

( ११ ) शाकीन ( जिसमें शाक्र उत्पन्न होता था" ) । 


कृषि की वही पुरानी रूढ़िगत प्रक्रिया प्रचलित थी। जोती हुई भूमि को 
सीस्‍्य, कृष्ट अथवा हल्य कहते थे । ये सभी शब्द जोतने की प्रक्रिया की ओर 
संकेत करते हैं ।* खेतों को एक बार, दो बार जोता जाता था ।* इससे कृषि- 
योग्य भूमि की भत्यधिक उबंरता का पता चछता है। हल को (५ ) छांगल, 
(२ ) हछ, (३ ) गोदारण, और ( ४ ) सीर कहा जाता था?! । हल के फाछ 
को फल अथवा फाक कहते थे* । हल से बनी हुई कक्कीर की सीता! और 
'छाड्नलपद्धति? संज्ञा थी'३। स्पष्टटः हक बेकों से खींचा जाता था जिनकी 
नियंत्रण डण्डे (प्राजन, तोदुन अथवा तोन्न) से किया जाता था” । निश्चल्ेखित 
धान्यों का उल्लेख मिरुता है जिनकी खेती होती थी” : 

(१ ) आशु, घरीहि अथवा पाटलर ( घान ) 

(२) यव अथवा शितशूक ( जौ ) 

(३ ) तोक्स ( हरा जब ) 

(४ ) कछाय, सतीनिक, हरेणु अथवा खण्डिक ( मदर ) 

(७५) कोरदूप अथवा कोद्गव ( को्दों ) 

(६ ) मंगल्यक अथवा मसूर 


(७ ) स॒द्ग ( मूंग ) 
?, वही । २, बही । १. वही | 
«४. वहीं २, ९५; < । ५. वही । ६. वही । 
७. वही । ८, यह अमरकोश के सभी संस्करण में नहीं पाया जाता । 
०, अमरकीश २, ९, ८ । १०. वहीं २, ९, ८-९ | 
9१, बह्ी २, %, २4 | १२, २, १३ । १३, वहीं २, ९, १५ । 


१४. वही २, ९, १९ | १७५. वद्दो २, ९, १५-२० । 


आयिक दशा २०३ 


( ८ ) सर्षप, तन्तुभ अथंवा कदुस्थक्र ( सरसों ) 

(५९ ) सिद्धार्थ ( सफेद सरसों ) 

( १० ) गोधूम अथवा सुमन € गेहूँ ) 

( ११ ) यावक अथवा कुरमाष ( कुल्थी ) 

( १२ ) चणक अथवा हरिसन्थक ( चना ) 

( १३ ) तिल 

( १४ ) क्षव, राजिका, क्षुताभिजनन, क़ृष्णिका अथवा आसुरी ( बहुत 

छोटी सरसों के बीज जिन्हें राई कहते हैं ) 

( १५ ) अतसी, उमा, क्षमा ( अछसी ) 

( १६ ) आढकी, काक्षी इत्यादि ( अरहर )*। 

कृषि सें विभिन्न प्रकार की तरकारियों का उत्पादन भी सम्मिलित था 
जिन्हें सामूहिक रूप से शाक, हरितक अथवा शिश्नु कहते थे*। तरकारियों की 
एक संक्षिप्त तालिका नीचे दी जाती है : 

( १ ) कारवेजन्न, कठिज्ञक अथचा सुषधी ( करेछा ) 

( २ ) पटोल, कुछक अथवा पटु ( परबल ) 

( ३ ) कृष्माण्ड अथवा कर्कारु ( कुम्हडा ) 

( ४ ) कर्कंदी अथवा डर्वेंक ( ककड़ी ) 

( ५ ) इचवाकु अथवा कटठतुम्बी ( कड़वी छोकी ) 

( ६ ) तुम्बी अथवा भलानु 

( ७ ) चित्रा अथवा गवाक्षी ( ककड़ी के नाम ) 

( ८ ) सूरण, अशॉरन्नि अथवा कन्द 

( ९ ) गंडीर ( कड़वा सूरन ) 

( १० ) काछम्बि ( करेसू ) 

( ११ ) उपोदिका ( पोई ) 

( १२ ) मुल्क 

( १३ ) हिल्मोचिक ( हुरहुक ) 

(१४ ) वास्तुक ( बथुआ ) 

( १५ ) भण्टाकी, वार्ताकी, सिंही अथवा हिंगुली ( वनभाँटा ) 

( १६ ) घोषक अथवा धामाग्गंव ( श्रेत तुरई ) 


१, वद्ढी, २, ४, १३१ । २, अमरकोश २, ९, ३१३ । 
रै, वही २, ४, ११४-१४८ । 


१४ बि० 


२१० धिक्रमादित्य [ त्र० आऋर० ] 


( १७ ) महाजाली ( पीले फूछ की तुरई ) 

( १८ ) ज्यौत्स्नी, पटोलिका अथवा जाली ( चचेंडा ) 
( १९ ) गोजिह्ना भथवा दारविका 

( २० ) कुन्दु अथवा कुन्दुरु 

(२१ ) तण्डुकीय अथवा अल्पमारिष ( चौराई ) 
(२२ ) अब्पकोणिका 


( २३ ) पलाण्डु अथवा सुकन्दुक ( प्याज ) 


६. उद्यान-कला 

फल और पुष्पों का उत्पादन भी एक व्यवसाय बन गया था। साधारणतः 
बगीचों को आराम अथवा उपवन कहते थे!। अमरसिंद ने विभिन्न प्रकार के 
उपचर्नों का उल्लेख किया है। : 

(५ ) गृहारास अथवा निष्कुट ( गृह के समीप उपवन ) 

( २ ) बृक्षवाटिका ( किसी मंत्रो अथवा वेश्या का उद्यान ) 

(३ ) आक्रीड अथवा उद्यान ( राजोद्यान ) 

(४ ) प्रमद्वन ( राजा के अन्तःघुर का उपचन ) 

पूर्ण योजना के अनुसार उपचनों को छग्राया जाता था। वृक्ष तथा पुष्प 
पंद्धियों में छूगाये जाते थे जिन्हें वीथी, आलि, आवलकि, पंह्लि, या श्रेणी कहते 
भे३ । पेड-पीधे तीन वर्गों में विभक्त थे : 

( १ ) वानस्पत्य ( फूछ कर फलने बाले ) 

( २ ) वनस्पति ( विना फूले फलने वाले ) 

(३ ) ओपधी ( जो फलने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं । 97 

अमरसिंह ने बहुत से बृक्षों और पुष्पों को गिनाया है” : 


(अ) वृक्ष 
( १ ) बोधिद्रुम, चलछद्छ, पिप्पक, अश्वव्थ, कुजराशन ( पीपल ) 
(१२ ) कपित्थ ( कथा ) 
(४ ) उद्दुस्बर ( गूलर का वृक्ष ) 
(४ ) कोचिदार ( कचनार ) 
१, अमरकोश २, ५, २-७। २. वही २, ४, १*३ । 


3, वही २, ४, ४ | ४. वही, २, ४, ९ । 
५, वही, ४, ६०, ६४। 


आर्थिक दशा २११ 


(५ ) सप्तप्ण ( छुतिवती ) 

( ६ ) शम्पा( स्या )क अथवा कृतमाल ( अमलरूतास ) 
(७ ) जंभीर ( नोबू ) 

( ८ ) वरुण ( बरना ) 

(९ ) केसर ( बकुछ ) 

( १० ) निम्बतरु 

(११ ) तिनिश ( तिरच्छ ) 

(१२ ) आजम्रातक ( अंबाड़ा ) 

( १३ ) मधूक ( महुआ ) 

(१४ ) पीलछु ( देशी अखरोट ) 

( १५ ) अत्ञोद ( पहाड़ी अखरोट ) 

(१६ ) शोभाध्न ( सेंहिजन ) 

( १७ ) बिल्व अभ्रवा श्रीफल ( बेल ) 

( १८ ) प्लक्ष ( पाकड़ ) 

( १९ ) न्यग्रोध अथवा चट ( बरगद ) 

( २० ) आम्र, चूत्त अथवा रसाल ( आम » 
( २१ ) सहकार ( झुगन्धित आम्र ) 

( २२ ) शेल अथवा श्लेप्मातक ( लिसोढ़ा ) 
( २३ ) बदरी, कर्कन्धु अथवा कोछी ( छोटी बेर ) 
( २४ ) ऐरावत अथवा नागरंगण ( नारंगी ) 
( २५ ) तून अथवा तूद' ( शहतूत ») 

( २६ ) कदस्व अथवा हरिश्रिय 

( २७ ) चित्ञा अथवा आम्लिका ( इसली ) 
( २८ ) क्षीरिका ( खिन्नी ) 

( २९ ) आामरूक, अम्मत ( आँवछा ) 

( १० )> छकुच अथवा डहु ( बड़हर ) 

( ३१ ) पनस या कंटकिफलछ ( कटहल ) 

( ३२ ) दाडिस ( असार ) 

( ३३ ) द्वाक्षा ( अंगूर ) 

(३४ ) कद॒छी अथवा रम्भा ( केछा ) 


१, अमरकोश २, ४, ४१ और आगे । 


२१२ विक्रमादित्य [ न्न० अ० ] 


( आ ) पुष्प 
(१ ) शिरीष, कपीतन, भण्डिल ( सिरिस ) 
(२ ) चम्पक ( चस्पा ) 
(३ ) बकुल अथवा केसर ( मौलसिरी ) 
(४ ) नागकेसर ह 
(५ ) मन्लिका 
( ६ ) शेफालिका 
( ७ ) गणिका अथवा जूथिका 
( ८ ) माधवी अथवा वासन्ती 
(९ ) मारती अथवा जाति 
(१० ) सप्तठा, नवमज्लिका या नवमालिका ( मोगरा ) 
( ११ ) कुन्द 
(१२ ) रक्तक अथवा वधूक 
( १३ ) सहा अथवा कुमारी ( घिकुआर ) 
( १४ ) ओडूपुष्प अथवा जपापुष्प ( गुड़हक या भोडृहुल ) 
( १५ ) प्रतिहास अथवा करवीर ( कनेर या कनइकछ 2 
( १६ ) करीर 
( १७ ) मरुबक 
( १८ ) मंदार 
( १९ ) पारिजात 
( २० ) हरश्टज्ञार 
( २१ ) मौलश्री 
७. वन 
देश की आशिक सम्पत्ति में वन एक सम्रद्ध साधन था। इंससे निम्न 
लिखित वस्तुएं प्राप्त होती थीं /--- 
(१) काष्ठ 
(२ ) छकड़ी तथा इंधन 
(३ ) ओीपधियाँ, जड़ी-बूटियाँ, फल इत्यादि 
(४ ) मसाले 


१, वही २, ४, ६१ और आगे । 


आधिक दशा २१३ 


(५ ) वन्य पशु, उनके चमड़े तथा हड्डियाँ 


( ६) धास 
(७ ) बन से प्राप्त कच्चे माल से बहुत से पक्के माक तैयार किये जाते थे। 


<. खनि अथवा आकर 
खानें ( स्थलीय और समुद्ीय ) भी देश की अर्थ-सम्पत्ति का एक साधन 


थीं। उनसे बहुमूल्य पत्थर, धातुर्ये तथा विभिन्न उच्चोर्गों में काम जाने चाछे 
विभिन्न लाभदायक पदार्थ उत्पन्न होते भे--- 


- आ. बहुमूल्य पदार्थ ( रल या मणि )* 
( १ ) मरकत अथवा गारुत्मत' 
(२ ) पञ्मराग, शोणरत्न अथवा छोहितक 
(३ ) मुक्ता अथवा मौक्तिक 
( ४ ) प्रवाल अथवा वित्रुम 
( ५ ) पुष्पराग | 
( ६ ) चेदूय * 
( ७ ) महानील'ं 
( ८ ) वच्ध 
( ९ ) स्फटिक 
( १० ) खूर्यकान्त"* 
( ११ ) चन्द्रकान्त” 
आ. धातु । 
( १ ) सुबर्ण, कनक, हिरण्य 
(२ ) रजत अथवा रूप्य 
(३ ) रीति या आरकूट ( पीतल ) 
(४) ताम्र 
(५ ) लौह या अयस्‌ 
( ६ ) काच अथवा सार ( काँच ) 
( ७ ) पारद, रस अथवा चपल ( पारा ) 


१. अभरकोश २, ४ । २. वही, २, ९, ९२, ९३ | 
३. रघु० १८, ३२ | ४. कुमार १, २४। 
५. वही, ६, १९ | ६, बद्दी १८, ६५ । ७. वही ११, २१ । 


८. मैघ० २-११ । ९, अमर० २, ९, ९४-१०९; ४१-४३ | 


२१९ पिफ्रमादित्य [ त्र० झआ० ] 


( ८ ) अभ्रक 
(९ ) गिरिज 
( १० ) ख्रोतोक्षन 
( ११ ) तुत्थाक्षनम या मयूरक 
( १२ ) रसाप्नन 
( १३ ) गन्धाश्मन, गंधिक या सौगन्धिक 
(१४ ) हरिताल ( गन्धक ) ताक या पिश्लर 
( १५ ) शिलाजतु अथवा अश्मज ( शिल्ाजीत ) 
( १६ ) गन्धरस 
( १७ ) फेस ( समुद्फेन ) 
( १८ ) सिन्दूर, नागसम्भव 
( १९ ) सीस, नाग, वश्न 
( २० ) रंग, चंग या त्रपु ( रॉँगा ) 
( २१ ) मनःशिला था मनोगुप्ता ( मेनसिक ) 
( २२ ) यवक्तार ( जवाखार ) 
( २३ ) सर्जिकाक्षार अथवा कपोत्त ( सज्जीखार ) 
( २४ ) सौवचंछ ( संचलखार ) 
( २५ ) वंशीरोचना, वंशरोचना ( वंशकछोचन ) 
( २६ ) पाषाण या प्रस्तर 
( २७ ) छव॒ण 
( अर ) भक्षिव या बशिर 
(आ ) सेन्धव या सिन्धिया 
( इ ) रौमक या सुबक 
( ई ) पक्य या विद्‌ 
( उ ) सौवचक अथवा अक्त 
( ऊ ) तिलक 
९. पशुपालन 
कृषि से सम्बद्ध व्यवसाय पशुपाछन का था । इस व्यवसाय में प्रमुखरूप 
से छगे हुए छोग गोप,* गोपाल, गोसंख्य, गोदुह, आभीर और बल्कव कहलाते 
थे | प्रमुख पाछतू-पशु निम्नलिखित थे :* 


१, अमरकीश २-५, ५७ । २, वही २०९, ५८-७७ । 


आर्थिक दशां २१४ 


( ५ ) गो ( गाय ) 
५ २ ) गोकुछ ( गायों का बन्द ) 
(३ ) उक्तन्‌ या बलीवर्द ( बे ) 
( ४ ) वात्सक ( बछुड़ों का झुण्ड ) 
( ५ ) महिष ( भेंस ) 
( ६ ) पण्ड अथवा गोपति ( साँड ) 
( ७ ) उष्टू ( ऊँट ) 
( ८ ) करभ ( ऊँट का बच्चा ) 
( ९ ) अजा था छागी ( बकरी ) 
( १० ) अज अथवा छाग ( बकरा ) 
( ९१ ) मेढ्‌ ( मेढ़ा ) 
(१२ ) गदंभ या रासभ 
( १३ ) हस्ती 
(१४ ) विभिन्न प्रकार के घोड़े : 
( क ) आजनेय ( एक अच्छी नस्ल का घोड़ा ) 
( ख ) विनीत ( प्रशिक्षित ) 
( ग॒ ) वनायुज ( अरबी घोड़ा ) 
(घ ) पारसीक ( फारस का घोड़ा ) 
( छः ) काम्बोज ( अफगानिस्तान का घोड़ा ) 
' (च ) बाह्वीक ( बढ्ख से आया हुआ घोड़ा ) 
(छ ) ययु ( अश्वमेध का घोड़ा ) 
(ज ) जबन ( श्ीघ्रगामी अश्व ) 
( झ ) प्रष्ठय ( पीठ पर बोझ ढोने वाला घोड़ा ) 
(ञ ) रथ्य ( रथ में जुतने वाला घोड़ा ) 
उपयुक्त पशुओं के अतिरिक्त बहुत से वन्‍्य पशु तथा पत्नी थे। 
यद्यपि उन्हें पाछा नहीं जाता था किन्तु उनके मांस, चर्म, बार और पर्रों के 
द्वारा देश की आर्थिक स्थिति में बृद्धि होती थी ।" पशुपांछन से सम्बन्धित दूध 
का व्यवसाय भी होता था। दूध को दुग्ध, क्षीर अथवा पयस्‌ कहते थे और 
इससे बनी हुई वस्तु सामूहिक रूप से पायस नाम से अभिहित होती थीं । 
दूध से वनी हुई निम्नलिखित चस्तुयें लोकप्रिय थीं :? 


१, अमरकोीश- २-५ । २, वही २-०९-५१ । ३. २-९, ५१-०४ | 


२१६ विक्रमादित्य [ न्र० आ० ] 


(१ ) द्प्स ( पतका दुद्दी ) 

(२ ) घृत अथवा आज्य 

(४३ ) नवनीत 

(४ ) गोरस, भरिष्ट, कालशेय अथवा दण्डाहत ( मद्ठा ) 

(५ ) तक्र ( एक चोथाई पानी मिलाया हुआ दह्दी-मह्ठा ) 

(६ ) उद्खित्‌ ( भाधा जल मिलाया हुआ दुह्दी-मद्ठा ) 

(७ ) मथित ( मथा हुआ किन्तु बिना जरू मिछाया हुआ दही ) 
(८ ) मण्ड या मस्तु ( दृही से निकका हुआ जछ ) 


१०. उद्योग ओर व्यवसाय 

. सम्पन्न कृषि, बन, घातु तथा पशु साधनों के कारण देश में बहुसंख्यक 
उद्योग-पन्धे हो गये थे। कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योग-घन्चे और व्यवसाय 
निम्नलिखित हैं? : 

(१ ) वर्त्नोद्योग-यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग था। सूत्र या तन्‍्तु, 
कार्पास ( कपास ), ऊर्ण ( ऊन ), कोश ( रेशम ), क्षौम ( अछसी के रेशे ), 
त्वक्‌ ( छाछ ) इत्यादि से तैयार किये जाते थे । कपड़े को तन्तुवाय या 
कुविन्द नामक जातियाँ बुनती थीं ।'* 

(२ ) दर्जी का काम-यह बुनने से सम्बन्धित तथा। दर्जियों को 
तन्तुवाय अथवा सौचिक कहते थे । 

(३ ) रंगाई-कपड़े विभिन्न रंगों से रहेंगे जाते थे। रँगने बालों को 
रंगाजीव अथवा चित्रकार कहते थे । 

(४ ) चमड़े का काम-पादुकझृत या चमंक्रार इस धम्धे को करते थे। 

(५ ) मिट्टी के बतन बनाना-यह कुम्भकार अथवा कुछा्लों का 
पेशा था ।* 

(६ ) छोहार था व्याकर ।* 

( ७ ) स्वर्णकार ।7 

( ८ ) शौद्बिक या ताम्रकुट्टक ( ठठेर ) 

(९ ) तक्षा या वर्धकी ( बढ़ई )* 

१, अमरकोश २०१०, ५-४६। २. वही २, १०, २८; २, १०, ६ | 


३, वही २, १०, ६ | ४. वही २, १०, ७। ५. बही, २, १० ६। 
६, वही २, १९०-७। ७. वही २, १०-८। ८. वही। ९, वही २, १०, ९ । 


आर्थिक दशा २१७ 


(१०) शौण्डिक अथवा भण्डहारक ( मदिरा बनाने बाला )” 
विभिन्न प्रकार की मदिरायें बनायी जाती थीं : 
( के ) मधु, मध्वासव, माधवक ( सधूक पुष्प से बनायी हुईं मदिरा ) 
(ख) मेरेय ( शुद्ध से बनी हुई मदिरा ) 
(ग ) किण्व ( चावकछ से तेयार की हुई मदिरा ) 
€ ११ ) भाछाकार अथवा मालिक ( माली )' ु 
( १२ ) लेप क्थवा पछगण्ड ( धरों की पुताई करने वाछा ) 
( १४३ ) शंखिका अथवा काम्बविक ( चूड़ी बेचनेवाला ) 
( १४ ) नापित या छुरी ( नाई ) 
( १५ ) रजक ( धोबी ) 
( १६ ) देवल या देवाजीव ( पुरोद्चित ) 
( १७ ) मायावी अथवा शाम्बरी ( जादू करने वाले ) 
( १४ ) शेरूष था नट 
( १९ ) चरच था कुशीलूव 
( २० ) विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाने वाले 
( २१ ) शाकुनि अथवा जालिक ( बहेलिया ) 
( २२ ) मांसिक अथवा वेतंसिक ( कसाई ) 
( २३ ) कितव या दूतकृत 
ध्यवसाय अधिकांशतः जातिश्रथा पर ही आहत थे। प्रत्येक जाति का 
अपना अछग-अछग पेशा था और इसके सदस्य अपने जातीय पेशे को ही 
करते थे। हस्तकौशलकार तथा कछाविदों को सामूहिक रूप से कारु या 
शिल्पी कहा जाता था। वे वर्गों में संगठित थे जो श्रेणी अथवा कुछ नाम से 
अभिद्वित होते थे । संगठन के मामले में उनके अपने नियम व बन्धन थे। 
श्रेणियों का प्रधान कुछक अथवा कुल-श्रेष्टि कहलाता था ।* 


१२१. अ्रम 
उद्योगधन्धों, अन्य व्यवसायों तथा घरेलू कार्यों में श्रमिकों को रखा 
जाता था ।* उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--( १ ) वेतन 
पाने वाले और ( २ ) दास । प्रथम वर्ग के श्रमिक (१) अतक, (२ ) 
अआतिभुज, (३) कर्मफकर, और (४ ) बेतनिक कहछाते थे। दासों के 
१. वही २, १०, २९ । २. वही २, १०, ५ और भागे । 
३. अमर० २, १०, ५ । ४, वही २, १०, १५ से आगे। 


२१४ विक्रमादित्य ' [ ज्र्० ध्य० ] 


निम्नलिखित नाम थे--( $ ) भृप्य, ( २) दासेर, ( ३ ) दासेय, ( ४ ) दास, 
(५ ) मोप्यक, ( ६) चेटक, ( ७ ) नियोज्य, ( ८ ) किंकर, (९) अ्रेष्य, 
(१०) भ्रुजिष्य और (११) परिपारक । वेतन और पारिश्रमिक का विभिन्न रूप 
से संकेत किया गया है--(१) कर्मण्य ( काम के बदले जो दिया जाय ), ( २ ) 
विध, ( ३ ) भ्ति, (४) भरमन्‌, (५) वेतन, ( ६) खात्य, ( ७) भरण, 
(८ ) भरण्य, (९ ) मूल्य, ( १० ) पण | कुशछ और अकुशक श्रमिकों का 
प्रथक-प्थक्‌ विभाजन होता था। कुशल श्रमिक को (१ ) दक्ष, ( ९ ) चतुर, 
(३ ) पेषछ, ( ४ ) पहु, ( ५७ ) सुत्थान या ( ६ ) उष्ण कहा जाता था तथा 
अकुशरू को ( १ ) मन्द, ( २ ) तुंदपरिम्रज, (३ ) आलूस्य, ( ४ ) शीतक, 
(५) अरूस या (६) अनुष्ण शब्दों से पुकारा जाता था। उपयुक्त 
हस्तकीशछकार तथा कछाविदों की तुलना सें श्रमिक वर्गों में संगठित नहीं 
जान पढ़ते हैं। वेवनभोगी साधारण श्रमिक समाज में विभिन्न स्रोतों से 
लिये जाते थे । मलुस्मृति? में, जो छगभग एक शताब्दी पूर्व छिखी गईं थी, 
निम्नलिखित प्रकार के दासों का उक्लेख है जिससे दासों के उद्गर्मों का 
अनुमान किया जा सकता है : 

( १ ) ध्वजाह्ृत ( युद्ध में पकड़े गये ) 

(२ ) भक्तदास ( स्वेच्छा से दासत्व करने वाले ) 

( ह ) गरृहज ( घरों में उत्पन्न ) 

(४ ) क्रीत ( क्रय किया हुआ ) 

( ५ ) दतन्निम ( किसी के द्वारा दिया हुआ ) 

( ६ ) पेवृक 

( ७ ) दण्डदास ( जिसको दासत्व का दण्ड मिला हो ) 

वेतनभोगी तथा पारिश्रमिक पानेवाले स्वतन्त्र थे। उन्तका श्रम ऐेच्छिक 
था जब कि दास स्वाम्ियों के आश्रित थे। दोनों प्रकार के अमिक अपने 
स्वामियों से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्यवहृत होते थे । 
१२५ व्यापार तथा वाणिज्य 

(१) व्यापारी वर्ग... 

देश का आर्थिक उत्पादन विभिन्‍न धाराओं से हो रहा था अतएुथः 

व्यापार और वाणिज्य दोनों ही उन्नति के उच्च स्तर पर थे। व्यापारियों के 
विभिन्‍न अभिधान थे :* 


९, भसु० ८, ४१५। २, अमरकोश २, ९, ७८ से आगे | 


आथिक दशा ... २१६ 


(अर ) बेदेहक ( उ ) वणिक्‌ 

( आ ) सार्थवाह ( ऊ ) पण्याजीव 
(इ ) नेगम ( ऋ ) आपणिक 

(ई ) चाणिज ( ऋ ) क्रय-विक्रयिक 


उन्हें मूल्य, मूछधन ( परिपन या नीचि ), छाभ तथा न्यास ( छाभ 
तथा उपाधि-रुपया जमा करना ), विनिमय ( परिदान, परिवर्तन, नेमेय 
अथवा निमय ), क्रय्य ( विक्रय के लिए वस्तुओं का अदर्शन ), क्रेय अथवा 
क्रेतव्य ( खरीदी जाने बाली वस्तुएं ), पण्य अथवा पणितव्य ( जिन्हें खरीदा- 
बेचा जाय ), सत्यापन, सत्यकार अथवा सत्याकृषति तथा विक्रय था बिपण का 
अच्छा ज्ञान था । 


(२) भागे 

उन्नत व्यापार के लिए सबसे पहलो आवश्यक वस्तु देश में उन्‍नत 
सार्गों तथा सड़कों का होना है। विक्रमादित्य के युग में देश में अनेक 
अच्छे मार्ग ( अतिपन्था, सुपन्‍था, सुपथ ) थे। यद्यपि भारतवर्ष के 
कुछ भार्गों में मार्ग बहुत कठिन ( पुरध्व, विषथ, कापथ ) थे ।? कुछ मार्ग दूर, 
एकान्त तथा जलूहीन आन्तों से होकर जाते थे तथा कुछ गद्दन वर्नो 
( कान्‍्तार ) से। व्यापार तथा वाणिज्य के किए. राजमार्ग को घण्टापथ, 
संसरण, महापथ, राजपथ अथवा नरेन्द्रमार्ग कहते थे । कालिदास के ग्रन्थों में 
वर्णित निम्नलिखित मार्गों से भारतवर्ष के कुछ राजपर्थों के संकेत संकलित 
किये जा सकते हैं :* 


( अ ) रघु के द्ग्विजय का मार्ग? 

यह अयोध्या से आरम्भ हुआ था और सरयू नदी के पथ का अनुसरण 
करते हुए विहार में गंगा तक गया था और इसके किनारे-किनारे बंगाल में 
जा पहुँचा था। यहाँ से वह दक्षिण की ओर घूम गया था और उड़ीसा तक 
चला गया था । तब कहछिंग, आन्ध्र और द्वाविड देशों को पार करते हुए सुदूर 
दक्षिण की सीमाओं का. स्पर्श करता था। फिर वह उत्तर-पश्चिम की ओर घूम 
गया था और पश्चिमी घाट की शछुछाओं का अनुसरण करते हुए सिन्ध तक 
राया था। यहाँ वह दो भागों में विभाजित हो गया था--पश्चिमी सागर ( अरब 


गिनती भरी ++ 


१, वही १-१५ से आगे । 
२. कृप्रारसम्भव ७, ३ । रघु० १४, ३०; रघु० ४-६७ । मार० १, १७; ५, १० । 
१३. रघु. ४ । | 


२२० विक्रमादित्य [ त्र० अ० ] 


सागर ) से होकर जानेवाछा जलूभार्ग और स्थलमा्ग जो दक्षिणी बलुचिस्तान से 
होकर जाता था और फारस की सीमाओं का स्पश करते हुए उत्तर और उत्तर- 
पूर्व को घूम गया था। हिन्दुकुश को पार कर के थह मार्ग मध्य एशिया तक 
गया था और पुनः दक्षिण पूर्व की ओर घूसकर पामीर के पठार से द्वोते हुए 
कम्बोज के मध्य से भारत में प्रविष्ट होता था । तत्पश्चात्‌ दिमाछय के दक्षिणी 
ढालों से होकर यह कामरूप (आसाम) पहुँचता था । दिग्विजय का यह सेनिक 
भार्ग अवश्य ही अनेक मार्गों.में विभक्त रहा होगा जो वाणिज्य और व्यापार 
के लिए प्रयुक्त होनेवाले स्थलूमार्गों से सम्बन्धित थे । 


( आ ) अयोध्या से भोजों के देश ( बरार ) तक अज के अभियान 
का भाग 

यह मार्ग अयोध्या से आरम्भ होकर प्रयाग के निकट गंगा को पार करता 
था और विन्ध्यप्रदेश तथा महाकोशल ( उत्तरी-मध्यप्रदेश ) से होकर विदर्भ 
€ बरार ) पहुँचता था। 
(इ ) मेघदूत का मार्ग 

यह सार्ग रामगिरि ( रामटेक ) से भारमस्भ हुआ तथा मध्यप्रदेश और 
विश्ध्यप्रदेश होते हुए उत्तरप्रदेश के बाँदा जिले में स्थित चित्रकूट पहुँचा । यहाँ 
से कालिदास ने दूत को उज्जयिनी की भोर मोड़ दिंधा जिससे यह पता 
चलता है कि चित्रकूट और उज्जयिनी को मिकानेवाछा एक मार्ग था। 
उज्जयिनी से मेघदूत सीधे मार्ग का अनुसरण: कर राजपूताना, पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश, तथा हिमाछूय से होते हुए अलका में पहुँचा जो कैलाश पर स्थित 
मानी गयी है । 

कालिदास द्वारा प्रासंगिक रूप से वर्णित मार्गों के अतिरिक्त व्यापारिक 
सथा लनिक केन्द्रों को संयुक्त करनेवाले अन्‍य मार्ग भी अवश्य रहे होंगे । 

विक्रमादित्य के समय में भारत को एशिया के पश्चिमी देशों, भारतीय 
महासमुद्र के द्वीपसमूह, पूर्वी एशिया के देशों से जोइने बाछा जलसार्ग भी 
था, यह अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है।* एक समुद्वीय मार्ग पश्चिमसागर, 
रालसागर तथा भूमध्यसागर के तटों से होते हुए भारतवर्ष को फारस, अरब, 
सीरिया, थयूनान तथा रोम से जोड़ता था। रघु ने अपने दिग्विजय के 
सिलसिले में सिन्धु पहुँचने पर फारस जाने के लिए स्थलमार्ग को ही चुना 


१, रघु, ५। २, मेघदूत 
३. रु, छः १६, १२; ६, ५७; शाकुन्तछ पू० २१९५ | ४. रघु० ४, ६० । 


आर्थिक दशा २२१ 


था जिससे पता चलता है कि पक समुद्रीय मार्ग भी था। रघु ने बंगाल में 
एक ब्रेड़े का सामना किया ।* यह तथ्य हृढ्रूप से इस बात का संकेत करता 
है कि बंगाल के छोग व्यापारिक कार्यों के छिए समुप्ठीय नावें रखते थे । 
अभिज्ञानशाकुन्तलक में एक धनी समुद्वीय व्यवसायी का उछ्लेख है जो समुद्रीय 
व्यापार कर रहा था। उसकी झत्यु पोत भग्न हो जाने से हुई ।* चीनांशुक 
( चीनी रेशम ) का बहुधा उदलेख भारत और चीन को जोड़नेवाके समुद्र 
पथ का संकेत करता है 


(३ ) अन्तर्देशीय व्यापार 

. प्रथम शताब्दी ई० पू० में अन्तर्भान्तीय व्यापार उन्नत दुशा में था तथ। 
एक प्रान्त की उत्पन्न चस्तुओं को विक्रयार्थ दूसरे प्रान्‍्तों में छाया जाता था । 
हिसालय के प्रदेशों से कम्बक तथा जड़ी-बूटियाँ, उत्तर-भारत के मेंदान से 
कृषि से उत्पन्न वस्तुयं एवं वरत्र, विन्ध्याचल की श्रेणियों से धातुर्यें एवं वन से 
उत्पन्न वस्तु, दक्षिण से बहुमूल्य रत्न भौर धातुर्ये, सुदूर दक्षिण से बहुमूल्य 
सुचर्ण व स्वादिष्ट मसाले, किंग और कामरूप से हाथी, सिन्धु तथा कम्बोज 
से घोड़े और सुदूर दक्षिणी-पूर्वी भारत से मोती व मूंगे अन्तप्रान्तीय बाजारों 
में छाये जाते थे तथा व्यापारी छाभदायक व्यापार के छिए सदा घूमते रहते 
थे। भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त पर व्यापार के मार्ग सुरक्षित नहीं थे, 
क्योंकि विदेशी शर्कों और पहुच्रों के आक्रमर्णो का भय बना रहता था। 
किन्तु भारत के अन्य भागों के पथ सुरक्षित थे : 'खाथंचाह पर्वतों पर इतनी 
निश्चिन्तता से घूमा करते थे मानों उनका स्वयं घर हो, घाटियों में ऐसे चलते 
थे, जैसे कूपों पर चलते हों और वनों में इस प्रकार विचरण करते थे मानों 
वाटिका में विचरण कंर रहे हों ।?* 


(४ ) विदेशी व्यापार 

भारतवर्ष बहुत सी वस्तुओं का आयात करता था । श्रमरकोश" से विदित 
होता है कि अच्छी नस्ल के घोड़े अरब ( चनायु ) और फारस से जाते थे । 
चीन से चीनी रेशमी तथा हिन्दुमहासागर के द्वीप-समूहों से सुगन्धित 
मसाले, धूप आदि बस्तुओं का आयात होता था। विक्रमादित्य से कुछ ही समय 


2 कक कल न 


१. वही ४, ३२६ । २. समुद्रब्यवहारी साथवाह'“'"'"नोव्यसने विपन्नः । 
है, कुमार ० ७; शाकुन्तछ १, ३० | 

४. रघु० १७, ६४ | ५. अमरकीश २, ८, ४५ । 

६. कुमारसम्मभव ७-३; शाकु० १-३० । 


२५२ ब्रिक्रमादित्य [ त्र० अ० ) 


पश्चात्‌ के एक ग्रन्थ ; 'दि पेरिष्लस आँव दि इरीथअियन सी” से भारतवर्ष में 
पाश्चात्य देशों के भायात पर पर्यात्र अकाश पड़ता है। इसके अनुसार निम्न- 
लिखित वस्तुयें वहाँ से आती थीं : ताँबा, टिन, सीसा, मूंगे, पश्चराग, चकमक 
पत्थर, सोने व चाँदी की सुद्रायें, बहुमूल्य रजत-पात्र, मरहम, सुन्दर कपड़े 
मीठी रूवंग, बढ़िया शराब, रंगी हुई करधनी, सुन्दर वख्र, छुपे हुए सन के 
कपड़े, गायक छड़के और राजा के अन्तःपुर के सेवाथ सुन्द्र कुमारियाँ आदि। 

भारत से भी नाना प्रकार की चस्तुय बाहर जाती थीं। (दि पेरीप्लस भव 
दि इरीश्रियन सी? से विदित होता है कि निम्वनक्िखित वस्तुओं का एशिया, 
युरोप और अफ्रीका के पश्चिमी देशों में निर्यात होता था। हाथीदाँत, पाल्यश्म 
( सुछेमानी पत्थर ), इन्द्रगोप, चिचिंट, भाँति-साँति के सूती कपड़े, रेशमी 
बख, कोमल वस्त्र, सृत, मसाले, प्रचुर मात्रा में उत्तम सोती, बहुमूल्य रत्न यथा 
हीरा, नीलम, कूमंकर्पर,''' '''( हिमालय प्रदेश से ) ।* 

भारतवपं में उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में वेदेशिक जर-व्यापार स्वभावतः 
ही उन्नत दशा में था; 'तामिल साहित्य, यूनान और रोस के इतिहासकारों 
के वर्णन तथा दक्षिण भारत में ( जो उस समय जल ओर स्थछ दोनों मार्गों 
से यूनानी देशों के निकट सम्पक में था ) प्राप्त बहुसंड्यक रोमक सिक्कों 
से ...इसवी संवत्‌ के कुछ पहले भर बाद की शताब्दियों में विदेशी व्यापार का 
विस्तार प्रमाणित होता है ।” यवन च्यापारी मि्च, बहुमूल्य रत्न, उत्तम रेशम 
और कपास का सूत खरीदने के लिए दक्षिण के समुद्गपत्तनों और पुर्ों में 
एकन्न होते थे । 


१३, अधिकोषण तथा कुसीद' 

विभिन्न व्यवसायों तथा पेशों के अनेकानेक संब ( निगम, श्रेणी, पूरा 
तथा संघ ) बन गये थे जो विक्रमादित्य के युग सें अधिकोपण (बैंक ) का 
काम करते थे । उनमें घन जमा करने के निम्नलिखित प्रकार स्वीकृत थे : 


( १ ) निज्षेप (२ ) न्यास ( ३ ) नीवि 
संघ और धनी व्यक्ति व्याज पर रुपया उधार देते थे। महाजनों को 
उत्तमर्ण तथा ऋण छेनेवाले को अधमर्ण कहा जाता था। उधार पर ब्याज 


/. स्कॉक के द्वारा अनूदित ए० २८७-२८८ । फ्छला और अन्य लेखकों से भो इस 
वात की पुष्टि द्ोती है । २, वहीँ । 

. ६० बी० देवेल : हिस्ट्री आफ आंर्यन छल इन इण्डिया, पृ० १८० । 

४. अमरकोश २, ९, ७८ और जागे; २, ९, १ ओर भागे। 


रत 


न 


आधिक दशा श्र्३्‌ 


की संज्ञा कुसीद अथवा बूद्धि थी। जो छोग व्याज का काम करते थे उन्हें 
कुसी दक, वार्धुषिक, बृद्धयाजीच या चाघुंषी कहते थे । ऋण साधारण तौर पर 
पर्युदद्चन या उद्धार कहलाता था । तत्कालीन साहित्य से व्याज की दर का पत्ता 
नहीं चछता । सूद्खोरी को अच्छा पेशा नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसमें 
झूठ और सत्य का सिश्रण होता है ।* किन्तु वाणिज्य तथा व्यवसाय का उस्कर्ष 
और श्रेणियों का अस्तित्व इस बात का निर्देश करते हैं कि अधिकोषण और 
कुलीद विद्यमान रहे । 
१७. विनिमय तथा चलार्थ ( करेंसी ) 

विनिमय की पअ्रथा विकसित हो चुक्की थी तथा उसे परिपान, परिवरतं, 
नेमेय तथा निमथ कहते थे। इन सब का जर्थ एक प्रकार के धन को दूसरे 
प्रकार के धन से परिवर्तित करना है ४ जनता के आर्थिक जीवन में जटिरूता 
बढ़ जाने से विनिमय अधिक श्रामाणिक और शुद्ध होता जा रहा था । क्षेत्रीय 
तथा छोटे छोटे विनिमयों में गाँवों में भदुछ-बदुछ ही प्रचलित था । अन्तर्देशीय 
तथा विदेशी चालू व्यापार वा वाणिज्य के अस्तित्व ले सिक्कों के भ्रचछयण को 
आवश्यक बना दिया । अमरकोश'? में दो प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है--- 
कार्पापण ( एक चाँदी का सिक्‍का जो तौछ में एक के के बराबर होता था ) 
तथा पण ( उसी तौल का ताँबे का सिक्का )। कालिदास के प्रर्न्थों में सुबण 
तथा निष्क का भी सिक्कों के रूप में उल्लेख हुआ है ।* सुवर्ण सोने का सिक्का 
था। निष्क गछे में पहना जानेवाला आभूषण भी था और १०८ कर्ष का एक 
सिक्‍का भी । एक विदेशी सिक्‍का दीनार था जो कुृषाण तथा गुघयुग में 
प्रचक्तित था । अमरकोश तथा कालिदास के अन्थों में इसका उल्लेख नहीं 
किया गया है। 


२. वही, सत्यानृतम्‌ । २. अमरकोीश २, ५ ८० । 
8, बढ़ी २, ९ ८८। ४. मालविंका ० पू ८८; कुमार० २-४५ । 


चतुदंश अध्याय 
उपसंहार 


१. विक्रमादित्य के अन्तिम दिन 

जीवन के अन्तिम दिनों में विक्रमादित्य का अतिष्ठान के आन्धर सातवाहनों 
की उठती हुई शक्ति से संघ हुआ । इस संघर्ष का इतिहास उनसे सम्बन्धित 
कुछ कहानियों में दबा पड़ा है । ) ऐसी ही कहानियों में से एक का संगत 
अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है : 

“विक्रमादित्य के राज्य सें एक पुरन्दरी नामक नगरी थी। यहाँ कोई 
व्यापारी रहता था जिपके चार पुत्र थे । बहुत दिलों के पश्चात्‌ वह बूढ़ा तथा 
बीमार हो गया; अपनी रूत्यु के समय उसने अपने चारों पुत्रों को 
बुछाकर कहा: 'मेरे बेटे ! जब में मर जाऊँगा तो तुम छोग चाहे इस स्थान 
पर रहो या नहीं, समयाचुसार तुम छोर्गों में झगड़ा उठ खड़ा होगा। 
अतः मैंने अपनी झूत्यु के पूर्व ही अपनी सम्पत्ति को तुम चारों में क्‍य के 
अनुसार विभक्त कर दिया है। अपने विस्तर के चारों पायों के नीचे चारों 
भाग मैंने गाड़ दिये हैं, उन्हें सबसे बड़े से लेकर छोटे तक वयक्रम से बॉट 
लेना ।! और वे इस पर राजी हो गये। जब पिता इस जीवन को समाप्त 
करके चछ बसा तो चारों भाई एक महीने तक शान्तिपूर्वक रहे । किन्तु 
तब उनकी पत्नियों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। उस पर उन्होंने विचार 
क्रिया कि आखिर यह शक्षगड़ा क्यों? जब हम दोनों के पिता जीवित थे, 
हम लोगों के किए उन्होंने बदबारा कर दिया था। हम छोग उनके विस्तर के 
नीचे रखी हुई बटवारे की सम्पत्ति को ले लेंगे और अपना-अपना भाग पाकर 
शान्तिपूर्वक रहेंगे ।” अतः विस्तर के नीचे खोदते हुए चारों पायों के नीचे से 
उन्होंने चार ताँबे के पात्र निकाछे । उनमें से 'एक पात्र में मिद्ठी, दूसरे में 
कोयछा, तीसरे में हड़ी और चौथे में तृण था। इन चारों वस्तुओं को 


१, प्रबन्धकोश सं० १५, सातवाइन प्रबन्ध । विक्रमचरित (दक्षिणी पाठ) कथा स० २४। 


उपसंहार श्२४ 


देखकर चारों भाई बहुत परेशान हुए और एक दूसरे से कहने रंगे, 'हम 
लोगों के पिता ने पूर्ण तथा ठीक विभाजन किया दे किन्तु इस प्रकार का 
विभाजन कौन समझ सकता है ?? इस अकार कहकर थे राजसभा में पहुँचे 
तथा वहाँ यह कहानी सुना .दी । किन्तु विभाजन का प्रकार सभासदों की 
समझ में नहीं आाया। तत्पश्चात्‌ चारों भाई सभी नगरों में जहाँ कुशाकछ 
विद्वान छोग थे गये और उन ( विद्वानों ) को सम्पूर्ण वार्ता अचगत की 
किन्तु वे भी इसे सुछुझा न सके । एक वार वे उज्जयिनी भाये तथा राजा की 
सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने विभाजन का पूर्ण वृत्तान्त राजा तथा 
राजसभा के सम्मुख कह सुनाया किन्तु न तो राजा और न सभासद ही 
विभाजन के इस रहस्य को समश्ष सके। तत्पश्चात्‌ अन्त में वे भतिष्ठान 
नगरी में आये तथा उन्‍होंने वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कहा; किन्तु दे 
समाधान न॒पा सके । इस समय शालिवाहन एक कुम्हार के घर में थे ; 
इस बात को सुनकर वे आगे बढ़ आये तथा अतिष्ठित जनों से बोले, “इसमें 
क्या रहस्य है ? कौन सा आश्वर्य है ? क्या बात है कि आप छोग विभाजन का 
प्रकार नहीं समझ पा रहे हैं १” उन्होंने कहा, युवक्र ! हम छोगों के लिए तो 
यह रहस्य और आश्चर्य ही है। यदि तुम जानते हो तो विभाजन का प्रकार 
बताओ । शाकिवाहन ने कहा ये चारों एक धनी व्यक्ति के पुत्र हैं। 
जब इनका पिता जीवित था तभी उसने ज्येष्ट से छेकर कनिष्ठ तक चारों को 
वय के अनुसार इस प्रकार से बटवारा कर दिया था। सब से बड़े को 
उसने मिट्ठी दी, इसका यह अ्थ है कि बड़े को उसने अपनी सारी भूमि 
दे दी; उसने दूसरे को तृण दिया जिसका यह अथ है. कि दूसरे को उसने 
अपना शेष धान्य दे डाला, तीसरे को उसने हड्डियां दीं जिसका यह तात्पय 
है कि तीसरे को उसने अपने सब पशु दे दिये। चौथे को उसने कोयका 
द्विया, इसका यह अभिग्राय है कि चौथे को उसने अपने पास का सब सोना 
दे डाछा । इस प्रकार शालिवाहन ने उनके बंटवारे की समस्या को सुलझा 
दिया जिससे पूर्ण सनन्‍्तुष्ट होकर वे छोग अपने नगर को वापस चले गये । 


पकिन्तु जब राजा विक्रम ने सुना कि किस प्रकार विभाजन की समस्या 
सुलझा दी गयी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा तथा अतिष्ठान नगरी 
में उसने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, “प्रतिष्ठान के रहनेवाले अतिष्ठित 
छोगों को, जो यजन और याजन, अध्ययन और अध्यापन, दान और पतिग्नह 
के पुनीत कार्यों में रत हैं तथा जो उपवास, आचरण जादि सभी सदूगु्णो से 


१४ बि० 


२२६ विक्रमादित्य [ च० अआ० ] 


विभूषित हैं, अभिवादन | राजा विक्रमादित्य आप छोगों के स्वास्थ्य की 
कामना करता है। आापकी नगरी में जिस व्यक्ति ने उन चारों भाईयों की 
समस्‍या को सुछझाया है उसको सामने भेजा जाथ”। जब अतिष्टित 
व्यक्तियों ने राजा के द्वारा श्रेषित उस पत्र को, पढ़ा तो उन्होंने शालिवाहन 
को बुछाया और कहा--'शालिवाहन ! जिनके परों की सभी प्रतिहनन्द्दी 
नरेश पूजा करते हैं ( ऐसे ) सम्नार्टो के सम्राट उज़यिनी के राजा विक्रम जो 
सभी प्रार्थियों के लिए कव्प-बुत्त हैं भापको बुलाते हैं, उनके पास जाइये ।” 
उसने कहा 'कैसा राजा है विक्रम ! में उसके बुछाने पर नहीं जाऊंगा, यदि 
उसका सुझसे कोई काम हो तो वह स्वयं भावे, सुझ्ते उससे कोई काम 
नहीं है।? इन शब्दों को सुनकर शिष्ट समुदाय ने राजा के पास यह पत्र 
लिख कर भेज दिया कि, 'वे नहीं आवेंगे।” और जब राजा ने चिट्ठी की 
लिखी हुई बात को सुना तो मारे क्रोध के उन्तका शरीर कॉपने छूगा। वे 
अपनी -अठारहगुनी सम्पूर्ण सेना के साथ प्रतिष्ठान भाये और घेरा डाल 
दिया। उन्होंने शालिवाहन के पास दूत भेजे । दूततों ने शाल्वाहन के पास 
जाकर कहा, हे शालिवाहन ! तुम्हें राजाओं के अधिपति बुछा रहे हैं।' 
'तब शालिवाहन ने कटा, 'दूतो! चतुरंगिणी सेना से घिरा हुआ में स्वयं 
युद्धवेत्र में मिलूँगा। तुम छोग कृपा करके राजा से यही जाकर कह दो ।! 
इन शब्दों को सुनकर दूतों ने आकर यही राजा को कह सुनाया। जब 
विक्रम ने यह सुना तो वे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के दिये आये । »* » 
शालिवाहन' '*'“*अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ नगर के बाहर गया और युद्ध- 


चेन्न में उपस्थित हुआ। 
२८ हि ह 


तब धमासान युद्ध आरम्भ हुआ तथा विक्रमादित्य ने शालिवाहन की 
सेना को नष्ट कर दिया | शालिवाहन जब अत्यधिक निराश हुआ तब उसने 
अपने पिता का वरदान स्मरण किया जिन्होंने यह कहा था कि दुःख के 
समय मेरा भावाहन करना?। उसने अपने पिता नागराज शेष को स्मरण 
किया । शेप ने कपने सभी सप्पों को भेजा जिन्होंने विक्रमादित्य की समस्त 
सेना को डस छिया। परिणाम यह हुआ कि विक्रमादित्य के सभी सैनिक पूर्ण 
रूप से मू्च्छित हो गये और युद्धक्षेत्र में गिर पड़े। तब राजा विक्रमादित्य 
अपने नगर को अकेले छोटे''******* (! 

यदि उपयुक्त कथा से कह्पित अंश निकाल दिया जाय तो इसमें से 
निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य सम्मुख भआते हैं :-- 


उपसंहार श्र७ 


( १ ) विक्रमादित्य किसी सातवाहन ( आन्ध्र-सातवाहन ) नरेश के 
सेमकालीन थे । 

(२ ) आन्प्र-सातवाहनों की उठती हुई शक्ति ने विक्रमादित्य की ईर्ष्या 
को उत्तेजित कर दिया था जिन्होंने सन्धि के द्वारा अपना प्रभ्ु॒त्व उन पर 
स्थापित करना चाहा किन्तु युद्ध में उनका पराजय हुआ । 

(३ ) आन्म-सातवाहनों ने कूटनीति और युद्ध में अपने को विक्रमादित्य 
से-->कम से कम उनके अन्तिम दिनों में--उच्च सिद्ध कर दिया जो पराजित 
तथा निराश होकर अतिष्ठान से उज्जयिनी वापस चले गये । 

सम्प्रति यह प्रश्न उठता है कि यह सातवाहन कौन था ? जेन-पहद्टावलियों 
के अनुसार विक्रमादित्य ने ५७ ई० पू० से छेकर ६ वर्ष तक राज्य किया। 
अतः शालिवाहन ( सातवाहन ) को प्रथम शताब्दी ई० के प्रारम्भ में रखना 
चाहिए। आन्ध्र-सातवाहनों का राजवंश २८ ई० पू्‌० ( कण्बों के अन्त की 
तिथि ) से प्रारम्भ होता है । तीन प्रारम्भिक सातवाहन नरेशों की तिथि की 
गणना करने से निम्नलिखित तिथियाँ सम्मुख भाती हैं : 

शिम्ुक का राज्यारोरण २८ ई० पू० 
शिम्कुक का राज्यकारू २३ वर्ष 

कृष्ण का राज्यकाछ १० वर्ष 
सातकर्णि- का राज्यारोहण ७ ई० प० 


ईसवी संवत्‌ के प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में सातकर्णि अभी युवराज ही 

था जो विक्रमादित्य के अन्तिम दिनों में उसकी सेना से अपने सेन्यबल को 
तौल सकता था । विक्रमादित्य की थोड़े ही समय पश्चात्‌ झत्यु हो गयी। 
तिथिसम्बन्धी और अन्य अप्रत्यक्ष साचयों से हम इस निष्कपष पर पहुँचते 
हैं कि विक्रमादित्य का कनिष्ठ समकालीन तथा भपतिद्वन्द्दी आन्ध्र-सातवाहन 
वंश का तृतीय नरेश सातकर्णि था जिसने अबन्ती में विक्रमादित्य की शक्ति को 
छायाग्रस्त करते हुए दुक्षिण की उदीयमान साम्नाज्यवादी शक्ति का शति- 
निधित्व किया ।? एक बार पुनः भारतीय इतिहास ने इस तथ्य को अदर्शित 


१, पश्चिमी घाट में प्राप्त सातवाइन-अभिलेखों के अनुसार सातकणि ने साम्नाज्यवादी 
शक्ति के प्रतोक स्वहूप अश्वमैध यज्ञ किया था । सांची का एक अभिलेख जिप्तपर 
'राजन श्री सातकर्णि! अब्डित है भध्यमारत में उसकी राजनीतिक अशुत्रा का 
व्यक्षक् है। छेकिन किश्नचित्‌ अशुद्धता के कारण प्रथम सातवाइन नरेश से भी 
विक्रमादित्य की तद्गूपता स्थापित की जा सकती है जिसके सिक्के अभी हाल ही 


में उपलब्ध हुए हैं । जे० एन० एस० आई०, भाग ७, १९४५ | 


श्र विक्रमादित्य [ च० श्र० ] 


कर दिया कि छोटे-छोटे गणराज्य स्वतन्त्रता में कितने ही अनुरक्त क्यों न हाँ 
और कितनी ही बार बर्बर आक्रान्ताओं के विरुद्ध सफू क्‍यों न हुए हों, एक 
संगठित विशाल साम्राज्यवादी शक्ति से उनकी कोई समता नहीं थी। ठीक 
ऐसी ही एक घटना उत्तरी पूर्वी भारत में कुछ शताब्दियों पूर्व घटित हुईं थी 
जब उस ज्षेनत्न के गणराज्यों को मगध की उदीयमान राज-शक्ति के सम्मुख 
नतमस्तक ओर विलीन होना पड़ा था । 


२, विक्रमादित्य के जीवन की प्रमुख विशेषताये 
विक्रमादित्य का व्यक्तित्व बहुसुखी था और उन्होंने जीवन के विभिन्न 


क्षेत्रों में अपने को दत्त कर लिया था। राजनीति में उनकी सफलताये 
महान्‌ थीं। साहित्य और कछा को आश्रय देने में भारतीय इतिहास के बहुत 
कम व्यक्ति उनकी समता कर सकते हैं। उदारता, साहस और कत॑व्य- 
परायणता, मानुषिक मामलों में अन्तरंशि तथा हृदय ओर छुद्धि के अन्यान्य 
गुणों में विक्रमादित्य पूजा और जअनुकरण करने योग्य हैं। निम्नलिखित 
पंक्तियों में उनके जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का प्रकाशन किया 


जायगा । 


(१) भारतीय इतिहास में मदान्‌ व्यक्तित्व 

भारतीय अनुभुतियों और इतिहास में विक्रमादित्य की लोकप्रियता का 
रहस्य उनका भारतीय इतिहास की श्रमुख धाराओं में मूत्तिमान्‌ होना था 
जिससे उनकी ओर सबका ध्यान आक्ृष्ट हुआ जौर छोगों के मस्तिष्क 
पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ गईं । छोग, प्राकृतिक चुनाव की 
प्रक्रिया के अनुसार, जीवन की एकाम्तता में होने बाली भारवाही अनावश्यक 
घटनाओं को स्मरण नहीं रखते। वे इतिहास की स्थायी प्रधान धाराओं 
को शीघ्र ग्रहण कर उन्हें अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं। विक्रमादित्य 
ने अपने युग के राजनीतिक और सांस्कृतिक नाटक के प्रधान दृश्यों में 
भाग लिया तथा वे अपने पद्चिह् इतिहास के राजपथ पर छोड़ गये हैं 
जो विगत दो सहसख वर्षों के बाद भी वर्तमान हैं । 


(२ ) सांस्कृतिक ओर राजनीतिक मद्दत्त्व 

चतुर्थ शताब्दी ई० पू० से लेकर आज तक भारतीय इतिहास की भ्रमुख 
समस्या विदेशी आक्रमण और उनके विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया रही है । 
इतिहास का यह मान्य सत्य है कि विदेशियों को एक इृढ़ अवरोध का सामना 


उपसंहार २५६ 


करना पड़ा है जिसने आक्रमणकारियों की राजनीति, धर्म तथा संस्कृति के 
सम्मुख अपने को समर्पित नहीं किया यद्यपि उनकी अव्युत्तम बातों को अपने 
में पचा लिया है। आक्रमणकारी देश में दो ही दरों से आये--( १ ) खेबर 
दर्रा तथा ( २) बोलन दर्रा। दोनों भारतवर्ष के उत्तरी सीमान्त पर स्थित 
हैं। अतः विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध करने के किए दो केन्द्र बने । 
प्रथम केन्द्र खेबर दरें के सम्मुख पड़ता था। इस ज्षेन्र में पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त, पंजाब तथा उत्तरी-पूर्वी राजपूताना सम्मिलित हैं। चतुर्थ शताब्दी 
ई० पू० में यूनानियों ने स्लिकन्द्र के।नेतृत्व में खेबर दरें से आक्रमण किया और 
उनका सामना अवरोध के प्रथम केन्द्र में हुआ । उत्तरी-पश्चिमी भारत के कुछ 
राजतन्त्रों ने आक्रमणकारियों का स्वागत किया किन्तु अधिकांश ने यवर्नों 
का विरोध किया और बहुत कम राज्यों ने अपने देश के विरुद्ध विदेशियों 
की सहायता की । जहाँ तक उस केन्द्र के गणराज्यों का प्रश्न था उन्होंने 
आक्रमणकारियों का सर्वदा एकान्त, संघबद्ध और दृढ़ विरोध किया। 
उन गणराज्यों की श्रेणी में जिन्होंने आक्रमणकारियों का कट्टर विरोध किया 
था, मालर्वों का प्रमुख स्थान था । मालकव यवनों को पराजित न कर सके 
तथा उनके भ्रयास निष्फल रहे । इनमें से अधिक संख्या में युद्ध में 
सिकन्दुर के छुरी तरह घायल हो जाने के पश्चात्‌ क्रुद्ध यूनानियों द्वारा मार 
डाके गये थे । तथापि इस दुःखान्‍्त घटना से मालछवों का स्वतन्त्रता के प्रति 
अनुराग ओर प्रबछ हो गया | द्वितीय शताब्दी ई० पू० में जब इन पर बास्त्री 
यवर्नों ने दबाव डाछा तो ये पंजाब की अन्य स्वतन्त्रताध्रिय जातियों के साथ 
दक्षिण की ओर चलक दिये और दक्षिणी राजपूताना तथा मालवा में उन्होंने 
अपने नये चासस्थान का निर्माण किया । साम्राज्यवादी शुद्धों के पतन के पश्चात्‌ 
गणराज्यों ने सम्पूर्ण राजपूताना के चारों ओर एक सबक “टंखला बना छी 
थी । उस समय मालवों का पश्चिमी सालवा पर अधिकार था। यहीं सालर्बों 
के गदंभिन्न गणप्रमुख के घर में विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। 


प्रथम शताब्दी ई० पू० में बोलन दर्र से शर्कों का यवरनों और बाख्त्री 
यवनों की अपेक्षा अधिक भीषण और सुदूर-ब्यापी जाक्रमण हुआ । यहाँ मीं 
पुनः मालव ही थे जिन्होंने विदेशी भाक्रमण के प्रबक वेग का सामना 
किया। इन्हें इस बार गणराज्यों के संघ तथा समीपवर्ती राजाओं से 
सहायता मिली थी जिनका संगठन विक्रमादित्य के कुशल नेतृत्व में हुआ 
था। इस प्रकार मालरवों की भाग्यरछचमी प्रसन्न हो उठी। उनके नेता 


२३० विक्रमादित्य [ च० आ० ] 


विक्रमादित्य ने विदेशियों को मार भगाया और अद्भुत सफलता ग्राप्त की । 
शर्कों का सबछ विरोध तथा उन पर अपूर्व विजय क्रान्तिकारी घटनायें थीं 
जिनकी गहरी छाप जनमन पर अज्लित हो गयी। विक्रमादित्य की सेनिक- 
कुशलता तथा राजनीतिक चातु्य उनके जनता की आँखों में विशिष्ट रूप से 
बस जाने के कारण बने जिसकी परम्परा छोक-स्मृति में अब भी ताजी' 
है। विक्रमादित्य की महान्‌ सफलता विक्रम संचत्‌ ( जिसे आरम्भ में कृत 
संवत्‌ कहा जाता था और जो स्वर्णयुग के आरम्भ का अतीक है ) की 


स्थापना से अमर हो गयी । 


(३) एक आदर्श शासक 


भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की महत्ता का दूसरां कारण उनकी 
शासन में आदशवादिता थी। उनकी प्रेरणा सामान्यरूप से मानवता और 
मुख्य रूप से अपनी प्रजा की सेवा थी और उनका शासन उनके थभादुर्श से 
ओतप्रोत था। जैनग्रन्थों के अनुसार पूर्ण शासनव्यवस्था का प्रतीक रामराज्य 
का आदश उनके सम्मुख था तथा उन्होंने अभिनव राम बनने का प्रयास 
किया था। यह आदर्श लछोकरअञ्षन! ( छोक को सन्‍्तुष्ट रखना ), प्रजापाक्न 
भर प्रजारत्ण से अभिरक्षित था। अतः इसके लिए शासक को अनवरत 
कमप्य तथा जागरूक बनने की आवश्यकता थी। उन्होंने इस बात को 
पूर्णरूप से समझ लिया था कि उनका कतंव्य विशेषतः छोकतन्त्र के अन्तर्गत 
विश्राम का पूर्ण त्याग है।* विक्रमादित्य का शासनादर्श कालिदास द्वारा 
दुष्यन्त के निम्नलिखित चित्रण में परिलक्षित होता है : 


“अपने सुख के लिए निरभिकापी होते हुए छोक के किए तुम सर्वदा 
चिंतित रहते हो । प्रत्येक शासक की यही बृत्ति तथा विधि है। वृक्ष अपने 
मस्तक पर सूर्य की अ्खर किरणों का अनुभव करते हुए भी अपने आश्रितों 
का परिताप छाया से शमन करता है ।”” कथासरित्सागर में विक्रमादित्य के 
आदरश का निम्नलिखित अंकन हुआ है : 'वे पितृहीनों के पिता, बन्धुहीनों के 
बान्धव, अनार्थों के नाथ, निराशों के रक्षक और अपनी प्रज्ञा के क्या नहीं 


१. अविश्रामोषय लछोकतन्त्राधिकारः | शाकु० ५। 
२. स्वसुखनिर मिलापः खिथसे लोकद्वेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेव॑विवैत्र । 
अनुभवति हि मूध्ना पादपस्तीजमुष्णं शमयति परिताप॑ छायया संश्रितानाम ॥ शाकु०५ 


आर्थिक दशा २३१ 


थे ? विक्रमादित्य में छोक को प्रसन्‍न करने वाले अचुर गशुर्णा का सश्षिवेश 
ही देश के इतिहास में उन्हें कोकप्रिय बना देता है। 


(४ ) कल्ना तथा संस्कृति के आश्रय-दाता 

कछा तथा संस्क्ृति की अभिषृद्धि के लिए विक्रमादित्य का योगदान बहुत 
ही उच्च कोटि का था । इस विषय में परवर्ती भारतीय परम्परा में कोई भी शासक 
उनकी समानता नहीं कर सकता। वे स्वयं व्युत्पन्न 'विद्यासागर! तथा उस युग 
के साहित्यमनीषियों द्वारा सम्मानित व्यक्ति थे । कछा तथा संस्क्ृति के उपासक्कों, 
के लिए उनका उदार आश्रय सर्वदा खुछा रहता था। विक्रमादित्य के पूर्व भी 
उज्जेयिनी विद्या का केन्द्र थी, किन्तु उनके समय में यह संस्कृति का पर्याय 
हो गयी । अत्यन्त उच्चकोडि के कवि, नाटककार, दार्शनिक, ज्योतिषी, वैज्ञानिक 
तथा कलाविद्‌ उजयिनी आते थे। युग के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष्मान प्रतिभा- 
सम्पन्न कवि कालिदास विक्रमादित्य की राजसभा को अलकृत करनेवाले 
साहित्यकारों वथा कलाकारों के शिरोमणि थे। उजयिनी का सांस्कृतिक 

न्ह्न अपनी अभावरश्मियों को अचन्ती के सुदूर गाँवों में बिखेरता रहता था. 

जिससे ग्राम के वयोचुद्ध भी देश की साहित्यिक परम्पराजों से अभिक्ष 
रहते थे ।* 
(५ ) बहुसुखी तथा अपूब व्यक्तित्व 

विक्रमादित्य का व्यक्तित्व कई दृष्टियों से बहुसुखी तथा अनुपम था ५ 
वह राजनीतिक, सॉस्कृतिक तथा मानवत्तापरक सफलछताओं का अपूर्व समुच्चय 
था। विक्रमादित्य में जीवन के विभिन्न सबरू स्रोतों का अद्भुत सम्मिकन 
ही था जिसने भारतीय अगणित शासकों के बीच उन्हें सर्वोच्च आसन पर 
आसीन कर दिया है। 

जनता के मूल्यांकन में बे.महाकाव्यॉ-रामायण और महाभारत-के चरित- 
नायकों-राम और क्ृष्ण-के बाद ही आते हैं। भारतीय अन्य शासक-चन्द्रगुप्त 
मौर्य, अशोक, पुष्यमिनत्र, गौतमीपुत्र शातकर्णि, कनिष्क, समुद्गुप्त, चन्द्रगुप् 
द्वितीय, विक्रमादित्य, हषवर्धन आदि्-केवछ इतिहासकारों की निधि हैं। 
भारतीय जनता ने छगभग उन्हें भुछा दिया है। किन्तु उसने अवतक 
विक्रमादित्य को अपनी परम्परा, साहित्य और स्मति में बनाये रखा है। 


१, स॒ पिता पितृदीनानामबन्धूनां स बान्धवः | 
अनाथानाच्न नाथ: सः प्रजानां कस नामवत्‌ ॥ १८, १, ६६ । 
२. प्राप्यावन्तीमुदयनकथाको विदग्मामवृद्धान्‌ । मैघदूत १, ३० । 


२३२ विक्रमादित्य [ च० अ० ] 


वे देश के महान्‌ पुरुषों में अनुपप्त समझे जाते हैं: पृथ्वी को भोगनेवाले 
विक्रमादित्य ने वह किया जो अन्य किसी ने नहीं किया, उन्होंने वह दिया 
जो अन्य किसी द्वारा नहीं दिया गया तथा उन्होंने उन कार्यों में भी सफलता 
प्राप्त की जो दूसरों के लिए असाध्य थे ।”* 


(६) विक्रमादित्य एक आदरशे 

| विक्रमादित्य एक पूर्णतः ऐतिहासिक व्यक्ति थे किन्तु समयानुसार उन्होंने 
जिन अपूर्व सफलताओं तथा सद्गु्णों का संचय किया उनके कारण वे एक 
अनुकरणीय आदर्श बन गये । प्रारम्भ में विक्रमादित्य व्यक्तिवाचक नाम था, 
किन्तु बाद में वह विरुद बन गया। कोई भी भारतीय शासक जो विदेशी 
क्ाक्रमणकारियों को पराजित करने, एक कुशल तथा उदार शासन-व्यवस्था 
स्थापित करने तथा कछा और संस्कृति की अभिवृद्धि करने में सफल होता था 
विक्रमादित्य ( विक्रम का सूर्य ) की उपाधि भारण कर छेता था तथा इस 
अकार उजयिनी के महान्‌ विक्रमादित्य की स्घ॒वि को आदर तथा सम्मान 
अदान करता था। भारतवर्ष भें राजाओं की छम्बी सारिणी है जिन्होंने 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऐसा करनेवाला समुदगुप्त प्रथम नरेश 
था, जिसने शाहानुशाही शक-दशुरुण्डों को अधीनस्थ मित्रता के लिए विवश 
कर दिया था। इस परम्परा का अनुसरण चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारणशुप्त, 
स्कन्दगुप्त, चालुक्यनरेश पष्ठ विक्रम तथा चोलनरेश विक्रम आदि ने किया। 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की परम्परा हेमचन्द्र विक्रमादित्य 
( मुसलमान लेखकों का हेमू ) तक, जिसने १५७५ में पानीपत के द्वितीय 
महासमर में मुगर्लों की शक्ति का विरोध किया था तथा जिसकी दुःखान्त और 
बीरतापूर्ण सत्यु हुई थी, बनी रही । 


१. यत्कृतं॑ यज्न केनापि यद्टततत यन्न केनचित्‌ । 
तत्सापितमसाध्य॑ च विक्रमाकेण भूथुजा ॥ 


परिशिष्ट--१ 


प्रभावकच रिते 
श्रीकालकसरिचरितम्‌ 


श्रीसीमंधरतीथथेशविद्तोडनशुतो शुणात्‌ । 
कुतश्रिदपि सोडव्याद्रः कालकः सूरिकुश्लरः ॥। १॥। 
च्यबहुश्रुतबृंत्त यस्य परयुषणाश्रयम्‌ | 
आहत कीत्येते कि न शकटी शकदानुगा॥ २॥ 
श्रीधरावासमित्यस्ति नगर न गरो जयी। 
हिजिह्रास्यसमुद्रीणों यत्र साधुबचोड्सते: ॥ ३॥ 
आशाकम्बावलंबात्या महाबल्भरोच्छिता | 
कीति-पताकिका यस्याक्रान्तव्योमा गुणाश्रया | ४॥ 
श्रीवेरिसिंद्द इत्यस्ति राजा विक्रमराजितः | 
यत्प्रतापो.. रिपुख्ीणां पन्नवल्लीरशोषयत्त || ५॥ 
तस्य श्रीशेषकान्तेब कान्ताउस्ति सुरहन्दरी | 
उत्पत्तिभूमि्भद्रस्य.. महाभोगविराजिनः ॥ ६ ॥ 
जयन्त इव शक्रस्य शशाहु इब वारिधेः | 
कालको कालकोदण्डखण्डितारि:ः सुतोडभबत्‌ | ७ | 
सुता सरस्वती नाम्रा ब्रह्ममूविश्वपावना | 
यदागमात्‌ समुद्रोषपि गुरु: स्वोभ्नयो5भवत्‌ | ८ ॥ 
कालकोउश्वकलाकेलिकलनायान्यदा बहि: | 
पुरस्य. भुवमायासीदनायासी. हयश्नमे ॥ ६ | 
तत्र धोरितकात्‌ प्लुत्या बल्गिनेनापि वाहयन्‌ | 
उत्तेजिताल्लसद्गत्या हयानुत्तेरिताद॒पि ॥ १० ॥ 
श्रान्तस्तिमितगन्धर्थषों गन्धबे इंब रूपतः | 
अश्वणोन्मस्रणोदारं स्व॒स्माराममध्यतः ॥ ११ || 
अथाह' मन्त्रिणं राजपुत्र: कीटक्‌ स्परो छ्ासो | 
मेघगर्जितगम्भीरः कस्य वा ज्ञायतां ततः॥ ११॥ 
व्यज़िज्ञपतू स विज्ञाय नाथ ! सूरियुणाकरः | 
प्रशान्तपावनी मूर्ति बिश्रदू धर्म दिशत्यसो ॥/ १३ ॥ 


२३९ 


विक्रमादित्य 


विश्राम्यद्धिनेपारामे अ्रुयतेडस्य बचोउम्रतम्‌ | 
अस्त्वेषमिति सबोनुज्ञाते तन्नाभ्यगादसी | १४ ॥ 
गुरु नत्वोपविष्ट च॑ विशेषादुपचक्रमे | 
घर्माख्यां योग्यतां ज्ञात्वा तस्य ज्ञानोपयोगतः ॥ १५ ॥ 


, धर्माहंद्‌-गुरुत्वानि सम्यग्‌ विज्ञाय संश्रय । 


ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रह्नत्रय-विचारक:ः. ॥ १६ ॥ 
धर्मों जीवदयामूलः, सबंबिद्‌ देवता जिनः | 
ब्रह्मदारी गुरुः संगभन्गमू रागभज्गञगित्‌ ॥ १७॥ 
ब्रतपत्चक्संबीतोीं.. यतीनां. संयमाश्रितः | 
दशप्रकारसंस्कारों धर्म: कमेच्छिदाकरः ॥ १८ 
य एकद्निमप्येकचित्त आराधयेदसुम | 
मोक्ष॑ वेमानिकत्व॑ बा स प्राप्यनोति न संशयः ॥ १६ ॥ 
अथो. ग्ृहस्थधमंश्र॒ ब्रतद्वादशकान्बितः | 
दानशीज्ञवपोभावभड्वीमिरभितः: शुभ: ॥ २०॥ 
स सम्यकपाल्यमानश्र शनेमक्षित्रदों नृणाम्‌। 
जेनोपदेश एको5पि संसाराम्भोनिधेस्तरी || २१॥ 
श्रुत्वेत्याह कुमारोडपि मंगिनीमंगिनीं दिश । 
दीक्षां मोक्ष यथाज्ञानवेज्ञाकूलं॑ लभे लघु २२॥ 
पितरो स्वावनुज्ञाप्यागच्छ तत्‌ ते5स्तु चिन्तितम्‌ | 
अत्यादरेण तत्‌ कृत्वागाब्जाम्या सहितस्ततः ॥ २३॥ 
प्रत्रज्याउदायि तेस्तस्थ तयायुक्तस्थ च स्वयम्‌ । 
अधीती सब्रशाखाणि स॒प्रज्ञातिशयादभूत्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वपट॒टे कालकं योग्य प्रतिष्वाष्य गुरुस्ततः | 
श्रीमान गुणाकरः सूरिः भ्रेत्यकायोण्यसाधयत्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ श्रीकालकाचार्यो विहरन्नन्यदा ययो। 
पुरीमुज्जयिनीं बाह्यारामेडस्याः समवासरत्‌ ॥ २६॥ 
मोहान्धतमसे ततन्र मग्नानां भव्यजन्मिनाम्‌ | 
सम्यगर्थप्रकाशेडभूतू. अभूष्युम णिदीपवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र श्रीग्मिल्लाख्यः पुयो राजा महाबलः | 
कदाचित्‌ पुरबाह्मोव्यो कुर्वाणो राजपाटिकाम्‌ ॥ र८ ॥ 
कर्मसंयोगसस्तत्र  प्रजन्तीमेक्षत स्वयम्‌ | 
जामिं कालकसूरीणां काको दृधिषटीमिव ॥ २६ ।। 


परिशिष्ट-१ 


हा रक्ष रक्ष सोदरय! ऋन्‍दन्ती करुणस्वरम्‌ | 
अपाजीहरदत्युमकर्ममि: पुरुष: से ताम्‌ || ३०॥ 
साध्वीभ्यस्तत्‌ परिज्ञाय कालकप्रशुरप्यथ | 
स्वयं राजसमज्यायां गत्वाबादीत्‌ तदभतः ॥| ३१ ॥ 
वृक्तिविधीयते कच्छे रक्षाये फलसंपदः ! 
फलानि भक्षयेत्‌ सेचाख्येयं कस्याग्रतस्तदा ।। ३१२ || 
राजन ! समग्रवर्णानां दशनानां च रक्षकः | 
त्वमेव _तन्न ते युक्त दर्शनिब्रतल्लापनम्‌ || ३३ ॥ 
उन्‍्मप्तकश्रसोन्मत्तवदुन्मत्तोी.. नृुपाघसः । 
नमानयति गामस्यस्लेच्छवद्‌ ध्वंसते तथा ॥ ३४ ॥ 
संघेन मन्त्रिमि: पौरेरपि विज्ञापितो दृढम्‌ | 
अवाजीगणदारूढो मिथ्यामोहे गलन्मतिः || ३५ ॥ 
प्राकक्षात्रतेज आचाय जन्निद्रममजत्त ततः | 
प्रतिज्ञां विदघे घोरां तदा कातरतापनीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जनापश्चाजिनां ब्रह्मबातग्रमुखधातिनाम्‌ | 
अहेहिम्बविहन्तणां लिप्येडहं पाप्मना स्फुटमू ॥ ३७ ॥ 
न चेदुच्छेदये शीघ्र सपुत्रपशुबान्धवम्‌ | 
अमन्यायकर्देमक्रोड॑ बिव्रवन्तं नृपन्न॒वम्‌ ॥ ३८॥ 
असंभाव्यमिदं तत्र सामान्यजनदुष्करम्‌ | 
उक्त्वा निष्कम्य दस्भेने।न्मत्तवेषं चकार सः || ३६ || 
एकाकी अ्रमति स्माय॑ं चतुष्के चत्वरे त्रिके । 
असम्बद्धं बदन्‌ द्वित्रिश्वेतनाशून्यबत्‌ तदा || ४० ॥ 
गदभिन्ली नरेन्द्रश्नेत्‌ ततस्तु किमतः परम | 
यदि देश: समृद्धो5स्ति ततस्तु किमतः परम्‌।। ४१ | 
बदन्तमितितं श्रुत्वा जनाः प्राहुः कपाभरात्‌ । 
स्ब॒सुर्विरहितः सूरिस्ताइगप्नहिलतां गतः ॥ ४२॥ 
दिनेः कतिपयेस्तस्मान्नियेयावेक एवं सः | 
पश्चिमां दिशमाश्रित्य सिन्धुतीरमगाच्छने: ।| 9३ ॥ 
शाखिदेशश्वय तत्रास्ति राजानस्तत्र शाखयः | 
शकापरामिधाः सन्ति नवतिः षड्धिभरगला ॥ ४४ ॥ 
तेषामसेको<धिराजो5स्ति सप्तलक्षतुरज्ञमः | 
तुरज्ञायुतमानाश्रापरेषपि. स्थुन रेखरा: ॥ ४५ ॥ 


२३५ 


२३६ विक्रमादित्य 


एको माण्डलिकस्तेषां प्रेक्षि कालकसूरिणा | 
अनेककोतुकप्रेक्षाहतचित्त: क्ृतोडथ सः ॥ ४६ ॥ 
असोौ विश्वासतस्तस्य बथस्यति तथा नृपः | 

त॑ं बिना न रतिस्तस्य त॑ बहुक्तेयेथा क्षणम्‌॥ ४७॥ 
सभायामृपविष्टस्य मण्डलेशस्थ सूरिणा | 
सुखेन तिप्ठतों गोष्ठथां राजवूतः समाययी ॥ ४८॥। 
प्रवेशितश्च॒ बिज्ञप्ति. प्रतीहारेंगण सो5बदत्‌ | 
प्राचीनरूढितो भकत्या गृहातां राजशासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
असिधेतु च भूपोषथ तद्ठहीत्वाशु मस्तके | 

ऊर्ध्वी भुयाथ संयोज्य वाचयामास च स्वयम्‌ [| ५० ॥ 
इति कृत्या विवण्णोस्थों बक्तमप्यक्षमों नृपः 
विलीनचित्तः श्यामाज़ो निःशब्दाषाढ्मेघवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रश्वित्रान्युनीन्द्रेण भ्रसादे स्वामिन:ः स्फुटे | 
आयाते प्राभृते हषस्थाने कि विपरीतता॥ ४२ ॥ 
तेनोचे मित्र ! कोपो5यं न प्रसाद: प्रभोनेनु ! 

प्रेष्यं मया शिरश्छित्त्वा स्वीयं शक्लिकयानया ॥। ४३ ॥ 
एवं कृते व बंशे ' नः प्रभुत्वमबतिष्ठते | 

नो चेदू राज्यस्य राषुस्य विनाशः समुपस्थितः )। ४४ ॥ 
शब्लिकायामथतस्यां षण्णबत्यकछुदशनात्‌ | 

मन्ये षण्णबते: सामन्तानां क्रो घराधिषः ॥ ४५ ॥ 
सर्बेडपि गुप्तमाह्य्य सूरिभिस्तन्र मेलिताः । 
तरीभिः सिन्धुमुत्तीय सुराष्ट्री ते समायथुः॥ ४६॥) 
घनागमे समायाते तेषां गतिबिलम्बके | 
विभज्य षण्णवत्यंशेस्त॑ देश तेडबतस्थिरे ॥ ५७ ॥ 
राजानस्ते तथा सूरा बाहिनीव्यूहबृद्धिना | 


राजहंसदुह् भूयस्तरबारितरज्लिणा ॥ श८ ॥ 
बलभिद्ध॑तुरुल्लासवता चाशुगभीभृता । 


समारुध्यन्त मेघेन बलिप्वेनेव शन्रुणा ॥ ५६ ॥ 
निर्गमय्यासनादुप्रमुपसर्ग मुपस्थितम्‌ | 
प्रापुघनात्ययं. मित्रमिवाब्जास्यविकाशकम्‌ ॥ ६० ॥ 
परिपक्रिमवाकशालिः प्रसीदत्सबंतोमुखः । 
अभूच्छररतुस्तेषामानन्दाय सुधीरिष ॥ ६१ ॥ 


परिशिष्ट-१ २३७ 


सूरिणाथ सुहृद्राजा प्रयाणेउजल्प्यतः स्फुटम्‌ ! 
स प्राह शंबल्ल॑ नास्ति येन नो भावि शं बलम्‌।॥ ६२॥ 
आुत्वेति कुम्भकारस्य गृह एकत्र जग्मिबान | 
वहिना पच्यमानं. चेष्टकापाक॑ ददर्श च)। १३ || 
कनिष्ठिकानखं पूणे चूर्णयोगस्थ कस्यचित्त्‌ | 
आक्षेपात॒॒ तत्र चित्ेपाक्षेप्यशक्तिस्तदा गुरु:॥ ६४ ॥॥ 
विध्यातेषत्र ययावग्रे राज्ञः प्रोवाच यत्सर ! | 
विभज्य हेम ग्रह्कीत यात्रासंवाहद्देतवे | ६५ ॥ 
तथेत्यादेशभाघधाय ते5कुबंन पे स्वतः | 
प्रास्थानिक॑ गजाश्वादिसेन्यपूजनपु्रेकप्‌ ॥। ६६ ॥ 
पत्राल-लाटराष्ट्रश भूपान्‌ जित्वाइथ सर्वतः । 
शका मालवसन्धि ते प्रापुराक्रान्तविद्विषः | ६७ ॥| 
शुत्वाएपि बलमागच्छद्‌ विद्यासामथ्यंगर्वितः | 
गहमिह्लनरेन्द्रो.. न पुरीदुर्गमसब्जयत्‌ ।। ६५॥ 
अथाप शाखिसेन्यं च विशालातलमेदिनीम | 
पतह्भसेन्यवत्‌ सर्वेप्राणिबरगंभयंकरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मध्यस्थोी भूपतिः सोडथ गद्ंभीविद्यया बले। 
नादयुन्माद्रीतिस्थः सेन्‍्यं सब्जयति सम न।| ७०॥ 
कपिशीषेषु नो ढिंबा कोट्रकोणेषु न ध्रसाः | 
विद्याधरीषु नो काण्डप्रणं चूरणं द्विषाम्‌॥ ७१॥ 
न वा भटकपाटानि पू:प्रवोन्लीष्वसज्जयतू | 
इति चारे: परिज्ञाय सुहृदुभूपं जगो गुरुः॥ ७२॥ 
अनावृतं समीच्येद॑ दुर्ग मा भूरतयमः | 
यदृष्टमी-चतुदृंश्योरचेयत्येष.. गदेभीम्‌ ॥ ७३ || 
अष्टोत्तसहसं.. च जपत्येकाश्ममानसः | 
शब्दं करोतति जापान्ते विद्या सा रासभीनिभम्‌ ॥ ७४॥ 
त॑ बूस्कारस्वरं घोर॑ट्विपदो वा चतुष्पदः । 
यः शणोति स वक्रेण फेन॑ सुखन्‌ विपयते। ७५॥ 
अद्धंटृतीयगव्यूतमध्ये स्थेयं न केनचित्‌ | 
आवासान्‌ बिरलान दत्त्वा स्थातव्यं सबलनूेपः ॥ ७६ ॥ 
इत्याकण्ये कृते तत्र देशे काऊकसदूगुरुः | 
सुभटानां शर्त साष्ट भार्थयच्छब्द्वेधिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


र्3८ 


विक्रमादित्य 


स्थापिताः स्वसमीपे ते लब्धलक्षाः सुशिक्षिताः । 
स्वरकाले मुखं तस्या बन्बोणेनिषज्ञवत्‌ | ७प॥ 
सा मूपञ्नि गईमिक्षस्य कृत्वा विष्मृत्रमीष्येया | 
हत्वा व पादघातेन रोषेणान्तदंघे खरी। ७६ ॥ 
अबल्ोड्यमिति ख्यापयित्या तेषां पुरो शुरुः | 
समभसेन्यमानीय मानी तं॑ दुर्गभाविशत्‌ ॥ <०॥ 
पातयित्वा धृतों बद्ध्वा प्रपात्य च गुरो: पुरः | 
गदभिल्को. भर्टेमुक्त: प्राह त॑ कालकप्रभुः | ८१॥ 
साध्वी साध्वी त्वया पाप | श्येनेन चटकेव यत्तू | 
नीता गुरुबिनीताईपि तत्कमंकुसुमं छादः ॥ ८२ ॥ 
फल तु नरकः प्रेत्य तद्‌ विव्ुध्याघुनापि हि. | 
उपशान्तः समादत्स्व॒प्रायश्वित्त शुभावहम्‌।॥ ८३ ॥ 
आराधघकः पर॑ लोक॑भविता रुचितं निजम्‌ | 
बिधेद्दीति श्रुतेदृनस्त्यक्तो5रण्ये. ततोडअ्रमत्‌ || ८०॥ 
व्याध्रेण अक्षितों आम्यन्‌ दुर्गतो दुर्गतिं गतः । 
ताहकसाधुद्रहामीहकू गतिर॒त्यल्पक॑ फलम्‌ || ८५॥ 
सुरेरादेशतो मित्र भूपः स्वामी ततोडभवबत्‌ | 
विभव्य देशमन्येडपि तस्थुः शाखिनराधिपा: || ८५६ ॥ 
आरोपिता बते साध्वी गुरुणाइथ सरस्वती | 
आलोचितप्रतिक्रान्ता शुणश्रेणिमवाप च॥ ८७॥ 
विद्यादेव्यो यतः सवा अनिच्छुस्रीत्रतच्छिदः | 
कुप्यन्ति रावणो5पीहक्‌ सीतायां न दूधी हठम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एताहक्‌ शासनोज्नत्या जैनतीर्थ प्रभावयन्‌ | 
बोधयन्‌ शाखिराजांश्व कालकः सूरिराड बभो॥ ८६ ॥ 
शकानां वंशमुच्छेद्य काल्ेन कियता5पि हि | 
राजा श्रीविक्रमादित्ः सावभीमोपमोडभवत्त्‌ ॥ ६० | 
स॒ चोन्नतमहासिद्धिः सौवणपुरुषोदयात्‌ | 
मेदिनीमनर्णा कृत्वाइचीकरदू बत्सरं निजमू॥ ६१॥ 
ततो वर्षशते पश्चत्रिशता साधिके पुनः । 
तस्य राज्नोउन्चयं हत्वा वत्सरः स्थापितः शक्केः ॥ ६२ |॥ 
इति प्रसज्ञतो5जल्पि; प्रस्तुतं प्रोच्यते ,हाद: | 
श्रीकालकप्रभुदेशे विज्े. राजपूजितः ॥ ६३ ॥ 


परिशिष्ट-१ 


इतस्वास्ति पुरं लादललाटतिलकप्रभम्‌ | 
भगुकच्छ॑ नृपस्तनत्र. बलमित्रोडमिधानतः | ६४ ॥ 
भानुमित्राअजन्सासीत्‌ स्वस्तीयः कालकप्रभो: | 
स्वसा तयोश्व भाजुश्री, बलभानुश्च तत्सुतः ॥ ६५ ॥। 
अन्यदा कालकाचायबृत्त तेलोकतः श्रुतम्‌ | 
तोषादाहूतये मनन्‍्त्री ते्निजः प्रेष्यत प्रभो:॥ ६६॥ 
विहरन्तस्ततस्ते चाप्रतिबढ्ं बिबुद्धये | 
आययुनंगरे ततन्न बहिश्व॒ समवासरन्‌ | ६७ | 
राजा श्रीबलसित्रो5पि ज्ञावाभिमुखमध्यगात्‌ | 
उत्सवातिशयात्‌ सूरिप्रवेशं विद्धे मुदा॥ &८ ॥ 
उपदेशासतेस्तत्र सिद्चन्‌ भव्यानसो प्रश्ुः | 
पुष्करावतेवत्तेधां. विश्व वापसनीनशत्त्‌ ॥ ६६ |। 
श्रीमच्छुकुनिकातीयस्थितं. श्रीमुनिमुत्रतम | 
प्रणण्य तथरित्राख्यादिभिनपसबोधयत्‌ | १०० | 
अन्येद्यस्तत्पुरोधाश्व॒मिध्यात्वप्रहसदू पह: | 
कुविकल्पवितण्डाभिवंदन्‌ वादे जितः स ते: ॥ १०१॥ 
ततो5नुकूलबृत्याथ. त॑ सूरिम्ुपसग्गेयन्‌ | 
लबाच दुम्भभकत्या स राजानमृजुचेतसम्‌ | १०२ ॥ 
नाथामी गुरबो देवा इब पुज्या जगत्यपि।| 
एतेषां पादुका पुण्या जनेधोयां स्वमू्धेनि ॥ १०३॥ 
किख़िद्‌ विज्ञप्यते लोकभूपालानां हित॑ मया | 
अवधारय तद्नित्ते भक्तिश्ेत मातुले गुरों॥ १०४॥ 
विशतां नगरान्तयच्चरणा बिम्बिताः पथि 
उल्लइल्‍यन्ते जनेरन्ये: सामान्येस्तद्घं॑ बहु ।। १०५ ॥। 
धर्माजेन॑ तनीयोउन्नापर॑ कुर महामते ! | 
प्रतीत आजवाद्‌ राजा प्राह्मस्ते संकटंमहत्‌ )। १०६ ॥। 
बिद्वांसो मातुलास्तीथरूपाः सवोचिता इसे | 
तथा बषों अवस्थाप्य पायनते प्रेषितं किमु || १०७ ॥| 
द्विजः प्राहमहीनाथ! मन्त्रये तेहितं सुखम | 
तब धर्मा यशस्ते च प्रयास्यन्ति स्वयं सुखात्‌ |। १०८ || 
नगरे डिण्डिमो वाद्यः सवत्र स्वामिपूजिताः | 
प्रतिल्ञाभ्या वराहारंगुरबों राजशासनात्‌ || १०६ ॥| 


२४० 


विक्रमादित्य 


आहारमाधाकमोंदि. दृष्ठानेषणयान्वितम्‌ | 
स्वयं ते निर्ग मिष्यन्ति काप्यश्लाघा न ते पुनः | ११० ॥ 
अस्त्वेबमिति शज्ञोक्‍्ते स तथेति व्यघात्‌ पुरे | 
अनेषणां च॒ ते हृष्ठा यतयों गुरुमभ्यधुः॥ १११॥ 
प्रभो ! सबत्र मिष्ठान्नाहार: संप्राप्यतेतराम्‌ | 
गुरुराहो पसर्गोड्यं प्रत्यनीकादुपस्थितः ॥। ११२ ॥ 
गन्तव्यं तत्‌ अतिष्ठानपुरे संयमयात्रया । 
श्रीसातवाहनो राजा तत्र जेनों दृढब्नतः॥ ११३ ॥ 
ततो यतिद्वयं तन्न प्रेषि सब्नाय सूरिभिः । 
प्राप्मेष्वस्मासु कत्तेव्य॑ पब्रेपयुषणं भ्ुवम्‌॥ ११४ ॥ 
तो तत्र सज्डतो संघमानितों बाचिक गुरो: | 
तप्नाकथयतां मेने तेनेत्रत्‌ परया मुदा॥ ११५ ॥ 
श्रीकालकप्रभुः प्राप शनेस्तन्नगरं ततः | 
श्रीसातवाहनस्तस्य प्रवेशोत्सबमातनोत्‌ ॥ ११६ ॥ 
उपपयुषणं तत्न राजा व्यज्षपयद्‌ गुरुप | 
अन्न देशे श्रभो ! भावी शक्रध्बजमहोत्सबः ।| ११७ ॥ 
नभस्यशुक्रपन्चर्यां ततः षष्ख्यां विधीयताम्‌ | 
स्‍्व॑ पर्व नेकचित्तत्व॑ धर्म नो लोकप्वणि ॥ ११८ ॥ 
प्रभुरह प्रजापाल ! पुराहद्रणभ्रद्गण: | 
पत्चमी नात्यगादेततू पवोस्मद्गुरुगीरिति ॥ ११६ ॥ 
कम्पते मेरुचूलापि रवियों पश्चिमोदयः | 
नातिक्रमति पर्बदं पद्चमीरजनीं ध्रुबमू ॥ १२० ॥ 
राजाउबदच्नतुथ्यो तत्‌ पे पर्युषणं ततः। 
इत्थमस्तु शुरुः प्राह पृवरप्याहतं हादः।॥ १२१॥ 
अवीगपि यतः परय्युषणं कार्यमिति झुत्तिः | 
महीनाथस्ततः प्राह ह्षादितत्‌ प्रिय॑ प्रियम्‌॥ १२२ ॥ 
यतः छुहदिने पर्वोपवासे पीषधस्थिताः | 
अन्तःपुरपुरन्ध्रयो में पक्षादो पारणाकृतः | १२३ | 
तत्राष्टमं विधातृ्णां निम्रैन्थानां महात्मनामू | 
भवतुप्राशुकाहारे:  श्रेष्ठमृत्तरपारणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
उवाच अ्रशुरप्येतन्महादानानि पतच्न यत्त्‌ | 
निस्तारयन्ति दत्तानि जीव॑ दुष्कमंसागरात्‌ । ११४ ॥ 


परिशिष्ट-१ .. २४९ 


पथश्रान्ते तथा ग्लाने ऋृतलोचे बहुश्नुते । 
दानं॑ महाफलं दत्त तथा चोत्तरपारणे ॥ १२६॥ 
ततः प्रभृति पद्चम्याश्रतुथ्योमागतं छाद | 
कषायोपशमे' हेतुः पे सांवत्सरं महत्‌ ॥ १२७॥ 
श्रीमत्कालकसूरीणामेव॑ कत्यपि बासराः: || 
जम्मुः परमया तुष्य्या कुषतां शासनोन्नतिम्‌ ॥ १२८॥ 
अन्येद्यः कर्मंदोषेण सूरीणां ताहशामपि । 
आसन्नविनया: शिष्या दुर्गतो दोहदप्रदाः ॥ १२६ ॥ 
अथ शब्यातरं प्राहुः सूरयोडबितथं बचः । 
कर्मबन्धनिषेधाय यास्यामो. बयमन्यतः ॥ १३० || 
त्वया. कथ्यमभीषां च॑ प्रियककेशवाग्भरें: । 
शिक्षयित्वा विशालायां ग्रशिष्यान्ते ययो गुरु: ॥ १३१ ॥ 
इत्युकत्वाउगातू प्रमुस्तत्र तद्विनेया: प्रगे ततः । 
अपश्यन्तोी गुरूनू चुः परस्परमवाड्युखाः ॥ १३२॥ 
एप शय्यातरः पृज्यशुद्धि जानाति निमग्चितम्‌ | 
एप दुर्विनयोडस्माक शाखामिविस्तृतोडघुना ॥ १३३॥। 
प्रष्टस्तेः स यथोचित्यमुकत्वोबाच प्रभुस्थितिम्‌ | 
ततस्ते' संचरनित स्मोजयिनीं प्रति वेगतः ॥ १३४ ॥| 
गच्छन्तो5ध्चनि लोकेश्वानुयुक्ता अबदन्‌ म्षा | 
पग्चाद्रस्थिता अग्ने पग्चात्स्था: श्रभवों ननु ॥ ११५॥ 
न्‍्तस्तन्नामश्वड्भारात्‌ पथि लोकेन पूजिताः 
नारी-सेवक-शिष्याणामवज्ञा स्वामिनं बिना ॥ १३६ ॥ 
इतः श्रीकालकः सूरिवेश्ववेष्टितरल्वत्‌ू । 
यत्याश्रये विशालायां प्राविशच्छन्नदीघितिः ॥ १३७ ॥ 
प्रशिष्यः सागरः सूरिस्तत्र व्याख्याति चागमम्‌ | 
तेन नो बिनयः सूरेरभ्युत्थानादिकों दधे ॥ १३८॥ 
तत ईयो प्रतिऋ्रम्य कोणे कुत्रापि नि्जने । 
परमेप्ठिपराबत. कुअ॑स्तस्थावसद्भगघी:  ॥ १३६ ॥ 
देशनानन्तरं आम्यं॑स्तत्रत्यः सूरिराह च । 
किंचित्तपोनिधे जीण ! प्रच्छ सन्देहमाहतः ॥ १४० ॥ 
अकिंचिज्ज्ो जरस्त्वेन नावगच्छामि ते बचः | 
तथापि प्रच्छ येनाहँ संशयापगमक्षमः ॥ १४१॥ 


१६ बि० 


श्र 


विक्रमादित्य 


अष्ट्रपुष्पीमथों प्रष्टो दुर्गमाँ सुगमामिव | 

गवोदू यत्किचन व्याख्यादनादरपरायणः ।॥| १४२॥ 
दिने: केश्वित्ततो गच्छ आगच्छत वदुपाश्रयप्‌ | 
सूरिणा<भ्युत्यितो5बादीद्‌ गुरबो5े समाययुः ॥ १४३ ॥। 
वास्तव्या अवदन बुद्ध विनेक॑ कोडपि नाययों | 
तेष्वागच्छस्सु गच्छो5्भ्युदस्थात्‌ सूरिश्व सत्रप:॥ १४४ ॥ 
गुरूनचामयद्‌ गच्छः पह्चग्म:ः सूरिर््यमून्‌ | 

त॑ च त॑ चानुशिष्येते सरिमित्थभबोधयन्‌ ॥ १४५॥ 
सिकतासंभ्रतः प्रस्थः स्थाने स्थाते विरेचितः | 

रिक्ते तत्रावददू बत्स ! दृशन्तं विद्धयमृहशम्‌ | १४६ ॥ 
श्रीसृर्मा ततो जम्बूः श्रुतकेवलिनस्ततः । 
पटस्थाने पतितास्ते च श्रुते न्यूनत्वमाययुः || १४७ || 
ततोःप्यनुप्रवृत्तेप न्‍यून॑ न्‍्यूनतरं श्रुत्म्‌ू | 
अस्मदुगुरुषु यादक्ष॑ ताहगू न सयि निष्प्रभे ॥ १४८॥ 
याह्ग्मे व्वद्गुरोस्तन्न याहक तस्य न ते5स्ति तत्त। 

स्बथा मा कथा बत्स ! गव सबक ततः॥ १४६ ॥ 
अष्टपुष्पी च तस्पृष्ट: प्रभुव्योख्यानयत्‌ तदा | 
अहिसासूनतास्नेयब्रह्माकिंचनता तथा ॥ १५० ॥। 
रागद्रेपपरीहारों धर्मध्यानं च॑. सप्तमम्‌ । 
शुक्रध्यानसष्टमं॑ च पृष्परात्माचनाच्छिवम्‌ | १५१ ॥ 
एवं च शिक्षयित्वा त॑ सादंबातिशये स्थितम्‌ | 
आपृच्छध व्यचरत्‌ सद्भहीनोउन्यत्र पवित्रधी: ।| १५४२॥। 
श्रीसीमंघरतीर्थशनिगोदाख्यानपूबत: | 
इन्द्रमश्नादिक॑ ज्ञेयमायरक्षितकक्ष॒या ॥ १४३ ॥ 
श्रीजंनशासनक्षोणीसमुद्धारादिकच्छ पः | 
श्रीकालकप्रभु: प्रायात्‌ प्रायादेवभुवं॑ शमी ॥ १५४॥ 
श्रीमत्कालकसूरिसंयमनिधेवृत्त॑ श्रवृत्त श्रुतातू 

श्रत्वात्मीयगुरोमुखादवितथख्यातप्रभावोद्यमू.. | 
संहब्धं समयका तमस्ततिहरं श्रेय:अये जायताम्‌ 
श्रीसंघस्य पठन्तु तश्च विद्युधा नन्दान्व कोटी: समा:॥१४५॥ 


परिशिष्ट-१ २४३ 


श्रीचन्द्रप्रभसूरिपट्टसर सी हँस प्र भ: श्री म्रभा- 

चन्द्र: सूरिर्नेन चेतसि कृते श्रीरामलक्ष्मीभुवा | 
श्रीपूवरषिच रित्ररोहणगिरो श्रीकालकाख्यानकं 

श्रीप्र्न्नमुनीन्दुना विशद्तः स्ब्श्रतुर्थोबभवत्‌ ॥ १५६ ॥ 


|| इति श्रीकालकाचार्यप्रबन्धः ।। 


705 66960 0५ 98]69# ५३ - एपुवाधां 


प्रिशिष्ट-२ 


बृहत्कथामश्ञरी 
विषमशील-लम्बकः, प्रथमोगुच्छः 


गौयो द्रतजिता नीता कर्ण केतकिपन्नताम्‌ | 
शांभवी वः शशिकला भूयादानन्दसंपदे | १॥ 
ततः श्रिया वियोगाभिसंतापिततनुव ने | 
अआम्यन्कण्वमुनेः प्रायादाश्रमं नरबाहनः ॥ २॥। 
मन!प्रसादजननने. प्रशान्ताशेषबिष्लवे |) 
विवेक इब संतोषफले तस्मिस्तपोवने ॥ ३॥ 
प्रणम्य तेजसां राशि सहस्रांशुभिवापरम्‌ | 
कण्बं दिव्यटशा तेन तस्य चोपासितः क्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
त॑ मुनीन्द्रस्ततः प्राह द्रुहिणस्पधया पुनः | 
कुबन्धिमानं हंसालीमिष दन्तांशुसंचयः ॥ ५ ॥ 
राजसूनो श्रय घूतिं वल्लभां तामवाप्स्यसि | 
संयोगान्ता भवन्त्येब वियोगाः पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विधातुरानुकूल्येन प्राध्यन्ते हारिता अपि | 
बने. धनसुहृदूबन्धुदयिताराजसंपद:  ॥| ७॥ 
पुरा केलासशिखरासीनः शीतांशुशेखरः | 
समशभ्येत्य जितेदेवे:ः. शतकतुपुरोगमैः ॥ ८ | 
पुारिनिहितेदंबर्पदितिजदस्युभि | 
अवतीण्ेमहाम्लेच्छे: स्वस्था देवास्तृणीकृता: || ६ || 
प्रमाणमत्र भगवानिति देवगिरा हरः। 
भूभारशान्त्य प्रथमं माल्यवन्तं समादिशत्‌ ॥ १० ॥ 
सो5थ त्रिनयनादिष्टः पावत्तीबचसा क्षिती। 
उज्लयिन्या नरपतेः श्रीमतः आप पुत्रताम्‌ || ११॥ 
राज्ञो महेन्द्रादित्यस्य स्पप्ने शर्वेण सूचितः । 
सो5भवद्विक्रमादित्यस्तनयो यशसां निधिः॥ १२॥ 
नाम्ना विषमशीलो5सो ट्वितीयेनापि बिश्लुतः | 
सबशासास्रविद्यानां क्षेमे भाजनतां विभुः॥ १३॥ 


परिशिष्ट-२ 


त्तस्में महीपतिदृत्त्वा श्रियं भूषतिविश्रताम्‌ | 
ययो वाराणसी घीमान्कृतकृत्यः स्लिया सह || १४॥। 
राजा बविषमशीलो5इथ जनके प्रशमं श्रिते। 
शशास बसुधां घन्‍्बी म्लेच्छोच्छदनदीक्षितः ।। १५॥। 
कुलक्रमागतस्तस्य बभूव विपुल्लाशयः | 
रुद्रायुघः प्रतीहार: सचिवश्चध महामतिः |! १६॥ 
स॒ कदाचिद्रजघटामौलिलालितशासनः | 
समानीतः समभ्येत्य विज्ञप्तो मन्त्रिणा पुरः॥ १७॥ 
यो5सावनड्देवाख्यों विसष्टो' दक्षिणापथम्‌। 
देवेन सोइ्यमायातः स्थामिन द्र॒ष्ठुमिच्छति ॥| १८॥। 
इत्युकत्वा नृपतेराक्षां प्रापष्य रूपमवेशयत्‌ | 
स्‌ द्वितीय॑ ततो दूतं हषविस्फारिलोचनम्‌ ॥ १६॥ 
स ग्रणम्य महीपालं हेमसिद्ासनस्थितम्‌ | 
सुमेरुचूडासणितां प्रयातमिव भास्करम ॥ २०॥ 
विजिल्लपदीक्षमाण:. कौतुकाइसुधाधिपम्‌ | 
किसय॑ बच्यतीत्यन्तरुत्कण्ठाक्ुरिताशयः ॥ २१॥ 
देव दक्षिणदिग्भूपेयुष्मच्छासनमालिका | 
किरीटकोटो विक्षिप्ता लच्सीरक्षामहोषधिः ।॥| २२॥ 
ऋ्रमेणाम्बुधिमुत्तीय यातो5हं.. सिंहलेश्वरम्‌ । 
चीरसेनं॑ भवद्धक्तिशींल॑ कुलयूहं श्रियः | २३ ॥ 
स मां त्वच्छासन मूप्नि निधायोत्फुल्ललोचनः | 
आहास्ति सम स्वस्थ कन्यारलत्रमनुत्तमप्‌ ॥ २४ ॥ 
विक्रमादित्यदेवश्थ॒ रह्नानां भाजनं विभुः | 
समर्पितेयं बचसा मया तस्मे सुमध्यमा॥ २५॥ 


परिशिष्ट-३ 


कथा-सरित्सागर 
विषमशीलोनाम अष्टदशो लम्बकः, प्रथमस्तरन्नः 
चन्द्राननाधदेहाय.. चन्द्रांशुसितमूतये. .। 
चन्द्राकोनलनेत्राय चन्द्राधंसिससे नमः ॥ १॥ 
करेण. कुखिताग्रेण ज्ञीलयोन्नमितेन यः | 
भाति सिद्धीरिव ददत्स पायाद्ों गजाननः।॥ २॥ 
ततोडइसितगिशे तत्र कश्यपस्याश्रमे मुनेः | 
नरवाहनदत्तस्तान्मुनीनेबम भाषत || ३ ॥ 
अम्यध  देवीविरहे नीत्वाहं सानुरागया | 
बेगवत्या यदा न्यस्तो विद्याहस्तेडमिरक्षितुम्‌ ॥ ४॥ 
तदा शरीरत्यागेषी बिरही परदेशगः | 
बनानते दृष्टबानस्मि अमन्कर्वं महामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
स मां पादानतं दृष्ठा प्रणिधानादवेत्य च। 
दुःखितं स्वाश्नमं नीत्वा सदयो मुनिरभ्यधात्‌ ॥ $६॥ 
सोमवंशोद्धवों वीरो भुत्वा कि नाम सुद्यसि | 
देवादेशे भ्रवेबनास्था का भायासंगमे तब ॥ ७॥ 
असंभाव्या अपि नृ्णां भवन्तीह समागमाः | 
तथा हि बिक्रमादित्यकथामाख्यामि ते खरु ॥ ८॥ 
अस्त्यवन्तिषु विख्याता युगादी विश्वकुमंणा | 
निर्मितोजझ्यिनी नाम पुरारिबसतिः पुरी।॥ & ॥। 
सतीब या पराधृष्या पद्मिनीबाशरिता श्रिया | 
सता धीरिब धमोद्या प्रथ्वीव बहुकोतुका | १०॥ 
महेन्द्रादित्य इत्यासीद्राजा तस्यां जगज्जयी | 
मधघवेवामराजत्यां विपक्षबल्लसूदून: ॥ ११ ॥ 
नानाशस्ायुध: शोर्य रूपे तु कुसुमायुधः | 
यो5्भून्मुक्तकरस्त्यागे. बद्धमुष्टिकरस्त्वली ॥ १९ ॥। 
तस्य॒प्रथ्बीपतेभीयों नाम्ताभूत्सोम्यद्शना | 
शचीवेन्द्रस्य गोरीब शंभो: श्रीरिष शाज्लिणः | १३॥ 


परिशिष्ट-३ 


महामन्त्री च सुसतिनोंम तस्याभवद्मभो: । 
वजायुधाभिधानश्र प्रतीहारः क्रमागतः: ॥ १७॥ 
ते: सम स जल्पः शासद्राज्यमाराधयन्दरम्‌ | 


नानाव्रतधरः शख्रद्भवप्पुत्रकाम्यया (॥१५॥। 
अत्रान्तरे. च गीवोणगणसंश्रिवक॑दरे । 
अन्यदिग्जयसानन्दकोबेरीहा ससुन्द्रे || १६ |॥ 


स्थितं केलासशैलेन्द्रे पुरारि पार्बतीयुतम्‌ । 
लपाजम्मुः सुरा: सेन्द्रा स्लेच्छोपद्रबदुःस्थिता: ॥। १० || 
प्रणामानन्तरासीनास्ते . क्तस्तुतयोइमरा:  । 


प्रष्टागमनकार्यास्‍्ते देवसेव॑ व्यजिज्ञपन ॥ १८॥ 


ये त्वया देव निहता असुराये च विष्णुना | 
ते जाता स्लेच्छरूपेण पुनरत्र महीतल्े ॥ १६॥ 
व्यापादयन्ति ते विश्नान्न्नन्ति यज्ञादिकाः क्रिया: | 
हरन्ति मुनिकन्याश्व पापा: कि कि न कुर्बते ॥ २० ॥ 
भूलोकाइबलोकश्च॒ शश्रदाप्यायते प्रभो | 
ब्राह्मणेहुंतमर्नी हि हृविस्तृप्त्पे दिवोकसाम्‌ ॥२१॥ 
म्लेच्छाकान्ते च भूलोके निबंषटकारमज्णञले | 
यज्ञभागादिविच्छेदाइबलोको5बसीदृ्ति ॥॥ २२ || 
तदुपायं कुरुष्वात्र त॑ कंचिदवतारय | 
प्रबीर॑भूतले यस्तान्‍्सम्लेच्छानुत्सादयिष्यति ॥ २३ || 
इति देवे: स विज्ञप्तः पुरारातिमबाच तान्‌ | 
यात यूयं न चिन्तात्र कार्यो भवत निश्ृंता: ॥ २४७॥ 
अचधिरेण करिष्येडहमत्रोप|यमसंशयम्‌ | 
इत्युक्त्वा व्यस जहंबान्स्वधिष्ण्यान्याम्बकापति: ॥ २४ ॥॥ 
गतेषु तेषबु चाहूय माल्यवत्संज्ञ़क॑गणमू । 
सपावेत्रीकोीं भगवानेबमादिशति सम सः ॥ २६॥ 
पुत्रावतर मानुष्ये जायस्व व भहापुरि । 
उजञ्ञयिन्यां सुतः शूरों महेन्द्रादित्यभूपतेः ॥ २७॥ 
सच राजा ममेवांशस्तद्भायो चाम्बिकांशज्ञा | 
तयोगृहे समुत्पय कुरु काय दिवौकसाम्‌ ॥ २८॥ 
म्लेच्छान्व्यापादयाशेषांसरयीघर्मंविधातित: | 
सप्रद्वीपेश्रो राजा मत्पसादाच्य भाव्यसि ॥ २६ |! 


श्र 


५९८ 


विक्रमादित्य 


यक्षराक्षमवेताला अपि स्थास्यन्ति ते बशे। 
भुक्लखा मानुषभोगांश्व पुनरस्मानुपैष्यसि ॥ ३०॥ 
इत्यादिष्ट: पुरज्ञिता माल्यवान्सोडत्रबीद्रण: । 
अलइ्या युष्मदाज्ञा मे भोगा मानुष्यके तु के ॥ ३१ ॥ 
यत्र बन्धुसुदृदूभृत्यविप्रयोगाः सुदुःसहाः | 
धनताशजरारोगायुदड्धबा यत्र च व्यथा ॥ ३२॥ 
इति तेन गणेनोक्तो धूजंटिः प्रत्युवाच तम्‌ | 
गच्छ नेतानि दुःखानि भविष्यन्ति तवानघ | ३३ ॥ 
भत्प्रसादिन धुखितः सबकालं भविष्यसि । 
इत्युक्तः शंभुना सो5भूददृश्यो मॉल्यबांस्ततः ॥ ३४ | 
गत्वा चोज्लेयिनीं तस्य महेन्द्रादित्यमूभुजः । 
देव्या ऋतुजुषो गर्भ समभूत्स गणोत्तमः॥ १४॥ 
तत्काल॑ च निशाकान्तकत्नाकलितशेखरः । 
देवो महेन्द्रादित्यं तं नृप॑ स्वप्ने समादिशत्‌ | ३६ ॥ 
तुष्टोप्स्मि तब तद्वाजन्स ते पुत्रों भविष्यति | 
आक्रमिष्यति सद्ठीपां प्रथिवों विंक्रेण यः।॥ ३७॥ 
यक्षरक्ष/पिशाचादीन्पातालाकाशगानपि ै। 
बीरः करिप्यति बशे म्लेच्छसंघान्हनिष्यति || ३८ ॥। 
भविष्यत्यत'ः एथेष  बिक्रमादित्यसंज्ञकः | 
तथा विषमशीलश्व नास्‍्ना बेषम्यतोडरिपु ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्वान्तहिते देवे अबुध्य स महीपतिः | 
प्रातः स्वसचिवेभ्यस्तं हंष्ट: स्वप्तं न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेडपि स्वप्ने हरादेशं पुत्रप्राप्तिफलं क्रमात्‌ | 
त्तस्मे शशंसुः सचिवा राज्ञे प्रमुदितास्तदा | ४९॥ 
तावदेतय फल साक्षाद्राक्षेडन्तःपुरचेटिकाः | 
अदशेयदिदं॑ देव्ये स्वप्ते शंभुरदादिति ॥ ४२॥ 
ततः स॒राज़ा मुमुदे सचिवेरभिनन्दितः | 
सत्यं मम्र सुतो दृत्तः शबंणेति मुहुबंदन्‌।॥ ४३ ॥॥ 
अथ राज्ञी सगर्भा सा जशे तस्योजिंतद्युतिः | 
प्राची ग्रातरिवोदेष्यत्सहुस्रकरसण्डला ॥ 88 ॥ 
चकाशे सा च कुचयोः श्यामया चूचुकल्िषा | 
गर्भस्थस्येष सम्राज: स्तन्यरक्षणमुद्रया ॥ ४५॥ 


ह परिशिष्ट-३ 


स्वप्ने सप्तापि जलधघीनुत्ततार 'वच सा तदा। 
प्रणम्यमाना. निखिलेयेक्षवेतालराक्षसें: ॥ ४६ ॥ 
प्राप्ते च समये पुत्र सा सूते सम सहस्विनम्‌ | 
नभो5्केणोव बालेन येनाभास्यत वासकप | ४७ ॥ 
जाते च तस्मिन्निपतत्पुष्पवृश्टिप्रहासिनी । 
चोरराजत गीबाणदुन्दुभिध्यनिनादिनी ॥ ४८॥ 
क्षीबेब भूताविष्टेन. चातक्षोमावृतेव 'च। 
तत्कालमुत्संपानन्दव्याकुला साभवत्पुरी ॥ ४६ | 
तदा च तत्नाविरतं बसु राजनि बषंति। 
सोगतव्यतिरेकेण. नासीत्काश्वदनीखर: | ४० || 
नाम्ना तं विक्रमादित्य हरोक्तेनाकरोत्पिता | 

तथा विषमशीलं च महेन्द्रादित्यभूपतिः ॥ ५९ ॥ 
गतेष्बन्येषु_ दिवसेष्बत्र तस्य महीभुजः | 
सुमतेमेन्त्रिण: पुत्रो जशे नाम्ना महामतिः ॥ ४२॥ 
क्षत्त॒बंज्रायुधस्यापि पुत्रो भद्रायुधोडजनि । 
श्रीधरोडजायत सुतो महीघरपुरोधसः | ४३ | 
तैड्िभिमन्त्रितनयेः सह राजसुतोउत्र सः । 
वबूधे... विक्रमादित्यस्तेजोवीयबलेरिव ॥ ५४ | 
उपनीतस्य विद्याप्तु गुरबो हेतुसात्रताम्‌ | 
ययुस्तस्याप्रयासेन प्रादुरासन्स्वयं तु ताः॥ ४५॥ 
ददशे स प्रयुज्ञानो यां यां विद्यां कल्लां तथा | 

भ्े कु बे 

सेब सेबासमोत्कषां तस्य तचज्ज्ञरबुध्यत ॥। ५४६ ॥ 
दिव्याश्नयोधिनं तं॑ं च. पश्यन्राजसुतं जनाः | 
मन्दाद्रो5भूद्रामादिधनुरधरकथास्वपि.._ ॥ ५७॥ 
आक्रान्तोपनतैदेत्ताः कन्या _रूपवतीनेपेः | 
आजहार पिता तस्य तास्ता: श्रिय इवबापराः | ४८ ॥ 
' ततश्थ योवनस्थं त॑ं विल्लोक्य प्राज्यविक्रमम्‌ । 
अभिषिच्य सुत॑ं राज्ये यथाविधि जनप्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महेन्द्रादित्यन पतिः सभायोसचिवोषपि सः | 

बुद्धो वाराणसीं गत्वा शरणं शिक्षिये शिवम्‌ | ६० ॥ 
सो5पि तद्विक्रमादित्यो राज्यमासाद पेंतृकम्‌ | 

नभो भास्वानिवारेसे राजा प्रतपितुं कऋ्रमात्‌ | ६१ ॥ 


२४० 


विक्रमादित्य 


दृष्टबेब तेन फोदण्डे नमत्यारोपितं गुणम्‌ । 
तब्हछिक्षयेवोच्छिरसो5प्यानमन्सबंतो नृपाः॥ ६२ |! 
दिव्यानुभावों. पेतालराक्षसप्रश्नतीनपि |. 
साधयित्वाजुशास्ति सम सम्यगुन्मागबर्तिन: ॥ ६३॥ 
प्रसाधयन्त्य: ककुभः सेनास्तस्य महीतते | 
निम्भेरुविक्रमादित्यस्यादित्यस्येथव... रश्मयः ॥ ६४ ॥ 
महावीरोडप्यभूद्राजा स भीरु। परलोकतः | 
शूरोएपि चाचण्डकरः कुभताप्यड्रगताप्रियः | ६५ ॥ 
स॒ पिता पितृहीनानामबन्धूनां स बान्धवः | 
अनाथानां च नाथःस प्रजानां कः स नाभवत्‌ || ६६ ॥ 
खतद्वीपस्य दुग्धाब्धे: केलासहिमशेलयो: | 
निमोणे तथशों नूनमुपमानमभूहिबे: | ६७ || 
एकदा च तमास्थानगतं भद्रायुधो नृपम्‌ | 
प्रविश्य विक्रमादित्य प्रतीहारों व्यजिज्ञपत ॥ ६८ | 
प्रेषितस्‍्य ससेन्यस्य दृक्षिणाशाविनिजये | 
पाश्व विक्रमशक्तेयोँ देवेन ओ्रेषितोइभबत्‌ ॥ ६६ ॥ 
स॒दूतोडनब्देबो5यमागतो द्वारि तिप्ठति। 
सद्ठितीयो मुख चास्य हष्ट बक्ति शुभ प्रभो ॥ ७०॥ 
प्रविशल्विति राक्षोक्ते सद्वितीयं स ततन्न तम्‌ | 
प्रावेशयत््नतीहारोड्नड्डदे व॑ सगौरबम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रविष्ट सप्रणामं॑ च जयशब्दमुदीय सः। 
उपविष्टोउग्रतो दूतस्तेनाप्रच्छथत भूभुजा ॥ ७२॥ 
कशथ्चिद्रिक्रमशक्ति: स सेनानी कुशली नृपः | 
कच्चिद्व्याप्रबलाञाश्र नृपाः कुशलिनो5परे || ७३ )| 
अन्येषां राजपुत्राणां प्रधानानां च तहूले। 
कच्चिब्छिवं गजाश्वस्य रथपादातकस्य च || ७४ || 
इति भूमिश्नता प्रष्टोड्नज्नदेवों जगाद सः | 
शिव विक्रमशक्तेश्व सेन्यस्य सकलस्य च।॥ ७५ ॥ 
सापरान्तमश्च॒देवेन निजितो दक्षिणापथः | 
मध्यदेशः ससोराष्ट्र: सबन्जाड्ग च पू्वदिक्‌॥ ७६॥ 
सकश्मीरा च कोबेरी काष्ठा च करदीकृता | 
तानि तान्यपि दुर्गोणि ढ्वीपानि विजितानि च || ऊऊ ॥ 


परिशिष्ट-३ 


सलेच्छसंघाश्व निहता: शेषाश्व स्थापिता बशे | 
ते ते विक्रमशक्तेश्व ग्रविष्टा: कटके नृपा:।॥ ७८॥ 
स च विक्रमशाक्तिस्त राजभि: सममागत: | 
इत: प्रयाणकेष्यास्ते द्विश्रेष्वेब खल्लु प्रभो ॥ ७६ | 
एवमाख्यातवन्त॑ तं तुष्टो वल्लेब्रभूषणेः | 
ग्रामेश्न विक्रमादित्यों दूत॑ राजाभ्यपूरयत्‌ | ८० ॥ 
अथ पप्रच्छ नुपतिः सत्त दूतबर पुनः । 
अनन्जदेव के देशा गतेनात्र बिलोकिताः | ८१ ॥ 
त्वया छुत्र च कि दृष्टं कौतुक भद्र कथ्यताम्‌ | 
इत्युक्तो भूश्नतानज्ञदेवों बक्त श्रचऋमे।॥ ८२॥ 
इतो देवाक्षया देव गत्वाहँ प्राप्तवान्क्रमात्‌ | 
पाश्च विक्रमशक्तेस्त॑ सेनासमुद्यं तब ॥ ८३ ॥ 
मिलितानन्तनागेन्द्र सश्रीकहरिशोभितम्‌ | 
समुद्रमिव विस्तीण सपक्षद्माश्रदाश्रितम्‌ | ८०॥ 
उपागत्तश्वथ॒ तत्राह॑ तेन  विक्रमशक्तिना ! 
प्रभुणा प्रेषित इत्ति प्रणतेनातसस्कृतः ॥ ८५॥ 
तावत्तिष्ठामि विज्वस्वरूपं प्रविल्लोकयन | 


सिंहलेश्वरसंबन्धी. दूततस्ताब॒दुपागमत्‌ | ८६॥। . 


राज्ञो हृदयभूतस्तेउनब्रदेव: स्थितो$न्तिके । 
इति में कथितं दूतस्त्वत्पाश्वप्रहितागतेः ॥ ८७ || 
तदेत॑ त्वस्यानड्रदिवं प्रहिणु मेडन्तिकम्‌ | 
कल्याणमस्य वच्यामि राजकाय हि किंचन || ८८ ॥। 
इति स्वप्रभुवाक्यं च स दूतः सिंहलागतः । 
मत्संनिधाने वक्ति सम तस्मे विक्रमशक्तये | ८६ || 
तत्तो विक्रमशक्तिमोमबदद्च्छ. सत्वरम | 
सिहल्ेशान्तिक पश्य त्वन्मुखे कित्रबीति सः।| ६० | 
अथाहँ सिंहलाघीशदूतेन सह तेन तत्त्‌। 
अगच्छे॑ सिंहलद्वीपं बहनेनाब्धिवरत्मंना ॥ ६९ ॥ 
राजधानी च_तत्राहमपश्यं हेमनिर्मिताम्‌ | 
विचित्ररल्नप्रासा गीवॉणनगरीप्रिय ॥ ६२ ॥ 
तस्यां च वीरसेन तमद्राक्षं सिंहल्ेश्वरप्‌ | 
- बृतं विन्तीतेः सचिबेः सुरेरिब शत्तऋतुम || ६३ | 


श्र 


विक्रमादित्य 


स मामुपेतमाहत्य प्रष्ठा च कुशल प्रभो: | 

राजा विश्रमयामास सत्कारेणात्र भूयसा ॥ ६४ ॥ 
अन्येद्ररास्थानगतों मामाहूब सभूपतिः 

युष्मासु दर्शयन्भक्तिमबोचन्मन्त्रिसंनिधो | ६५ ॥ 
अस्ति मे दुहिता कन्या मत्यलोककसुन्दरी | 

नाम्ना मदनलेखेति तां च राज्षे ददामि वबः॥ ६६ ॥ 
तस्यानुरूपा भाया सा स तस्याग्रोचितः पति: | 

एतदथ त्वमाहृतस्त्वत्स्वाम्यथ प्रतीप्सता || ६७ || 
गच्छ च स्वामिने बक्‍तुं सदतेन सहाग्रतः | 

अहं तवेबानुपदं प्रहेष्याम्यत्न॒चात्मजाम्‌ ॥ थ८॥ 
उक्त्वेत्यानाययामास स्‌ राजा तत्र तां सुताम्‌ | 
भूषिताभरणाभोगां. रूपलावण्ययौबनें:. ॥ ६६ | 
उपवेश्य च तामझे दशेयित्वा जगाद मामू | 
त्वत्स्वामिने मया दत्ता कन्येयं ग्ृह्मतामिति | १०० ॥ 
अह च राजपुत्रीं तां दृष्टा तद्रपबिस्मित: | 
प्रतीप्सितेषा राजाथ मयेति मुद्तोड्रबम्‌॥| १०१॥ 
अचिन्तयं च नाश्नयविधो तृप्यत्यहो विधि: | 
तदुत्तमामिमां चक्र यत्कृूल्रापि तिलोत्तमाम्‌ । १०२॥ 
ततो5ह सत्कृतस्तेन राज्ञा प्रस्थितबांस्ततः | 
द्वीपाइबलसेनेन तद॒तेन मुना ॥ १०३॥ 
आरुह्म वहन चघाशं ब्रजाबों यावदम्बुधी | 
ताबद्द्राग्दश्टवन्तो स्वस्तन्मध्ये पुलिनं महत्‌ || १०४ ॥। 
तन्मध्येडद्भुतरूपे दे अपश्याब च कन्यके | 

एकां प्रियंगुश्यामाड्ी मनन्‍यां चन्द्रामलब्यतिम | १०५॥ 
स्वस्ववणोचितोपात्दस्रामरणशोभिते.. | 
सरत्नकंकणकाणवितीणकरता लिके ॥ १०६॥ 
प्रनतेयन्त्यों पुरतः क्रीडाहरिणपोतकप्‌ | 

अपि जास्बूनदूमय॑ सजीव॑ रक्नचित्रितमू || १०५॥ 
तद्दृधन्योन्यमावाध्यां विस्मिताभ्यासभण्यत | 

अहो किमिद्माश्चय स्वप्नो माया श्रमो नु किपू ॥ १०८ ॥ 
काब्धावकाएडे पुलिनं केहर्यो तत्र कन्यके | 

के चेदप्रह्नचित्राज्ञो जीवन्देममगोष्नयो: || १०६ | 


परिशिष्ट-३ 


इत्यादि वंदतोरेव देव साम्ररयमाबयोः । 
वायु: प्रावतेताकस्माद्वातुमुद्वेल्लिताम्बुधि: ॥ ११०॥ 
तेनास्मद्वहन॑. वेल्लद्वीचिन्यस्तमभज्यत । 
मकर भच्यमाणाश्च ममज्जुस्तद्ता जनाः ॥ १११॥ 
आवां च ताभ्यां कन्याभ्यामेत्येबालम्ब्य बाहुषु | 
उत्क्िप्प पुल्निनं नीताबप्राप्तमकराननों ॥ ११२॥ 
ऊभिभ्रिः पूर्यंमाणे च॒ तस्मिन्रोधसि विह्नली | 
आख्ास्यावां गुहागर्भमिव ताभ्यां प्रवेशितो॥ ११३॥ 
ततो वीक्षावद्दे तावदिव्यं नानादु्म बनम्‌ । 
नाम्भोधिने तट॑ नापि सृगशाबो न कन्‍्यके | ११४ | 
चित्र॑ किमेतन्मायेयं नून॑ कापीति बादिनौ। 
क्षणं अ्मन्ती तत्रावामपश्याव महत्खरः ॥ ११४॥ 
स्वच्छुगम्भीरविस्तीणंमाशयं महतामिव | 
तृष्णासंतापशभनं निर्वाणमिबमूर्तिमत्‌ ॥ ११६ ॥ 
तत्र च स्ातुमायातां साक्षादिव बनश्रियम्‌ | 
परिवाराबृतां कांचिदपश्याव वराज्ञनाम्‌ ॥ ११७॥ 
कर्णीरथावतीणां च तत्रोचितसरोरुह्या 
स्ात्वा सरस्यनुध्यानमकरोत्सा पुरद्विषः॥ ११८॥ 
तावदुद्रम्य सरसो विस्मय्रेव सहावयो: 
साक्षादुपागान्निकट्टं तस्या लिड्ञाकृति: शिवः ॥ ११६ || 
दिव्यरत्नमयं तं सा तेस्‍्तेः स्वविभवोचिते: 
अभ्यच्य विविधेभेगिर्वीणामादत्त सुन्दरी ॥ १२०॥ 
आलम्ब्य दक्षिणं मार्ग स्वरतालपदेस्तथा | 
अवधानेन सा सम्यग्गायन्ती तामबादयत्‌॥ १२१॥ 
यथा तच्छुवणाकृष्टहद्या गगनागताः | 
तत्र सिद्धादयो5्प्यासन्निःस्पन्दा लिखिता इब || १२९२ || 
उपसहृतगान्धवा ततः शंभोविंसजेनम्‌ । 
साकरोत्स च तत्नेव देवः सरसि मग्नवान्‌ ॥ १२३ || 
अथोत्थाय समारुह्य बहन॑ सपरिच्छदा | 
शनेगन्तुं प्रवृत्ताभूसा ततो हरिणेक्षणा ॥ १२४॥ 
केयमित्यसऋृद्यन्लादाबयो: . प्रच्छतोरपि । 
नोत्तर तत्परिजनः को5्प्यदादनुगच्छतोः ॥ १२४ | 


२५३ 


२५४ विक्रमादित्य 


ततो5स्य॒ सिंहल्लद्वीपपतिदृतस्य ताबंकम्‌ू. । 
प्रभाव॑ दर्शयिष्यंस्तामिव्युच्चेरहसत्रवम्‌ ॥ १२६॥ 
भोः शुभे विक्रमादित्यदेवाडिध्रस्पशशापिता । 
त्व॑ मया यद्यनाख्याय ममात्मानं गमिष्यसि ॥ १२७॥ 
तच्छू्वा परिवार सा निवार्येबावरुद्म च॑। 
बहनान्मामुपागस्य गिरा मधुरयाभ्यधात्‌ ॥१श९८॥ 
कबिच्छीषिक्रमादित्यदेवः कुशलवान्प्रभु: | 
किं वा प्रच्छामि विदितं सब भेडनकुदेव यत्‌ ॥ १२६॥ 
प्रद्य. मायामानीतो मयेष हि भवानिह |! 
राज्ञोड्थ तस्थस हि में मान्यख्राता महाभयात्‌. | १३०॥। 
तदेहि, मद्यपृह तत्र सब बच्ष्याम्यहं तब । 
याहं यथा च राजा में सान्‍्य:काय च तस्य यत्‌ ॥ १३१॥ 
इत्युक्वा विनयेन मुक्ततहना पडद्धचां ब्जन्ती पथि 
प्रह्मा सा नयति स्मतो सुबदता स्वर्गोंपम॑ं स्व॑ं पुरम्‌ | 
नानारन्रविचित्रहेमरचित॑ द्वारेषु. नानायुधे- 
नॉनारूपधरेश्व वीरपुरुपेरध्यासितं सबेतः॥ १६३२ ॥ 
तन्रावृते बरवधूमिरशेषद्व्यभोगीघसिद्धिभिरिवाकृतिशालिनीमसिः । 
स्नानानुलेपनसदम्बरभूषणनों संमान्य विश्रमयति सम च सांप्रतं सा।।१३३।॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभद्रविरचिते कथासरित्सागरे विपमशीललम्बके 
प्रथमस्तरज्ड: । 


*«»प>४४७:२०:-0--- 


72075 66860 0५ +8]69#॥ ५8 - एर्चुधारवां 


१. ब्राह्मण साहित्य 
ऐतरेय ब्राह्मण 


२. महाकाव्य 
(क) रामायण 
(ख) महाभारत 


३. पुराण 
(क) ब्रह्माण्ड 
(ख) भविष्य 
(ग) पद्म 
(घ) मत्स्य 
(ड) वायु 
(च) विष्णु 


४. संकलनग्रथ 


हालक़ृत गाथासप्तशंती 


७. हिन्द कथासाहित्य 


प्रमाण ग्रंथ-सूची 
( अ ) पूल ग्रन्थ 


(ख्) पद्ठावलियाँ ( पद्चावलिसमुचय 
सुनिदर्शनविजय द्वारा सस्पा- 
दित, सिंधी सीरीज्ञ ) 

(ग) अभाचन्द सूरिक्ृतः प्रभावक- 
चरित 

(घ) मेरुतुड़ सूरिकृत. प्रबन्ध- 
चिन्तामणि 

(ड) राजशेखर सू रिक्त प्रबन्धकोश 

(च) पुरातन प्रबन्धसंग्रह 

(छ) विविध तीर्थंकहप 

(ज्ञ) मेरुतुंगाचायंक्रत विचारश्रेणी 

(झ्) कल्पसूत्र 

(ज) निशीथसूत्र 

(८) भभिधानराजेन्द्र 

(5) पंचदण्डात्मक विक्रमचरित 

(ड) च्षेमंकरकृत सिंहासनद्वान्रि- 
शवतिका 


(क) ग्रुणाव्यक्रत इहस्कथा ( जैसा | (6) रामचन्द् सूरिक्ृत विक्रमचरित्न 
कि दूसरे अंथों में वर्णित है ) (ण) राजमेरुक्तत विक्रमचरित्र 


(ख) च्षेमेन्द्रकत बृहस्कथामंजरी (त) इन्द्रसूरिक्रत विक्रमचरित्र 
(ग) सोमदेवक्तत कथासरित्सागर (थ) हिन्दी गुजराती महाराष्ट्री तथा 
, जे वेतालपश्च- किए ; बना 
कै पे लक 

च) वररुचिक्वत द्वान्रिशत्पुत्तलिका (क) दीपवंश 


& जेन साहित्य 
(क) जेन हरिवंश 


(ख) महावंश 
(ग) मिलिन्दपन्ह 


५ आ.. च 


(घ) दीघनिकाय 
(ड) बुद्धचरित 

८. भास के ग्रंथ 

९. कालिदास के ग्रंथ 

१०. राज्यशास्र के प्रथ 
(क) कौटिल्य का अधशास्त 
(ख) कामन्दकीय नीतिसार 

११. धमंशासत्र साहित्य 
(क) आपस्तस्व धमंसूत्र 
(ख) बोधायन घर्मसूत्र 
(ग) वसिष्ठ धर्मसूत्र 
(ध) मनुस्मति 
(ड) याज्षवदक्य स्मृति 


निकभीदित्य 


१२. ज्योतिष ग्रंथ 
(क) बृद्धगर्गसंद्दिता 
_ (ख) वराहमिहिरक्कत बृहत्संहिता 
१३. व्याकरण ग्रंथ +-- 
(क) पाणिनिक्तत्त अष्टाध्यायी 
(ख) पतंजलिकृत महाभाष्य 
(ग) काशिकादचृत्ति 
(घ) भटष्टोजिदीज्षितक्तत सिद्धान्त- 
कौसुदी 
१४. कोशञ्ंथ 
(क) भमरसिंहक्ृत 'अमरकोश? 
(ख) अभिधान रत्रमाका 
१५, भेषज ग्रंथ 
(क) चरक संहिता 
(ख) सुश्रुत संहिता 


( आ ) आधुनिक ग्रन्थ 


(क) इतिहास, राज्यशासत्र तथा 
समाज शास्त्र 

(१) काशी प्रसादजायसवाल, हिन्दू 
पॉलिटी 
काशी प्रसाद जायसवारू, मनु 
एण्ड याज्ञवल्क्य 

(२) आर० सी० मजूमदार: कार- 
पोरेद छाइफ इन एन्श्येण्ट 
हृण्डिया 

(३) भार० के० मुकर्जी : भशोक्त 
आर० के० मुकर्जी: हिन्द 
सिविलीजेशन 

(४) ए० एस० अल्तेकर ; प्राचीन 
भारतीय शासन पद्धति 


ए० एस० अलतेकर; पोजीशन 
आऑफ बीमेन इन हिन्दू सिवि- 
लीजेशन 

(५) मेंक्रिडिल : एन्श्येण्ट इण्डिया 
ऐज डिस्क्राइब्ज बाई मेगरथनीज 
मेक्रिडिक ; इृण्डियन इन्वेजन 
बाई एलेग्जेण्डर 

(६) ई० जे० रेप्सन: कैम्ब्रिज हिस्ट्री 
आफ इण्डिया, भाग १ 

(७) ची० ए० स्मिथ; अली हिस्ट्टी 
आफ इण्डिया चतुर्थ संस्करण 

(८) जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा भाग $ 
और २ 


प्रमाणमंथसुची 


(९) एच० सी० चकरूदार : सोदल 
छाइफ इन ऐंश्येण्ट इण्डिया 
(१०) जे० जॉली : हिन्दू लॉ एण्ड 
कस्ट्म्स 
(११) ई० डब्ल्यू हॉपकिन्स : रेलिजन्स 
ऑफ इण्डिया 
(१२) आर० जी० भण्डारकर : 
वेष्णविज्म होविज्म एण्ड अदर 
माइनर रेलिजस सिस्टस्स 
(१४) टी० डब्ल्यू रीज डेविड्स: 
बुद्धिज्म 
(१४) वरोडिया: हिस्ट्री एण्ड लिटरेचर 
ऑफ जेनिज्म 
(१५) एस० राधाकृष्णन : इण्डियन 
फिलासफो, भाग १-२ 
(ख) साहित्य तथा कला 
(१) एम० विण्टरनित्स : ए हिस्ट्री 
ऑफ इण्डियन  लिटरेचर 
भाग १-२ 
(२) ए० बी० कीथ: ए हिस्ट्री ऑफ 
संसक्षत लिटरेचर; संस्क्रत ड्रामा 
(३) सी० बी० वेद्य : हिस्द्दी ऑफ 
संस्कृत लिटरेचर; एपिक इण्डिया 
(४) ए०के० कुमारस्वामी : ए हिस्ट्री 
जॉफ इंण्डियन एण्ड हृण्डोने- 
शियन आदे . 
(७) दासगुप्त एण्ड एस० के० डे : 
हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर 
(६) वी ०ए० स्मिथ: ए हिस्ट्री ऑफ 
फाइन आर्ट्स इन हृण्डिया 
घुण्ड सीलोन 
१७ बि० 


र्श७ 


(७) ए० फूचर: दि बिगिनिंग ऑफ 
बुद्धिस्ट आटे 
(८) जे० फरगुसन एण्ड जे० थूगेस : 
दि केव टेस्पुडलल ऑफ इण्डिया 
(ग) ज्योतिष तथा तिथि-सम्बन्धी 
अच्य 
(१) एस०बी० दीक्षित: भर्ली हिस्ट्री 
ओऑफ इृण्डियन पुस्ट्रोनॉमी 
(२) सुधाकर द्विवेदी : गणकतरंगिणी 
(३) ए० कनिघम : ए बुक ऑफ 
इण्डियन एराज़ 
(४) बी०जी० अयपर : क्रॉनोलॉजी . 
ऑफ पेश्येण्ट इण्डिया 
(७) टी० पुूस० एन शास्त्री : दि 
एज० आफ शंकर 
(६) ज्षेत्रेश चद्दोपाध्याथ ! दि डेट 
ऑफ कालिदास 
(घ) आभिलेखिक ग्रन्थ 
(१) स्टेन कोनो: कॉरपस हन्सक्रि- 
प्शनम्‌ इण्डिकेरस, भाग २ 
( खरोष्ठी अभिलेख ) 
(२) जें० एफ० फ्लीट! कॉरपस 
इन्सक्रिप्शनस्‌ इण्डिकेरम, भाग 
३ (गुप्त अभिकेख ) 
(३) ब्यूलर : इण्डियन पेलिओगआफी 
(४) गीरीशंकर हीराचतन्व ओझा : 
प्राचीन भारतीय लिपिमाला 
(ड) मुद्रासम्बन्धी ग्रन्थ 
(१) वी० ए० स्मिथ: केटेलॉग ऑफ 
इृण्डियन क्राइन्स इन इण्डि- 
यन म्यूजियम कलकत्ता, 
भाग १ 


श्श्य विक्रमादित्य 


(२) ई० जे० रेप्सन : कैंटेलॉग 


ऑफ दि काइहन्स ऑफ दि आन्ध 
डायनेस्टी आदि 

(३) कर्निघम : क्ाइन्स ' ऑफ 
एंश्येण्ट हृण्डिया 


(४) जॉन एलेन : केटेछॉंग आफ दि 
क्राइन्स ऑॉफ ऐंश्येण्ट इण्डिया 
इन दि ब्रिटिश म्यूजियम 

(थे) भूगोलसम्बन्धी अ्रन्थ 

(१) पुन०पएुछ०डे० : ज्योग्रॉफिकल 
डिक्शनरी ऑफ ऐंश्येण्ट 
इण्डिया 

(२) कनिंधम : ऐश्येण्ट ज्योग्रॉफी 
ऑफ इण्डिया 

(३) मार्क कॉलिन्स ; ज्यॉप्रॉफिकक 
डेटा इन दि रघुवंश एण्ड दि 
दशकुमारचरित 


(छ) मुसलमान लेखको के ग्रंथ 
(१) अत्यरूनी : किताबे-उल-हिन्द 


(२) दि जनंलू ऑफ दि वास्बे आख् 
आशॉफ दि रॉयल एशियादिक 
सोसायदी 

(३) दि जनक ऑफ दि रॉयल 
एशियाटिक सोसाइदी ऑफ 
बंगाल 

(४) दि जनंल ऑफ दि बिहार एण्ड 
उड़ीसा रिसच सोसाइटी 

(०) इृण्डियन एण्टिक्रेरी 

(६) एपिग्राफिया इृण्डिका 

(७) नागपुर यूनीवर्सिटी जनक 

(८) नागरीप्रचा रिणी पत्रिका वाराणसी 

(९) एनल्स आफ दि भण्डारकर 

' ओरियण्टरक रिसर्च इन्स्टी- 
उयूट, पूना 
(१०) जेड० डी ० पुम० डी० संख्या ३४ 


(झ) स्मति-अंक 


(१) विक्रमस्ट्ति-ग्रंथ 

बि० सं० २००१, ग्वालियर 
(२) विक्रम अंक १५४४, ग्वालियर 
(३) नागिरी अचारिणी पत्रिका: 


उ | ४ 
के कब विक्रमांक विं० सं० २००० 
अनुदित ) 5085 पक 
प् (७) आकलॉजिकल सं आफ 
(९) मिनहाजुद्दीन : इण्डिया रिपोट स 
(जञ) पत्रिकाय (झ) गजेटियस ऑफ 
(१) दि जनेछ ऑफ दि रॉय |. (१) बस्बई 
पशियादिक सोसाइटी आफ (२) मध्यभारत 
इंगलेण्ड एण्ड जायरलेण्ड (३) राजस्थान 
ज++++९ 0००“ 


7075 66860 0५ +8]69#॥ ५8 - एपंधावां 


अनुक्रमणिका 


अर 
अंग ९९, १००, १०४, १०८. 
अंतलिकित, तक्षशिक्ता का यवन राजा, 
१६०, 
अंबष्ठ २९, 
अप्रिमित्र २७५, १३8६, १४०, १९३, 
१९९, 
अग्निवर्ण ६५, 
अजंता १९६, १९७, १९९, २००. 
स्रज १४७, १९३, २२०, 
अज प्रथम ७१, ७४३. 
अज्ञातशतञ्रु ७५, ८८. 
अजसाम १९१. 
अथवंबेद १७७. 
अपभ्रंश १७४. 
अपरांत ९७, ९९, १००, १०४, १०७, 
१०८, १२८. 
अभिन्लान-शाकुन्तल, 
“प्राचीन हस्तलिएि, शे७, ७८, 
<८, ९२, 
“-उत्त राधिकारसंबंधी 
१२४. 
--भादहा ब्राह्मण चरित्रोरलेख, १३६; 
“पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
में क्री की स्थिति पर, १५१, 
१९८, २०३, २२१. 
अभिधम्मपिटक १८९, १९०. 
अभिधान-राजेन्द्र ४४. 


न्यायपर, 


अभिनवगुप्त, घटखर्पर काव्य के एक 
टीकाकार १८२. 

अभिनव राम, विक्रमादित्य का एक 
विरुद्‌ ११७, 

अमरको शा, 


“--चवैश्य के पर्याय १३३७-१४ ८१ 

“-शूद्र वर्गांतर्गत कारु जातियों का 
उढहलेख, १३९; 

--छुआकछूत भादि के उर्लेख का 
अभाव, १४०, १४१; 

“-चार आश्रम, १४१; 

“चतुर्थ भिन्नु आश्रम का वर्णन, 
१४४; 

“में आए 'स्री' पर्यायों के आधार 
पर समाज में उल्चका स्थान- 
निर्धारण, )४८-१७४३; 

--इंद् के विभिन्न नाम, १५६-१५७; 

“-इंद् के विषय में अन्य ज्षातव्य 
बातें, १५७; 

“-बश्रह्मा के घिभिन्न नास, १७५९; 

“--विण्णु के विभिन्न नाम, १६ १-१ ६२; 

--शिव के विषय में अन्य ज्ञातब्य 
तथ्यों का उद्घाटन तथा पावती 
के विभिन्न नाम, १६३; 

“चीनी अनुवाद, १८०; 

--दार्शनिक सिद्धांत, १८८३ 

-स्वर नाम, २००; 

“ले नास, २००; 


२६० 


“-तनृश्य प्रकार वर्णन, २०१; 
-+नारटकप्तंबंधी विवरण २०३; 
“भूमि प्रकार वर्णन, २०६-२०७; 
“-धघोड़ों के भायात पर २२१; 
--कार्षापणादि का उछलेख, २१३; 
--साहित्य एवं ज्ञान की विभिन्न 
शाखा्ों का वर्णन, १७७; 


अमरसिह, विक्रमादित्य के , सम साम- 
यिक, ६१; 
“+ राजन शब्द पर, ९४; 
“-+राज्याँगों पर ११९, 
“-मंपन्रिसूची, ११९, 
“-अध्यक्ष सूची, १२०; 
“विक्रमादित्य. के शासनातर्गत 
प्रादेशिक विभाग, १२१; 
' --सेना के छा अंगों का चर्णन, १२८; 
---बौद्ध लेखक, १४७; 
-“विवाह् के पर्यायों का उक्लेख, 
१४४; 
--शिव के विभिन्न नाम, १६२१-१६ १४; 
“-चुद्ध के नाम, १३८; 

“>सिस्कृत? दे; नाम, १७५; 
“विक्रम की राजसभा के रक्त, 
१७८, १८०, १८१, १८८; 

--नगर के नामों पर, १९३; 
“-मूर्तियों के पर्याय, १९६; 
“उद्यान प्रकार वर्णन, २१०; 
भभरावती, ७३, १६९, १९५७, 
अयस, ५१, 
अयोध्या ६९, १०७, १७५५, २१९, 
२२०, 


विक्रमादित्य 


अथ्यर, गोपाक् ५२, ७३, 

अश्ब २२०, २२१. 

अरब सागर १०४. 

अरबामी ४४, 

अतंवासुस प्रथम, ४४. 

भर्थशार्र, ३०५ ( नो० १), ११५, 
११६, १३०. 

अद्ध मागधी १९१. 

अलऊका २२०, 

अछतेकर, डा० आअ० स०; ४ ( नो० 
््‌ ); हर (नो० 4), ३०, ३१, २४, 

अबवंती ८4, ९, १०, १६, १७, २०, 
२९, २७, २८, ४२२, २८, ४७१, 
७९, ४७७४७, ४७५, ५९, ७३, ७४७, 
७९, ८१, 4३, ८६, <<, ११२, 
११४३, ११४, १२१, १२७, १२७, 
१६७५, १७१, २०७, 
२०७, २२७, २३१, 

अवेती-आकर ३७, 

अबंती राष्ट्र १२१. 

अविमारक, भास का एक नाटक, १८७, 

अश्लोक ३२८, १३०६, १६३, १७४, 
२३१. 

अश्वघोष, ६०, ६२, ६३. 

श्रश्नपति, मद्गरनरेश, ७०, 

अष्टाध्याथी ३९, ६२, ११२, १७४. 

असुर १५, १७, ७७. 

असर विजयी ९७. 

आ 
आँध्र ५७, ६८, १०२, १०४, २१९, 
आंध्रकाल ६२. 


१७०, 


अनुक्रमणिका 


अध्रि-भृव्य २२. 
आँध्रराज १२, २३. 
आंध्र राजवंश ७४७. 
आंध्र वंश ५३, ५४७. 
आंध्र लातवाहन २२७. 
आक्रर-अवंती <9- 
आनंद संवत्‌ १. 
कषभीर २९, <५. 
आमराज २६, ६०, ६६, १७९, 
आमराजदीका ११. 
भायुधजीवी संघ ३५९. 
आज्जुनाथन ८७५, ८६, 
आयभटद्दध १०, ६४. 


हू 
इंदुमती ७८, १४५, १९३. 
हूंद्र १७, १७, २३, ६७, ७३, ७७, 
१०७०४, १५०, १७६, १६५९. 
इंद्रसूरि ३२. 
हचचाकु ६९, ७०, ७१, ७२९२. 
इचचाकुवंशी २०५५ 
इजरटन--- 
“के विक्रम एडवेंचल् से उद्धत 
विक्रम के धरम परिवर्तन की कथा 


१७०, 


रू 
ईरान ४४. 
ईसा १३, ४४, ४४, 


उ 
उजायिनी ९, १०, ११, १०७, १६, १७, 
१८, २०, २१, २५, २७, २८, 
२५९, ३१, 8८, ४ १, ४५, ४६. 


२६१ 


४७, ४८, ५२, ५७५, ५६, ७४७, 
७५९, ६८, ७२, ७३, ७०७, ७६, 
<०, ८१, <७, <८, ८९, ९१, 
९३, १5६२, १६३, १६४, १६७, 
१६६, १८०, १८२, १८४, १८५, 
१९७, २२०, २२५, २२७, २३१, 

उत्कक १०१, १०८. 

उत्तर प्रदेश २२०. 

उत्तरापध १००, १०१, १०९, २०५, 


उत्सवसंकेत, एक गणतंत्र, <५, १०८, 
१०९. 


उदयगिरि १६५, १९६, १९७. 

उदयपुर राज्य ४, ७५, ६, ४२. 

उश्यीरध्चज पवत, १००. 
त्रु 

ऋतुसंहार, कालिदास रचित, १८६, 
प्‌ 

एकलिंगजी अभिलेख ६. 

एरण १३, १४. 

एरियन ४०. 

एरियाना ४२, ४४, 

एलन ३८, ७१, 

एलेग्जेंडर ७८. 

एशिया ४३, ४४, २२०, २२२. 
ऐे्‌ 

ऐेतरेय ब्राह्मण ७, ५२. 

ऐतिहासिक अनुश्वुतियाँ, ४७४५ 


भौदुंबर, एक जनतंत्र, ८१, 
क 
कंचोज ६३६, ६४, ९५७, १०१, १०६, 
१०९, ३२८. 


२६२ विक्रमादित्य 


कष्छ ८६९, १००, 

कर्जगल नगर ५००, 

कण्व, ग्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध 
राजवंश, ५०२, १०३, १३२; 

“वश, ५४, १८४, 

कथावत्थु १८९, 

कथासरित्सागर, सोमदेव लिखित, १५; 
१६, १७, २०, २१, ६८, ७४३, 
७४, ७६, ७७, ७९, ९१, ९२, 
५९९, १००, १०३, १०५, १०६, 
१3०७, १०९, ११६, ११६८, 
१३८, १४२, १४४, १८९, १९७, 
१५९९, २३०, 

कनस्बा अभिलेख ५८, 

कनिघम, सर भलेक्जाडर, ३७, ४९, 

कनिष्क ४९, ५०, ५२, ६०, २३१. 

कनिष्क संचत्‌ ३, ५०. 

कन्हेरी ५३. 

कमलाकर, घटखपर काव्य के एक 
टीकाकार, १८२. 

करटिंयस ११४३, 

कर्णाटक ९९, १०२, १०४, १०६, 

कलि ७, २३. 

कलियुग २३. 

कलिसंवत्‌ १७८, 

कलिंग १०१, १०२, १०४, १०८, 
२१९, 

कलिंगसेना १०४, 

कविपुन्न, कालिदास के एक ज्येष्ठ 
समकालीन कवि, १८४, २०२. 

काँगढ़ा ३९. 

काठियावाडढ़ ३०; ३१, $००, 


कास्यायन १८३, 
काबइुछ ४२, ४३, १०३. 
कामंदक १३२. 
कास १७७, 
कामरूप १०८, १०५९, 
कारलाइक ३७. 
कार्तिकेय ९३. 
कार्ली १९६, 
कालक २७, २८, ४७७, ४५, ७४, <०, 
६४२. 
काहक-कथा २९, ३०, ७०, 
कालक सूरि २७. 
कालकाचार्य २८, २९, ३०, ३१, ३२, 
७४४, ८१, १६७०, १54, १९१. 
कालकाचार्य-कथा ८८, ८९, २०६, 
कालिदास--- 
“आदि विक्रम के भाश्रम में ११, 
“--भभिन्नानदाकुन्तल का पुराना 
हस्तलेख, ऐे७५, ३७, 


“--के अ्रन्धों में भांडारकर के अनुसार 
गुप्त कालीन वेभव प्रतिबिंबिंत 


है, ५६. 


“-मेकक्‍्समूलर के भनुसार ये गुप्तकाल 
में ही हुए होंगे जो साहित्यादि 
के पुनर्जागरण का काछ था, ७९, 


“--अश्वधघोष से परवर्तिव्व, ६०; 

“और विक्रमादित्य की समकाली- 
नता ६१, ६९, ६३, ६४, ६७, 
4६६, ६७, ७८, ७९, ९४, १०१, 
१०२, १०७५, १०६, १०७, 
११9, ११६९, ११७, ११४. 


अनुक्रमणिका 


“राजा की जाय के साधनों पर, ' 


१४२५; 

-+सासुद्विक व्यापारोह्छेख, ३१२, 
१२६; 

--रघु के बंगाक अभियान का वर्णन, 
१४७; 

-+पड़्विध बलम्र! बर्णन, १२८॥ 

--मण्डल सिद्धांत उद्केख, १३२; 

.-घर्णविभाजन पर, १४७, १४७; 

मनुष्यों के भाराम भादि का 
वर्णन, १४८; 

के म्न्‍्थों में छुआछूत भादि का 
अभाच, १४०; 

द्वारा असभ्य जातियों का उक्लेख 
१४५१; 

--द्वारा राजाओं के संन्‍्यास-जीवन 
का उढलेख, १४४९ 

द्वारा ब्राह्म विवाह के आदर्श 
पारव॑त्ती शंकर विवाह का उछलेख, 
१४४; 

--ह्वारा स्वयंचर आदि का वर्णन, 
१४७; 

--द्वारा अंतर्जातीय विधाहो लेख, 
१४४; 

_.-उस्ता विवाह वर्णन, १४६; 

--उह्लिखित बहुपत्नीत्व के अपवाद 
१४७; 


--ख्तरियों के भोगादि का वर्णन, 
१४३८३ 


>>र्री का समाज में उच्च स्थान, 
१७०३ 
--कण्य आश्रम वर्णन, .$५२; 


| 
| 


२६३ 


--विष्णु का उद्लेख, १६१-१६२; 

--व्यक्तिगत धर्म, दोव धर्म, १६२; 

“-मेघदूत का पथ, १६४; 

“-निर्वाण धारणा का उल्लेख, १६८, 
१६५९; 

--साहिष्य की शाखाओं का उल्लेख, 
१७६--१७७; 


--ज्योतिर्विदामरण” के लेखक, 
१७८, १७५; 

--विक्रम की सभा के सातवें रत्न, 
१८६९३ 


--ज्येष् समसामयिक कवियों का 
उद्लेस्, १८४२-१८ ४; 
--मारटकों के नाम, १८७; 
--संस्कृत खाहित्य में स्थान, १८६; 
“-क्राव्य गअतिसा, १८७-१८५९; 
--दाश निक सिद्धांत, १८८; 
--इंदुमती मिधन पर, १९३; 
“मूर्ति पर्यायों पर, १९६; 
“शिव पूजा का उल्लेख १९७; 
“>“-चित्रशाला उल्लेख, १९९; 


, “>चाद्य नामों पर, २०१३ 


“+अन्थों से सुसत्यविषयक जानकारी 
२०११-२० २; 

->नाटक खेले ज्ञाते थे, २० २-२० ३; 

---जज्लिखित मार्ग , २१९-२२१; 

“-सुवर्ण जादि सिक्कों का उस्लेख, 
२२३, 


काशिका ६३५९. 
काशी १०. 
काश्मीर २०, ४२, ७५०, ,९९, १०१५ 


१०७६, १०९५९. 


२६४ 


काश्मीरी १५, १९ 

काष्ठा १०१, 

किरात ६३, १०८, १०९, 

' क्रीथ १८४, 

कीछहाने ३०, ३३, ४८, ४९, 

कुण्डकुण्ड १९१, 

कुकर ८५, 

कुबेर १५७, 

कुमारशुप्त ५, ९, ५८, ७३, १३२, 

कुमारपाल २६, 

कुमारसंभव १४९१, १५२, १८५६, 

कुरू १००, 

कुशीनगर १९८, 

कुषण १०२, 

कुपण संबस्‌ ५०, 

कुषाण ३८, ५०, ५२, ६०, ६१, ९२, 
१६४, २०४; 

कुसुमायुध (कामदेव), १७, ७४, 

कृत ४, ७, ३८, ४९, ८९, 


कृष्ण, एक गणमुख्य, १३8, ९०, ९६, 
१६०, १६१, २३१, 

कृष्ण-वा सुदेव, 
१६२, 

केरल १०८; 

कैंडफाइसिस ५०, 

केसर ५८, 

केछास, १७, १७, २०, ७४०, १8५९, 
२२०, 


उपासना सम्प्रदाय, 


कृतथुग (स्वर्णयुग) ७, ४4, ९, ४४, 
28८, 4९, 

कृत संवत्‌ 9७, ७५, ६९, ७, ९४, ४६, 
७१, २०६, ९२३०, 


विक्रमादित्य 


| कोरूर ४७. 


कौटिलीय भरथंशासत्र १८१. 
कौटरिल्य ९२, ११३, ११५, १२०. 
कौबेरी १०१, १०८: 


कौरव ३१९, ७०. 


कौशांबी १८२. 
जपणक विक्रम की सभा के एक रत्न, 
६१, १७८, १८०, 
सीरस्वामी १८०, १८१ 
छुतक ३५९, ४७०, 4६, <4, ११३. 
स्ेमकर २३२. 
चेमेंद्र 4५, ७४, 
श्र 
खंडगिरि १९६. 
खंडनखंडखाध, ६१, 
खेचरदास, पंडित, १८०. 
खबर दुर्रा २२९, 
ग 
गंगधारा अभिलेख ५. 
गंगा २०, ११०, २२०. 
गंध्रव॑सेन, भविष्यादि पुराणों के भन्नु- 
सार विक्रमादित्य के पिता, ११, 
७२, ७३ ११२, १३११४, 


गणकतरंगिणी १०. 
गणतंत्र ८, ४५, ८७, <८, ८९, ९१, 


५९ र्, ९७, ५ द, ५९८, १ है २, 
१०३, १०७५, ११०, १११, ११२, 
११४: 


गणेश १७७, १६४० 
गदाघर (टीकाकार) १२. 
गया "१९४. 


अनुकमणिका 


गर्गसंहिता ६६, १८८, 

गदंभिनज्ञन २९, २०७, २७, २८, २९, 
३०, ६२, ६३४, ३७, ३८, ४४, 
४५, ६८, ६५, ७०, ७४, 
७९, <०, ८१, <<4, <९, ९६, 
११२, १६४. 

गदभिन्न वंश ७४. 

गदभिनज्न-मालवों की पुक शाखा, ८७. 


गांधार ५७५१, १०१, १०६, १२८, १६९, 


गाथासप्तशती १२९, १३, १४७, ५४, 
५५, ५६, ह 

गिरनार ५२, ५३, ५८, 

गुजरात ५२, १००. 

गुडिमज्न १९७, 

शुणरात १८०. 

गुणाकर--एक जेनसंत, २७, 

गुणाह्य १५, १६, २०, 

शु्त ु, ९, ३०, १४७, ५३६, ५७, ५४८, 
५९, ६६, ११०, ११४, 

गुप्तकाल ५4, ६०, ६१, ६७५, ६७, 
१८०, १८२, २९०४७. 

गुप्तवंश ५६, ७३, 

गुप्तवंशी ५७, 

गुप्तसंचत्‌ ३-७, १०, ५८, 

गोदावरी १०१, 


गोविंद-घटखरपंश्काब्य के एक टीकाकार 


१८२५ 
गोविंद शास्त्री १०. 
ग्ोपाछ १०६. 
गोरखपुर ७०, ७१, 
गौड़ १०७, १०६. 


२६५ 


गौडवहो ११०. 
गौडाधिराज शक्तिकुमार ९९, 


गौतस (चुद्ध) १९८. 

गौतमी पुत्र शातकर्णी ७७, ५५, २३१, 
गौतसी बलश्री ५०. 

गौरी १७. 

स्यारसपुर ६, ५८. 

ग्रीक-आक्रमण, ६४. 

ग्वालियर-राज्य ६, ५८. 


घ 

घटखपेर---विक्रमादित्य की सभा के 
एक रल, ६१, १७८, १८१, १८२, 

घटखपरकाव्य--घटखपरलछिखित एक 
ग्रंथ, १८२. 

> ह 

सण्डमहासेन, ६. 

धन्द्रकेतु ७. 

चन्द्रगुप्त ५६, ६५, 

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ८, १४, 
२१, ४७२, ५५, ५६, ५७, ७५८, 
७५९, ६१, १०९, २३६१, २२२, 

चन्द्रमुस अथस, ५८. 

चन्दरगुप्त--प्रथम मौर्य सम्राट ९७, 
. १७४७, २३१ 

खमीकि १८. 

चरफकसंहिता १८८. 

शष्टन ५२, ५३, 

चष्टन वंश ७५२. 

चाणक्य ८२. 

चाशदत्त--भास का एक नाटक, १८५, 

बालुक्यनरेश पष्ठ विक्रम, २३२. 


२६६ विक्रमादित्य 


चित्तोढ़ ३७, ८५. 

चिन्नकूट २२०, 

चिनाव ३५९, 

सीन ४७३, ८०, २२१, 

चीनांशुक २२१. 

चीनी ४३, ६४३, ६४. 

चूर्णी ४४. 

चेदि संचत्‌ ४. 

चेस्य १९५. 

चैब्डीज ६४, 

चौलकनरेश विक्रम २३६२. 

चौछकम--एक सेस्कार, ७८. 

त़् 

जयंत ( एक ब्राह्मण ), २३. 

जयदामन ५२, 

जयध्वज्ञ ९९, १०७, १०६, 

जयपुर ४७. 

जयसोम ६५, ११४. 

जामिश्र ६४. 

मायसपाल डा० का० भ्र०, ३१३, ५४. 
७१, 9७२९, १८४. 

जिनप्रम सूरि १4२, १८३. 

जिनसेन २५, 

जिनेन्द्र बुद्धि १4०. 

निष्णु १८१, 

जुन्नर १९६. 

जूनागढ़ अभिलेख ६२,८४. 

मैन २२, २७, २०, २६, २७, २९, 
३२, २७, ४०, ५७, ७५, ६८, 
६५, ७२, ७४, <०, ८१, <२, 
<९, ९१, ९२, ९३, १३६७, १७८, 
१६६, 4७४, १९२, १९७, 


जैनकथा २९, 

जेनग्रन्थ ९, ७४, 

जेनघर्म २८, ७७, १३५, १३८, १४२, 
१४३, १५४७, १५६, १६४ १६६, 
१६५९, १७१, १७४३, 

जैनपरिवाजक ४४, 

जैनसंत २६, २७, २८, ८०. 

जेनसाहित्य २६, ४७, १९१. 

उ्योतिविंदाभरण, कालिदापघरचित, ६१, 
६७५, १७८, १6०, १८३. 

झ 
झिंद २९, 
झेलम ४०, ८१. 


ठ 
टॉलेमी ३०, 
टेसीटलस ११५. 


ड्ं 
डगलल ७०. 
डायमिटून १४. 


त्त 

तच्षशिक्ता ५१. 

तलारचा ९४, ९०. 

तामिल प्रदेश १६१६८ 

ताराचन्ध्--घटखपंरकाव्य के एक टी का- 
कार, १८२. 

तिस्समोग्गलिपुत्त १८९. 

तुषार २९, ९८, १०२, १०१, १०८, 
१९५, 

विगत ( कॉगड। ) २९. 

बिलोचन १८१. 

खेता ७, 


'अनुक्रमणिका २६७ 
द्‌ घधम्मसंगिनी,मसनोवेज्ञानिक नीतिशासत्रीय: 
दक्षिणापथ ९९, १००, १०४, १०८, ५ सैन्‍्ध, ३८९. 
२०० घमंकीति ६७. 
दरभंगा १००. घधर्मविजय ६७. 
दशरथ १६२. घर्मशाख १८७, 


दिगरबर सम्प्रदाय १६०, १६६, १९१, 

दिद्लनाग ६१, ६२, ३६, ३७. 

दिलितागाचाये ६७. 

दिति १७५, ७७, 

'दी पेरीप्स आाँव दि इरिश्रियन सो, 
अलु० स्कॉफ़, २६२, 

दुष्पन्त ११७, १४७५, १५१, २२३२०, 

देवगंधवंसेन ( भ्वंती का एक राजा ) 
२३, 

देवदूत ( अवंत्ती का एक राजा ) २३. 

देवभूति ६७. 

देवमूर्त्ति ३२. 

देवाधिदेव चासुदेव १६०. 

देवापि ( अवंती का एक राजा ) २३४. 

देवी, अशोक की रानी, १६६. 

द्राविड २१९, 

द्वाग्मिशतूपुत्तरिका ७३. 

द्वापर ७. 

धव 

घनमिन्न, समुद्र व्यापारी, १७१. 

घन्वन्तरि ६१, १७८. 

धन्वन्तरिं, एक विरुद १७५९, 

धन्वन्तरि प्रथम, काशी के पक राज्ञा, 
१७५९, 

धन्वन्तरि, सुश्र॒त के गुरु तथा विक्रम 
की सभा के एक रत्न, १७५९, 


घवलचन्द्र, नागपुत्र, ९३. 

घातुकथा १<१५. 

घधारणिका, अप्विमिन्न की एक रानी, 
१४७. 

घोयिक (श्रतिघर का उपनास) १८२३. 

मं 

नन्‍द्‌ २४, ८२. 

ननदुला ३५, ६९, 

नन्दसा यूप अभिछेख ४, < (नो. १), 
३७, ४२, ६५, ७१, ७२, ९१ 
११२, ११७, ११६. 

नक्षश्नविज्ञान ६४. 

नगरस्वामिन्‌, एक चिन्रकार, १९५. 

नगरी <५. 

नगरी अभिकेख ५- 

नरवाह २७. 

नरवाहल ६, ९४६ 

नर्मदा १००, ११०. 

नकिनी गुरुम विमान, एक जेन पन्थ, 
१७१. 

नहपाण ५४७. 

नागसेन, बौद्धश्षमण, १९०, 

नामलिंगानुशासन (अमरकोश), १८१, 
१८७. 

लाहड़ २७. 

निश्चुक ६१, ६९, ६७. 

निर्मूक ९५९. 


२६८ विक्रमादित्य . 


निर्वाण २४, ३५. 

निशीध सूत्र ४४, ८०. 

नीतिसार, घटखर्परलिखित एक ग्रन्थ, 
१८२. 

नैज्न २५, 


प 


पंचतंत्न 9३, १४. 
पंचर्विश्तिका १८२. 
पंजाब ३८, ३९, ४७०, ४१, ४५, ५०, 
५१, ७४०, ७१, <४७, <4६, ८७, 
८८, ९०, ९१, १०१, १०२, 
ड 
२२५९. 
पठमचरिठ ( पौमचरिय ), १९१. 
परियाकृा ३९, 
पह्ठावक्ठी २४, २५, २६, २९, ८०, ८८. 
पद्ानप्रकरण १८९, 
पतश्चर ( मध्यदेशान्तगंत एक प्रदेश ) 
१००, 
पतश्षक्ति ३९, ६९, ८६, १७४, १८७, 
पत्रकौसुदी, वररुचिरचित पक ग्रन्थ, 
१८६, 
पहुंच ४३, ४४, ६३, ८०, १०२, १०५, 
१०६, 
पाचाल २८, १००. 
पाढरा १०८, 
पाटनसंध २६, 
पाटकिपुत्र २१, ७५०, ७९, ७३, १८२, 
पाणिनि३९, ११२, ११३, १७७, १८७, 
पामीर १०१. 
पारद ३३, 


पारसीक ४३, ६३, ६४, ९८, ९९, 


१०२, १०३, १०७५, १०६, १०८, 
१०९, १३८. 


पारियात्र १२८, 
पाजिंटर २४. 
पार्थिया ४४. 
पावंत्ती १५, १७, १८, २३, ७५, ७६, 
१०७७, १७०, 
पाश्व॑नाथ, तेईसवें जेन तीर्थंकर, १६७, 
१७१, 
पालक ( चंड प्रथोत ) २४, २७५, 
पाछि ६६, १७७, १७७, १९१, 
“-स्राहित्य १८८, 
पाशुपत धर्म १६४. 
पीतछखोरा, १९६, 
पुरणल पब्ञति १८९. 
पुराण २१९, ३०, ५४, ६९८ ७४, १००, 
१०४, १५% ६, 
पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह ३२. 
पूर्रिध ( मौर्य ) २५, 
पृष्यमित्र, शुंगवंश का संस्थापक, २४, 
२७०, २३१. 
पूर्णचन्द्र सूरि ३२. 
पृर्णपाक्ठ ६. 
पेहनिक ११५. 
प्रजापति १५७४, 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण, १८५, 
प्रतिष्ठान १२, २१, ५५, २२७, २२७. 
प्रय्ोत, एक राजवंश, २०७५, 
प्रधन्धकोश ३१, ९३, ११७. 
प्रबन्धचिनत्तामणि १9७, ३२१, <३. 
प्रभाग्रवर्धन ६९, १६४, 


न अन्‍क 


(न ना स्‍क्‍लतिस+-+ +_ अजी+-++>+न ++- तल ला 


दफेवेकीेकीजए ९०० के 


अनुक्रमणिका 


प्रभाचनतद्र सूरि २६. 

प्रभावकचरित ९, २६, २७, २९, ३२, 
७४, ६८, ७३, ८०, ८८, १६६, 
२०६. 

प्रमर, अवंती का एक राजा २३. 

प्रमाणसमुच्च प, ६२० 

शरयाग १००, 

प्रसाई १००, 

प्राकृत १४७, १५, 
१७७, १५९१, 


२७, ६९३, १७४, 


प्राग्योतिष १०८, १०९, 

प्रियंगुमंजरी, विक्रमादित्य की पुत्री, 
१८३, 

पझ्लिनी, ८६. 


फ 
फर्गूंसस ४७, ४८, १९८. 
फारस ३६१, 4०, १०७५, २०८, २२०, 
२२१. 
फ्रेंकलिन इजटेन २९, 
फ्लीट ८ (नो, २), १४, ३३ (नो. १), 
३४७, ४८, ४९, ७८ (नो, १,७). 


च्चृ 
बलमित्र २४. 
बंलरास १५७, 
बलि ९३. 
बत्ख ४३, ४७, ६३४. 
बाख्ती १०६, 
धारत्री यवन ४०, ४१. 
बाण १३. 
बाधुक ६४. 


| 


२६६ 
धुद्ध ९, ९०, ९६, १७६, १६७, 
१७६2, १६९, १८१, १५९७, 


१९६, १९७, १९८, 

बुद्धघरित ६०, ६२, ६४. 

बुद्ध संचत ३. 

लुद्ध स्वामी १५. 

बुधयुप्त १३, १४. 

बहतकथा १५, १७, ९०, २१, १०७, 
१३८, 

बृदरकथामंजरी १७, ६८, ७३, ७४, 
७९, ९८, १०३, १००७०, १०९, 
१४८, १६५९, 

बुहससंध्ठिता ६६, १८८, 

ए० बेरीडक कीथ ७५, 

बेसनगर १६०, १९७. 

बोधगया ६, १६७, १६५९. 

बोलन दर्रा 8२, १०५. 

बोद्ध १९, २२, ५१०, ३९, ७४७, ७७, 


१००, १३8७, १$8७, १७८, 
१६६, १६८, १८१, १९१, 
१९७, १९६. 

बोद्धकाछ ६२. 

बौद्धवर्म ७५९, ६२, १३७५, १३८, 
१४२, १४४३, १५२, १७४, 
१५०६, १६६-१६९, १७४, 
१८०, १९१, 

बौद्ध लेखक १२, ६३. 

घोद्ध साहित्य १६, ७१, १००, १२३४, 
१८८००१९१. 

ब्रह्मपुत्र १०१. 


ग्रद्मा १७५७, १५९, ३६०. 


४१७० 


ब्राह्मणघर्म ५९, ६२, १५९, १६५९, 
१८३, 

ब्राह्मी ३७, ७२, ८४. 

ब्राहुई पतमाछा ४३. 


भें 
भहमात्र 4२. 
भव्रायुध, चन्नायुध का पुन्न ११९. 
भपंयन ७१. 
भतृहरि २४३, १८१, 
भविष्यपुराण २२, २३, ७३. 
भांडारकर, ढा० दू० रा० ३४, ५१, 


५५, ७६. 

भांडारकर, सर रा० गोपाल, १३४, 
१४. 

भागभद्गर १९१. 

भागवत धर्म १६०. 

भाजा १९६. 

भानुमिन्न २४, 

भारत ४७, ७, ९, ११, २१, २८, २९, 
शेशे, ३१७, ४०, ४२, ४४३, ४४, 
४५, ४७, ५०, ५१, ५४, ५६, 
५९, ६०, ६१, ६४३, ६७, ६५, 
46, ७२९, ७६, ७४५, <०, ८७, 
९७, ९८, १००, १०२, १०३, 
8०९, ११०, ११२, १४५७, 
१४७०, १५७, १६०, १६१, 
१६७, १६८, १९१, २०७, 


२२०, ९९१, २२२, २९२८. 
भारत सहासागर १०१. 
भारतवर्ष २७, श३, ७२, ७१, ८०, 
<७, ९५०, ९७, १०८, ११७, 
१२२, १२७५, १२८, १२९, 


विक्रमादित्य 


१७४, 
२२०, 


१३२, १५६, . १६६, 
१०९०, १९१, २१९५९, 
२२१, २९९, २३२, 
भारतीय संबवत्‌ ४५. 
भारहुत १६७, १६५९, 
२०४. 


१५७, ३९९ 


न्‍ै 


सास ६४३, १८३, १८७४, १८७०, २०२. 
भिन्नराज्ञ चिंध्यवछ ९९, १०६. 

भीटा १९७. 

भीमदेव २६. 

भुवनेश्वर १९६. 

भैज्ञ २५. 

भोज १८०, १९७, 

भोजदेव २६, ९२. 

सोजदेश ( बरार ) २९०. 


म 
मंदसोर ( प्राचीन दृशपुर ), ७, ३३, 
8८, ५२, ५३, ५४, ५८. 
मकदूनिया ४०, ११३. 
मंगध २१, ४१, १०२, 
मध्थ््य ७०, १००५०. 
मंत्स्यपुराण ७५४. 
सथुरा ५२, ८६, १६०, १६७, १९७. 
मदनरेखा, द्वान्निशति पुत्तलिका के 
अनुसार विक्रमादित्य की माता 
छर३्‌, 
मद्नलेखा, विक्रमादित्य की रानी, 
७९, 
सद्र ३९, ७०, ८४. 
मध्यएशिया ४७२, ४३, ६५, ६४, ७६, 
<9०, १०३, १०६, १६८, 


१४३२, २२८, 


अनुक्रमणिका 


२७१ 


मध्यदेश २०, ६६, ५९, १००, १०४. | महाशाल ( राजमद्छ की पहाड्नियाँ ), 


मध्यप्रदेश १००, २२०. 

मध्यभारत ३०, १४, ४१, ४२, ४७, 
७3०, 'ज८, ८७, <८, ९०, ९७, 
१०२, १०९, १३७, १५२, 
१७४, १६७, १६६. 

मनुस्मृति ६९, ११६, १३६९, १८७, 
२१८. 

मरीचि, एक ऋषि, १३६, 

मरुंड, कान्यकुष्ज का एक राजा, १७७. 

मलेर कोटलरा ३५. 

मन्न, चन्द्रकेतु का विरुद, ७१- 

सज्ञ ४५७, ७०, ७१, ८<, १९८. 

मज्लराष्ट्र ७०, ७१, 

मज्िनाथ ६१, ६६, ६७, १३२, 

मललछ॒भोई ( सालूव ) ७०. 

मज्लोई ३७, ६९, ४०, ७०. 

महाज्षनश्नप चष्टन ५२. 

महानदी १०१. 

महाभारत ३९, ६२, ७०, ७१, <७, 
<६, १०१, ११७, १२९, १७४, 
१८2७, १८७, २४७, 

सहासाष्य ६९, १८७. 

महामत्ति, सुमति के पुत्र, ११५९, 

महामद भवंती का एक राजा, २३. 

सहायान ६३, १८१. 

महाराज जनपद, एक प्राचीन गणतंत्र, 
८६. 

महाराष्ट्र २१. 

महावस्तु, एक बौद्ध ग्रन्थ, १६७. 

महावीर, चौबीसवें जेन तीथैकर, २४, 
पृष्ध, 


सालचगण ७, <, ५, 


4००, 

महासांधिक, बोद्धधर्मं का एक सम्प्र- 
दाय, १६७. 

महेन्द्र पर्वत १०८, ११०. 

महेन्द्रादित्य, विक्रमादित्य के पिता, 
१७, १६, १७, १८, १९, २०, 
६८, ७३, ७७, ७६, ७७, ७८, 
७९, <०, ८१, ८३, ९१, १४२: 


१६५९, 

माॉडलिक ९३, ९४. 

माघ १८०, 

माध्यमिका ८७, 

माहशल, सरजॉन, ७१. 

सालव ५, ७, १०, १६, ३४, २५, 
४१७, २८, २५९५, ४०, ४१, ४२, 
3७७, ७४, ५७५७०, ६५, ७०, ७१, 
७२, ७७, ७८, ८४, ८8, <५, 
<54, <७, <<, ५७०, ९५६, ९८, 
११२, ११४, १९६, ११९, 
१२९०, १२१, १२७, १२९६, 
१७५६, २२५९. 


मारवकालक ( संवत्‌ ) ६, ७८. 
मालछव-छुद्रक ३५, ४०, ४७, 
४५, ७०, ७४, < 5, 

४३, ३४, ३७, 

४३७, २८, ४७, ४६, ५८, <४, 
«८<, <९, ९१, ११४. 
मालवगण संवत्‌ ५, ८५९, 
माकवजन ६९, ५२, 
मालवजाति ५२, ७३, ६९, ७१, ८३, 
मालबराध्य ८, १२१, 


४८, 


श्जर 


मालव-शक-युद्ध २७. 

मालछव संचत्‌ ६, ७, ८, ९, १०, ४३, 
३४, १८, ४१, ४६, ५२, ७५४६, 
७५४, ७५८, ५९, 

मालवा ५, ९, ९८५, ३०, 3१, १९, 
५१, ५२, ५४, ५६, ५८, ७०, 
७१, ७१, ७४, ८०, ४८४, <४े, 
<७५, ८६, ८७, १०२, १०५९, 
११३, ११६, १२१, १२४. 

माकविका १४५, १९४ 

मालविकाभ्रिमिन्न,  कालिदासरचित, 
१८४, १८४, १८६, १९९. 

मावयवंत १६, १८, ७६, १७०८ 

माह्यवान्‌ १५. 

मिलिन्द प्रश्न १९०. 

समिलिंद्‌ ( यवनराज मेनॉडर ) १९०. 

मुरलक्त १०८. 

मुरुंड २२. 

मेगस्थनीज १६०. 

मेघदूत ६१, ६६९, १८६९, ९२०. 

मेरुतुंग १४. 

मेरुतुंग सूरि ३२. 

मेरुतुंगाचाय १५, ६५, ८८. 

मेहरौली १०५, 

मेकक्‍्समूछर ४८, ५१. 

मौर्य २४, ४०, ६५, 4७, ९७, १०६, 
११०, ११६, १२१, १३२, १५४, 
१६७, १७४, २०७, २१०५७. 

मौर्य संवत्‌, ४. 

स्लेच्छु ११, १५, १६, १७, १८, २०; 
७७, ७९६, ७७, ७४९, <०, ९८, 
५९९, १9१, 4०2८. 


विक्रमादित्य 


य. 

यज्ञश्री, एक सातवाहन राजा २३. 

यम १५७५७. ५ 

यमक, एक बौद्ध ग्रंथ, १८९. 

यमुना, 4४. 

यवन २२, २५६, ४०, ४२, ४३, ८६, 
८७, ९८, १०२, १०६, १०८, 
१०५९, १८७, १९७, २२०, २२५. 

यवन-भ्राक्रमण ४०, ८७, १८८. 

यशोधर्मन्‌ ५, ४७८, ५८, ११०. 

यशोवधन्‌ ११०. 

यशोवर्मन्‌ ११०. 

याज्षवतक्यस्मृति ६२. 

यादव, ११७, ११३६. 

युगपुराण २०५. 

थुधिष्ठिर ९३, २० ६. 

युधिष्ठटिर संवत्‌ ६६. 

यूची ४२, ४४. 

यूनान ६०, ७६, ९२०. 

यूनानी ६४, ७०, 4६, १००, १०१, 
२०४, २२९. 

यूनानी आक्रमण ८४. 

यूनानी लेखक ११३, ११५ 

यूनानी साहित्य ३०. 

योग ( दशेन ) १८८. 

योन ( यवन ) १० ६. 

यौधेय <89, १००, 

श्‌ 

रघु ६०, ६१, ६४३, ६५, १०२, १०६, 
१०७, १०८, १०९, १११, ११७, 
१२९, १८७, २३०, २२१: 


अनुक्रमणिका 


रघुवंश ६०, ६१, ६४, %४, १०७, 


१०७, १०८, ११६, १२९, 
१३६२, १४७, १४०, १७५, 
१७८, १८७. 


रति, कामदेव की स्त्री, १५२. 

राजतरंग्िणी, १०७, 

राजपूताना ५, ९, ३४, रे०, रे७, 
३७१, ७५०, ७१, ७२, ७७, ८४३, 
४०७५, ८६, ८७, ८८, १४६७५, १०२, 
१५४, २९२०, २२५, 

राजपिंवंशध ६९, 

राजवंशिक संचत्‌ ७०, 

राजशेखर सूरि ३२, १८०, 

राजसूयथ १५५. 

राजस्थान ४७१, ४७२, ४५, ७५५, ९०, 


९७, १०२, ११२, ११४, ११४, 
१२१. 


राधाप्तम्प्रदाय १४, 

राधिका १३, १४७, 

राम १९, ७८, १४७, १४८, १५१, 
१६२, १९६, २१३०, ९३१, 

रामगिरि ( रामटेक ) २२०. 

रामराज्य ११७, 

रामायण ६२, ६७, १७४, १८५, १८७, 
२३१५ 

राष्ट्रकूट ६, 

रासभ ( गदुभिनज्न ) २५, २६, ६८, 

रासभी विद्या ६८, 

रूंद्र ५५४, १७५९, 

रुव्॒दामन्‌ १४७, ५२, ५३, ६१, ८४, 
८५, 

शेप्सन २५, ३७, ४४ (पाद० १), ७५१, 


१८ बि० 


रै 


हि । 


रोम ६०, २२०, 

रोमवासी ६४, 

रोहिणिगिरि १८२, 

तन 

लंका १०१, 

छकुलीश, पाशुपत धर्म के प्रचारक, 
१६४, 

रूच्मण ७१, ९३, १४८, 

छचमणलेन, राजा, १८४, 

लछाट २८, ९९५, १०४, १०६, १६४, 

लॉकफेट,  श्लोक-संग्रद का फ्रांसीसी 
सम्पादक १५, 

लिंगानुशासन, वररुचि रखित १८९, 

लिपि-विज्ञान ३७, 

लुधियाना ३५९, 

लौहित्य (अह्मपुत्न) ११०, 

च्‌ 

वंग ९९, १०१, १०४, 

बंठ ९७, 

वंशानुचरित २२, 

वज्नि ४७, <८, 

चन्नायुध, विक्रमादित्य के प्रतीहार, 
१७, ११९, 

वनायु ( अरब ) १२८: 

वररुचि, विक्रम की राजसभा के एक 
रल, ६१, १८१, १८२, 
१८३, 

वराहमिहिर, विक्रम की सभा के एक 
रत्न, ६१,६७५, ६६, १७८, १७५९, 


१८१, १८९२, 7८<, 
चरुण १७४, १५७. 


चर्णव्यवस्था १३५. 


६१०८, १०५, 


१७८, 


२े+9 विक्रमादित्य 


वसंतगढ़ भभिलेख ६, 

वसुमिन्र २५, 

वाकाटक २१. 

चाक्पतिराज़ ११०, 

वामरथ, एक गणतांप्रिफ जन ८ ६, 

वायु १५७, १५७. 

वाराणसी १९, ८१, 

वाएमीकि-रामायण ७१, 

वाशिष्ठीपुनत्न पुठमाविं ५३, 

वासुदेव १६१. 

' बाह्वीक 4६, ८७, १२८, 

वाह्ीक-यवन १०२, १०५, १०९, 

विंटरनिः्स १८७, १९२, 

विक्रम ४७, ९, ७, ९, २९, २९, ४०, 
9७, 


विक्रमकाछ ( घंचत्‌ ) ६. 

विक्रमचरित २५, ३२, १७०, १८०. 

विक्रमचरिश्न १२, 

विक्रम-पंच-दुंढ-प्रबंध ३२, 

विक्रम संवचत्‌ ६, ७, ६, 4, ९, १०, 
१9, २५, २७, ३०, ४४, ३७, 
8८, ४६, ४७, ४८, ४९, ७०, 
७५१, ५२, ५३, ७५७, ५९, ६५, 
६६, ८९ २३०, 


विक्रमा दित्य ।--- 
“+काछ १-६७, 
“नाम से संबद्ध संचत्‌ ४. 
--विक्रम संवत्‌ के विपक्ष में जाने 
वाले सकों का खंडन ४-६. 


“>ञारमस्मिक समय में विक्रम नाम 
के अभाव का कारण, ७-१०. 


“-के विषय में प्रचलित छोक़प्रिय 
कथाएँ, १०-१२. 

“विषयक साहित्यिक परंपरा १२- 
8४, 

-+से संबद्ध पौराणिक साचय 
२२-२४. 

->विपयक जैन साहित्य, २४-३४. 

“-विषय में पुराताक्तिक साय 
३३-४२. 

“>> मुद्रा-साचय ६७-४२. 

“-विषय में शक प्रसरण का साचंय 

“-विभिन्न निष्कर्ष ४५, ४६. 

“-विषय में प्रचलित सिद्धांतों की 
समीक्षा ४७७५-१७. 

--विषय में फर्गुंसन का मत, 
४७, ४८, 


““कीछहान का सत, ४८, ४९. 

“-कनिंघम व फ्लीट का मत ४९, ५० 

“मार्शछ का मत ०५१. 

“>गोपाऊल अथ्यर का मत ७२, ७३, 

--जायसवाल का मत ५७, ५०, 

“-भांडारकर का मत ७५, ५९, 

“-कालिदास से समसामयिक्रता ६१, 

““उत्पक्ति तथा माता पिता 
६८०७४, 

--वेश ६८-७२, 

--माता पिता, ७२-७४. 

“जन्म पूर्व आरम्मिक जीवन 
७४०८२, 


३-“जन्म की पृष्ठभूमि, ७५, ७६, 


-“जुन्म ७१, ७७, 


अलनुक्रमणिका २७५ 


>-भाम भर विरुद ७७, ७८. 

“-शिक्षा ७८, ७९. 

--विवाह ओर पत्नियाँ ७९, 

“-देश निष्कासन, ७९०८ १. 

--शक्ति-संचय ८१, ७२. 

--अबंती की पुनर्ँ्राप्ति तथा मारय 
गण-स्थापना ८३-९०, 

“- हढ़ संकल्प ८२. 

“>मिन्र-शण! ८४-८७, 

“-संध-निर्माण, ८७, ८८. 

“>शार्कों का निष्क्रासन ८८, ४५९, 

“राष्ट्रीय संवत्‌ प्रवर्तेन ८९, ९०. 

--राध्यारोहण एवं उपाधियाँ 
९१-९६, 

““नेतृत्व ९१, 

--जाजता त्रिक उपाधियाँ निषिद्ध ९२. 

““जपदेश, ९२१९-४६. 

“युद्ध तथा प्रश्नुत्व ९७-१११. 

--द्क आक्रमणों से युद्ध अनिवार्य 
५७, ९८, 

--युद्ध विजय के साहित्यिक उल्लेख 
९८, ९५, 

--विजित प्रदेशों और छोरगों का 
समीकरण ३१००-१०२, 

-विस्तुत विजय की सम्भावना 
१०२९, १०४. 

“ँ'भारत के घाहर आक्रमण १०३. 

““अभियान-पथ १०४६०१०४१६. 

->विजय स्कन्घावार १०६, १०७, 

“-रघु के विजय से तुलना ३०७- 
१०५९, 


“दिग्विजय के समानान्तर उदाहरण 
१०९, ११०. 
“““युरद्धां का स्वरूप ११०, १११. 
-“+के समय सालवराज्य ११२०१४१४, 
“-गणतांप्रिक रिक्थ ११२. 
-“राज्य के मुाधार ११२, ११४. 
““राज्य का संविधान ११३-११५. 
“>-गर्णों का संघ ११५, ११३६. 
“+राज्यप्रमुख ११६, ११७५ 


, ““आदर्श ११७, ११८. 


“युगनिर्माता ११८, 
--कतंब्य ११८, ११९, 
“--मंप्रिपरिषद्‌ ११९. 


- “केन्द्रीय शासन का गठन ११५९- 


१११. 

““प्रादेशिक विभाग १२१. 

“+राज्यकर-लंबंधी प्रशासन १२१, 
१२३. 

““म्यायप्रशासन १२३-१२५. 

“+सेनिक प्रशासन १२०-१३१, 

““आरसुक प्रशालन १३१, १४8२, 

“-पेदेशिक नीति १३२-१३४. 

“समय में सामाजिक जीवन १४५० 
१०४३. 

“-समय में धार्मिक जीवन १५४- 
१७४३, 

“समय में भाषा कौर साहित्य 
१७४, १९२, 

“-समय में वस्तु ओर कछा १९३- 
२०४, 

““युग में आर्थिक दुशा २०५-२२३. 

“+अंत्तिम दिन २२४-२२८. 


२७६ 


“जीवन की विशेषताएँ २२८-२३२. 

विक्रमादित्य संबत्‌ ६. 

विक्रमाक सत्वप्रबन्ध ७२, ८१-८३. 

विक्रमोबशीय, कालिदास कृत, १८ ६, 

विचारभ्रेणी ३५, ६९, ८८, 

विज्ञय गढ़ अभिलेख ५, 

विज्ञवयवर्मन्‌ ९९, १०६, 

विद्ग्धरात ६, 

विदर्भ १०१, १०२, १०३, २२०, 

विदिशा ७३, १६०,१६२,१६७५,१ ६६, 

विद्यासुंद्र, वररुचि क्ृत १८३. 

विमलसूरि १९१. 

विविध तीर्थकह्प, जिनप्रभसूरिकृत 
१८२, १८३, 

विशाला ( उज्जयिनी )२८, ३८, ६५९. 

विश्वकर्मा १७. 

विश्वजित्‌ ( यज्ञ ) १५५. 

विषमशील, विक्रमादित्य का एक विरुद, 
१६, १८, १%, ५9, ७७, ७८, ५९१, 
९८, 

'विष्णु १७, ७५, १५४, १५७, १५९, 
१६०, १६१, १६२. 

वीरभद्र १९१, 

वीरमती २४, ७३, 

वीरनिर्वाण काछ २७, 

वीरसिंह २७, 

वृद्धपादिनू ( सूरि पादलिप्त का एक 
वंशज ) १७०. 

बृष्णि ८५. 

बेताल १९. 

चेताक भट्ट ६६, १७८, १८१. 

वेबर, प्रो० ५३. 


विक्रमादित्य 


वेतरणी नदी १०१, 

वेताल पंचर्विशति २१, 

वैताल २४. 

बेदिक धर्म १५४. 

वैद्य, चि० विनायक, ५०, 

वेष्णव सम्प्रदाय १६०, १६२. 

व्याप्त नदी ११५, 

दवा 

शंकर १८, २४, 

शंकु, विक्रम की सभा के एक रत्न, ६१, 
१७८, १८१, 

शंख, अवंतिराज गंधवसेन का पुन्र २३, 

शक ७, ८, ९, १०, २२, २३, २४, 
२७५, २७, २८, २९, ३०, २१, 
शै२, ३५, ३६, ३८, ४१, ४२, 
४४, ४४, ४७, ४६, ४८, ७१, 
ज२, ५३, ५४, ५७६, ७५७, ६४, 
७४, ७६, <०, ८8, 4४, ८० 
<७, ८८,९७, १८, १०१, १०२, 
१०३, १०४, १०७५, १०७, १०८, 
१८७, १९७०, २०७, २०६, 

शक अभियान २०७, 

शक आक्रमण २७, २८, ७६, ७९, ८०, 
4२, १८८, २०६, 

शक चन्नप १४. 

शकद्वी प २९, ४४. 

शक मुरुण्ड १०९, 

शक स्लेच्छु १९१, 

शकबंश ८८, 

शकविजय ९०. 

शकशासन ८९, 


अंनुक्मणिका  - 


शखजूसंचत्‌ ३. ७, ५, १०, २७, ७५३, 
६१, ६०, ६६, १७५. 

शकल्लाबम्राज्य ३०, 

शकाब्द ६५, 

शकारि ४८, ५१, ५४, ७५४७, ५६, ५७, 
<९, ९२, 

शकुंतछा १४५, १४४७, १८६. 

दाक्तिकुमार १०६, 

शखि ( शक्त ) २७. 

शंची १७. 

शान्तिसूरि, घटखपर काव्य के एक 
टीकाकार, १८२, 

शाकल १९०, 

शाक्य १४७, 

शालकायन ८६, 


शालिधाहन ( सातचाहन ), १०, १२, 


जु०७; १२०, 

शास्त्री, गंगपति, १८४. 

शास्त्री, हर प्रसाद, ५७, 

शाहालुशाहि ४७५. 

शाहि ३१, ४५. 

शिवि ३५९, ८४. 

शिव १५, १७, १८, १९, २४, ७७५, 
७६, ७७, १७४, १७५७, १६२, 
१६४, १७५९, १७०, 

शिवरृष्टि, शिव का एक गण २३, 

शिवपूजा १९७, 

शिवलिंग १७१. 

शुंग ४७०, ६२, १०, ८७, १०४७, १०६, 
१६०, १६७, १६७, १७५, १८३, 
१८७, ९०७, 

शुंगकारू ६५, ६६, ११६, १८७, १९६. 


२७७ 


शुंगवश ६५. 

शुकसप्तति २१. 

शूरसेन १००. 

शूर्पारक १००. 

शेष, नागराज, ११८, १६२, २२०, 
शेव २७, २८, २९, ७४. 

शेवधर्स २०, १६३, १६९, १७४, 
शेवराजवंश ७४. 

शेवसम्प्रदाय १६२. 

श्यालक कीचक ७०, 

श्रीकृष्ण ९, «५, 

श्रीदेवी १९. 

श्री घारावर्ष, एक नगरी, २७ 
श्रीनगर ७५९, 

श्री ( छचमी ) १७, 


कोकसंग्रह, बुद्ध स्वामी कृत एक 
ग्रन्थ, ३५, 

श्रेत द्वीप २०. 

श्रेतांबर २६, १६०, १६६, १९१. 


सं 

संरुषण १६१, 

खंप्रति, मौर्य सम्राट ३६५. 

संगतितकी १८० 

संवत्‌ ४, ५, ७, ८, ९, १०, २८, 
२९, ३०, ३१, ३१४, ३८, ४६, 
४७, ४८, ४९, ५०, ७५), ७२, 
जु३े, ५३, ५८, ८2९, ९०, 

संस्कृत ३९, ४८, ६३, ६७४, १६८, 
१3७४, १७७, १८७, 

संस्कृत कोश साहित्य १८७, 

संस्कृत साहित्य ११, ५९५, ६० ६३, 
६७, ७६. 


श्ष्८ 


सतक्कज ८४. 

सदुक्तिकर्णास्तत १८३, 

सप्तर्षिसंबत्‌ ३, ५०, 

समुद्रगुप्त ८. ४९, ५५, ६, ६७५, 
८9, ८७, ८१, १०७, १०९, 
११४, २३१, २४२, 

सरस्वती (अण्कोशिया ८ कंद॒हार) ४४, 

सरस्वतीकंठाभरण ९२. 

सरस्वती, काछ॒फाचाय की बहन, २७, 
२८, १४२, १६१. 

सर्वज्ञपुत्र, सिद्धसेन दिवाकर का एक 
श्न्य बहु प्रचकित नाम, १७०, 

सर्वास्तिवाद, बोद्ध धर्म का एक सम्प्र- 
दाय १६७. 

सर्वास्तिवादी १९१. 

सांख्य १८८० 

साँची १६७, १६५, १९७, १५७, 
१९८, १९५९, २०४, 

सातकर्णि २२७. 

सातवाहन १२, १३, 
२२७. 

सारनाथ १६७, १९७. 

सारबाहन ( शाकिवाहन ) ११. 

घाछवती नदी १००. 

सालिभद्दर १७१. 

साविन्नी ७०. 

साहसाँक, विक्रम का एक विरुद, ३६, 
७७, ७८, ९२, 

साह्ानुसाहि ३०, 

सिंध ३१, ३९, ४२, ४३, ७४५९, ८०, 
<४; ८५, 4८७, ८८, १०२९, १०५, 
१3०9, १०८, 


१०४, १६१, 


विक्रमादित्य 


सिंधु <, २७, २८, ४१, ४४, ४४७, 
६१, 4१, ९७, १२८, १४२५, 

लिच्चुदेश ३०, 

सिन्धुराज गोपाछ् ९९... 

सिंदछझ ९९, १०१, १०२, 
१०८, १६७, १९०, 

सिंहासन द्वान्िशक २१, ३२. 

सिकन्दर ३९, ४४, ४३, ४५, ७०, 
८४, <६, ११३, 
११७, १२५, २२५९, 

सिद्धराज २६, 

सिद्धसेन विखाकर, जेन संत, १६७, 
१७०, 4७१, १७४, १८०, १८४, 
१९१, १९७, 

प्िरोही ६, 

सीज़्र ७८, 

सीता १४५, १४८, १०५१, १९६, 

सीदियन ४४, ४४. 

सीरद्रिया ४७३, ४४, 

सीरिया ३६४०. * 

सीस्तान ४४, ८०. 

सुकरात १९७. 

सुखलाल जी, पंडित १८०, 

सुदक्षिणा १७७, 

सुधाकर द्विवेदी १०. 

सुनन्‍दन, ९१९, १०७, १०६, १०७, 

सुमति।--- 

““महेन्द्रादित्य के महामात्य १७, 
“विक्रमादित्य के महामन्त्री ११९. 
सुराप्ू ४१, ४७७५, ९७, १००, १०२, 
१०३, १०७, १०८, १०५९, १२८, 

१६५०, १६६. 


१०४, 


4७, ८४८, 


अनुक्रमणिका 


सुद्च, ( प० बंगाक ) १०४८. 

सूत्रसाहित्य ६२. 

सृहिल, बृद्धवादिन्‌ के गुरु, १७१. 

सूरि सुहस्तिनू १७१. 

सूर्य १५, १९, ७७, ७९. 

सूर्यदंश ६९, ७०. 

सूर्यवंशी ७१, ७२. 

सेतकण्णिक नगर, १००, 

सोगी, मार॒वों की एक शाखा, 
६९, ७२, १४४. 


३५, 


सोम ६९, १७७, १७४. 

सोमदेव १५, १६, १७, ३१, ७४, 
७७, ९१, १०४, १०७५, ११५९, 

सोमदेव भट्ठ ७४. 

सौन्रांतिक, स्थविरघाद की एक दाखा, 
१६५७. 

सौमिन्न ६६, १८४. 

सीमिज्लक १०२, 

सौम्यदर्शना, महेन्द्रादिष्य क्री रानी, 
१७, ७४, 


सौराष्ट्र ८, १०, २९२०, २८, 4०, <४७, 


२७६ 


स्थविर्वाद, बोद्ध धर्म का एक सरप्र- 
दाय, १६७, 
स्थविशचल्ती चरित २६, 
स्मिथ, वि० पु०, ३०, ३७, ५५, ७१, 
७२, ११०, १६७. 
स्थालकोट ( श्याककोट ) ३५, 
स्वप्नवासवद॒त्तम, भासक्ृत, १८५, 
छल 
हनुमान ९३. 
हरिवंश २५, २६, २५, ६८, 
हरिश्वन्द्र १८१, 
हर्षकरित १३, १४, 
हपवर्धन २६, २३१. 
हष विक्रमादित्य ४८, 
हाल सातवाहन १२, $४, 
७3४, ५७, 
हिंग-नू ( हुण ) ४३. 
हिन्दू ७, १९, ६८, ७४, «१, ९६. 
हिन्दूकुश ७६, 4०, १०६, २२०, 
हिमालय २०, ११०, १२८, २२०, 
हिरात ४४. 
हुण ९, ४४७, ४७, ४८, ५७, १६०, 


१४, १५, 


८0, 4७, <८, ९९, १००, ६३, ६४७, ९८, १०२, १०६, 
१०३, १२८, १३१३५. १०८, १०९, १९५, 
स्कनद्‌ १५७, १६३. हृणबंश ७२. 
स्फनदगुप्त, ५७, ५८, ६०, ७३, ९२३१२, हुणारि ४८, 
स्कन्द्पुराण २४, हेमचन्द्र विक्रमादिष्य २६२. 
स्टेनकोनो ३०, हैमचन्द्ग स्ूरि २६. 
स्तूप १६६, हेलिओदोर १३०, 
७०५ फे2,/९२०० 


7075 66860 0५ +8]69# 7५8 - ७[ंधावां 


९२, 
१०७; 
१०९, 
१०९, 


११९, 


१२०, 
१११, 
११२१, 


१२९, 
१६९५, 
१5७, 
१७७, 
१८९, 
१८४, 
१८७, 
१८१९, 
१९१, 


१९५, पट 2 टी 95॥ / 


२४, 
२४, 


है पी 
>' उप 
गाज 5 
टी || 928. # 
चुका 27 
कः न | 


७७ ४, 
हि नह 


४ 
0 0800; 


27% 


“| 
के ॥ प्‌ 
$..* ३०, 


रू ६, न | 


हल 


) 


शुद्धि-पत्र 

अशुद्ध 

छोड़ना 

भी बाद 

भारतीय इतिहास 

गाथाशभम्शती 

मालवा संवत्‌ 

पुरोविदों 

अधिगत 

मालको, 

करये, 

चंशाली, 

पिछने, 

बत॑, 

एक तांत्रिक, 

वेही, 

राज्य करके, 

कालिदास निम्नलिखित 
अचतरण, 

रघु की, 

पाश्चमाथ, 

बि? ए० स्मिथ, 

भावपू् 

होने जी 

ने नाम से 

कीरचना 

मनोवे ज्ञातिक 

कियायें 

द्धृ 

प्रतिनिजित्व; 


“मकर 09-- 


शुद्ध 

छोड़नी 

बाद भी 
भारतीय इतिहासकारों 
गाथासप्तशती 
मालव संचत्‌ 
पुराविदों 

अधिकृत 

मालदों 

करने 

चंशाचली 

पिछले 

बात 

एकतांतब्रिक 

वे ही 

राज्य-कर के 
कालिदास ने निम्न- 

लिखित अवत्तरण 

रघु के 

पाश्चनाथ 

वि० 0० स्मिथ 
भावपूर्ण 

होने की 

के नाम से 

की रचना 
मनोवेज्ञानिक 
क्रियाये 

बुद्ध 

प्रतिनिधित्व 


